प्रवाशक 

मुक्तवाणी प्रकाशन 
मॉडर्न मार्केट 
बीकानेर 


मूल्य तीस रुपये मात्र 


७ शंकर सहाय सक्सेना 
प्रथम संस्करण 


मुद्रक 
शिक्षा-भा रती प्रेस 
बीकानेर 


्रध्याय -- पहला. -- 
». “ दूसरा -- 
». -+ तीसरा -- 
». “+ चोथा -- 
५ “-+ पांचवां -- 
# -“ छेठा . -- 
». थ: सीतवाँ -- 
#. -- अआठवाँ -- 
७. थ“ सवा. -+ 
४». -- देसेवाँ -- 
». 7 ग्यारहवाँ -- 


». “-“ बारहवां -- 

». -+ तेरहवा “- 

७५ “ चोदहवां -- 

».. -“ परद्रहवां -- 

». -+ सीलह॒वां -- 

४». ४“ सनेहवाँ -- 
परिशिष्ट 


विंघय सकी: 


प्रथम और श्रन्तिम दर्शन 
प्रारम्भिक जीवन 
विजोल्या किसान आंदोलन 
कृम्भलगढ की नजर बन्दी 
ड्रगरपुर के भीलों में 
मेवाड़ प्रजामण्डल 
भारत छोडो आंदोलन 
संयुक्त राजस्थान के मुख्यमन्त्री 
कांग्रेस का सृह युद्ध 
व्यासजी से मतभेद 

र्क 


वर्माजी द्वारा गाड़िया लुहारो की प्रतिज्ञा 
पूरी कराना 


वर्माजी का रचनात्मक कारये 
सीमा पर मरुभूमि मे 
जीवन के अन्तिम वर्ष 
वर्माजी की वसीयत 

वर्माजी के गीत 

व्यक्तित्व 


ह 

पल 

१६ 
६७ 
प्0० 
१०० 
१३७ 
१५७ 
१७२ 
श्दद्‌ 
२१० 


२२० 
२४६३ 
श्श्८ 
२७३ 
शेप ३ 


३०२ 


३२२ से ३३२२ 


भारत महिसा 


बता दो उस घरती का नाम 
युग-युग मे जहां पेदा होते 

गांधी, गौतम, राम 
बता दो उस धरती का नाम 
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान 


( वर्माजी के भीतो,में से 


भमिवेदन 


२४ जनवरी को लेखक अपने कक्ष में बंठा हुआ एक लेख लिख रहा था कि 
फोन की घन्टो बजी और यह हृदय विदारक समाचार सिला कि उदयपुर में 
श्री माशिक्यलाज वर्मा का स्वर्गवास हो गया । इस समाचार से लेखक को ऐसा गहरा 
आघात लगा कि अल्पकाल के लिए लेखक सज्ञाशन्य सा हो गया । तेतालीस वर्षो 
के दीर्घ काल के वर्माजी से निकट संबंध की स्मृतिया उसके मानसपटल पर चल-चित्र 
की भांति एक के बाद इसरी उभर आई । सोचा कि शोषितो और पीड़ितो का परम 
हिततषी, उनके लिए जीवन भर संघर्ष करनेवाला महान देशभक्त, मेवाड़ तथा राजस्थान 
की राजनंतिक जागृति का सूत्रधार, जिसने अपने को देश के लिए खपा दिया, एक वीर 
योद्धा जिसने कभी श्रन्याय श्रौर अत्याचार से समभौता नही किया, चला गया । 


दूसरे दिन शोकसंत्तप्त चर्मा परिवार के शोक में सम्मिलित होने के लिए 
उदयपुर पहुँचा । वर्माजी से निकट की आत्मीयता होने के कारण उनके परिवार से 
मेरा घनिष्ट संबंध रहा है। उनकी पृन्रिया और पूत्र दीनबन्धु मेरे शिष्य रहे है। मेते 
बहिन जी श्रीमती नारायशी देवी को सावधान किया कि वर्मा जी की डायरियो तथा 
उनके समस्त पत्रव्यवहार को सावधानी से सुरक्षित कर लें वे इधर उधर न हो जावें 
क्योकि उनकी डायरियो तथा पत्रों मे मृत्यवान सामग्री उपलब्ध होगी। उस समय 
श्रीमती नारायणी देवी वर्मा तथा उनकी सभी पृत्रियों तथा पुत्र ने यह इच्छा 
प्रगट की कि मै चर्माजी की जीवनी लिखू' । वर्माजी जसे श्यीर्षस्थ महत्वपुर्ण राजनीतिक 
नेता की जीवनी लिखने के लिए लेखकों का श्रभाव नही रहता । तत्कालीन मुख्य सन्नी 
श्री सोहनलाल सुखाडिया की भी यह गहरी इच्छा थी कि वर्माजी के यशस्वी और 
गौरवपुर्ण व्यक्तित्व के अनुख्प ही उनकी जीवनी प्रकाशित की जावे, श्रतएवं अनेक 
प्रतिभावान और यशस्वी लेखक इस कार्य को अपने हाथ मे लेने के लिए तैयार हो सकते 
थे। परन्तु वर्मा परिवार तथा वर्माजी के प्रश्यसको ने मुझे यह उत्तरदायित्व सौपा तो 
से अपने में उनके विध्वास की श्रवहेलना न कर सका श्रौर सेने एक क्षण भी सोचे बिना 
वर्माजी की जीवनी लिखना स्वीकार कर लिया। सोचा कि वर्माजी से जो भेरा तेतालीस 
वर्षा का निकट का सम्बन्ध रहा है उनसे जो गहरी श्रात्मीयता रही है, उसके स्घ्रति चिन्ह 
स्वरूप उनकी जीवनी को लिख कर मुझे आत्मसंतोष और सुख प्राप्त होगा, और उनके 
कार्यकलापो की श्रधिक जानकारी प्राप्त होगी। अतएवं में वर्माजी की डायरियो, 
समस्त पत्रव्यवहार की फाइलो, उनकी मासिक रिपोर्टो की प्रतिया, उनके अपने सस्मररश्ण 
आदि सभी सामग्री ले श्राया । 


जब मेने वर्माजी की उन डायरियो तथा पन्नों को पढना श्लौर आवश्यक नोट 
लेना आरंभ किया तो मुझे अनुभव हुआ्ा कि वर्माजी के कार्य का क्षेत्र इतना व्यापक 
है कि उस प्र पुस्तक लिखना सरल नही है वर्माजी महीने मे केवल तीन चार दिन अपने 


मकान या खेत पर रहते, शेष समय अपने कार्यक्ष त्र में दोरा करते थे प्रतिमास वे अपने 
कार्य की रिपोर्ट उन केन्रीय संस्थाओं को भेजते जिनसे उनका संबंध था । वे अपनी 
नियमित झयरी लिखते । उनकी सभी डायरियां सुझे मिलीं परन्तु १६४८-४६ की डायरी 
नही मिली जबकि वे पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। संभवत उन्होने वह 
डायरी सरदार पटेल को दी होगी और बह गृह मंत्रालय को किन्‍्ही फाइलों से दबी 
पटी होगी । 


वर्माजी के बहुसस्यक प्रशसको अनुयायियो तथा उनके सहयोगियों से में 
मिला, उनसे पत्रव्यवहार किया। राजस्थान स्टेट आरकाइव्ज ( पुरालेख विभाग ) 
बीकानेर मे दस दिन रह कर उनके सबंध से सभी कागज देखे। दो वार बिजोत्यां 
जाकर विजोल्या आ्रान्दोलन के समय उनके साथियों और ग्रामवासियों से जानकारी 
प्रात्त की। खेड़लाई गया जहा रह कर वर्भाजी ने भोलो सें रचनात्मक कार्य किया था। 
कुमारी डाक्टर पदमजा हर्मा ने मेरे लिए नेहरू म्यूजियम तथा वेशनल आरकाइव्ज 
दिल्‍ली में विजोत्यां श्रान्दोलन सम्बन्धी सामग्री के नोट उपलब्ध कर दिए। सर्वेश्री 
भोगीलाल पडया ने, वर्माजी ने जब डूगरपुर मे भीलसेवा कार्य किया था उसका विवरण, 
श्री श्रमुतलाल यादव ने वर्माजी के सम्बन्ध में अपने संस्मरण, श्री ओकार लाल बोहरा 
में वर्माजी के श्रतिम दर्षो मे उनके विचारों के संबंध में लिख भेजा, श्री वनवारी लाल 
गोउ ने तथा श्री सत्यदेव व्यास ने आदिवासी तथा सीमा क्षेत्र मे वर्माजी के कार्य को 
जानकारी उपलब्ध की । श्री गणपतलाल वर्मा ने बिजोल्पा आन्दोलन संबधी जानकारी* 
दी परन्तु मुझे खेद है कि श्री नरेन्द्रपाल चौधरी भमेवाडप्रजा मंडल संबंधी उत कागजों 
को जो कि वे कहते है उनके पास है मुझे न दे सके । 


जब मेने उस समस्त सामग्री को पढा तो मुभे ज्ञात हुआ कि वर्माजी का 
कार्यक्षेत्र कितना विह्तृत था। प॒स्तक का कलेवर बहुत अधिक न बढ जावे इस कारण 
सक्षेप मे हो उनकी गतिविधियों और कार्यो का ब्यौरा देकर सतोष करता पडा। वर्माजी 
भेवाडी भाषा मे गीत बनाते थे और अपने विचारो का उनके द्वारा ग्रामीण जनता मे 
प्रचार करते थे । विजोत्या आ्रानदोलन के समय जो उन्होने पछीड़ा बनाया था । वह एक 
इतिहास बन गया है। इसी प्रकार उनके जीवन के श्रतिम दिनो के गीतों से उनकी 
भ्रन्तरवेदना श्रौर रोष फूट पडा है। यद्यपि उनके सभी गीतो को देना तो संभव नही 
था परन्तु कुछ चुने हुए गीत मेने दिए हूँ क्योक्ति वे गीत उनके विचारों को प्रतिध्वचित 
फरते है । 

वर्माजी ने केवल राजस्थान की राजनीति को ही प्रभावित नही किया वरन 
उन्होंने देश की राजनीति को भी प्रभावित किया था। उन्होने अपने समकालीन 
राजनीतिक सह॒थोगियों तथा काग्रेस कार्यकर्ताओं के सबंध मे बिचार अपनी डायरी तथा 
सस्मरण में व्यक्त किए है। उनके उन विचारों को न देना फिर चाहे वे व्यक्ति विशेष 
के लिए घोभाजनक पश्रथवा प्रशसात्मक न हो वर्माजी के प्रति श्रस्याय होता । यदि उनके 


जीवन काल में लिखने का प्रइत उपस्थित होता तो उनसे बात करके उन व्यक्तियों के 
संबंध में लिखा जा सकता था परन्तु उनके पीछे उन्तके विचारो का संशोधन करने का 
लेखक को नेतिक अ्रधिकार नहीं है इस कारण लेखक ने उनके विचारो को ज्यो का त्यो 
दे दिया है परन्तु साथ ही पुरालेख विभाग ( आरकाइच्ज ) के तत्संबंधी पुरालेखों की 
छानबीन करके लेखक ने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है कि किसी के प्रति अन्याय 
न हो। यह काय॑ श्रत्यन्द कठिन था अतएव मे नहीं कह सकता कि उसमे कहाँ तक 
सफलता मिली हैँ ॥ 

वर्माजी के कार्यो, उनके थिचारों श्लोर सार्वजनिक जीवन से उनकी आाइचर्येजनक 
प्रगतिशीलता का पाठकों को दिग्दर्शन हो सके और राजस्थान तथा देश की भावी 
पीढियां उनके प्र रणामय जीवन से प्रेरणा लेकर देश तथा प्िछडे और शोषित वर्मो के 
लिए अपने जीवन को उनकी भाति उत्सर्ग करने की तेयारी कर सकें, इसी उद्देश्य से 
लेखक ने उनकी जीवनी को लिखने का दुस्साहस किया है। लेखक श्रपने लक्ष्य से कहां 
तक सफल हुआ है यह तो पाठक ही वता सकेंगे। लेखक को तो केवल इस बात का 
संतोष और हे है कि अपने अत्यन्त श्रात्मीय और स्नेही वर्माजी जैसे महान देश भक्त के 
जीवन चरित्र को लेखबद्ध करने का अवसर उसे मिज्ञा । 


खेद है कि वर्माजी के भक्तो, श्रनुयाथियों और राजनीतिक शिष्पो ने उनकी 
स्मृति को चिरस्थायी करने का कोई प्रयत्न नहीं किया | सरकार ने कतिपय शिक्षण 
संस्थाओं का नामकरण अवश्य उनके नाम पर कर दिया हैं। आजमा है कि राजस्थान में 
हजारो की संस्या मे बिखरे हुए कार्य कर्त्ता जिन्होंने वर्माजी के चरण में बंठकर देश सेवा 
के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके प्रगतिशील नेतृत्व मे वर्षो कार्य किया है 
तथा उनके सेकडो सहयोगी शीघ्र ही उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने का प्रयत्न करेंगे । 


जयपुर “शकर सहाय सकसेवा 


भ्रध्याय पहला 
प्न्थस्त ओर अंसिस्त ध्हक्षाक्त 


सब १९२६ के मार्च महौने की बात है दिन और तारीख तो आज याद नही झा 
रही है| श्वी हरिभाऊ उपाध्याय उदयपुर में मुझसे मिलने आये थे । उस समय मैं महाराणा 
कंलिज में व्यास्याता के पद पर अध्यातन कार्य करता था । पश्चिक जी जेल में थे श्रौर उस 
समय हरिभाऊ जी हिजोल्या पच्ायत के परामजंदाता थे। मेरा उनका परिचय त्यागशयिं 
के लेखक के नाते पत्रव्यवहार से हो गया था। वे उस समय त्यागभूमि! के सम्पादक थे ! 
बयोकि में अ्रथ॑ज्ञास्त्र का विद्यार्थी था और विशेषकर ग्राप्य अर्थशारत्र पर लिखता था वे 
मुझसे विजोल्या के किसानों की लगान सवबी समस्याग्रों पर सुक्र'व लेने आए थे | दूसरे ही 
दिन उन्हे मेवाड राज्य के तत्कालीन सैटिलमेट कमिइनर श्री ट्रौैच से विजोल्या सनन्‍धी 
चर्चा करनी थी । मुझे उस समय उदयपूर श्राए कुछ महीतठे ही हए थे। झ्रतएवं विजोल्या 
सत्यागह के संबन्ध में पथिक जी के अ्रतिरिक्त मै अन्य किसी से परिचित नहीं था। 
जब श्री हरिभाऊ जी मेरे निवास स्थान पर झाए तो मेने देखा कि उनके साथ एक 
सज्जन श्रौर है। श्री हरिभाऊ जी ने प्रथम तो अ्रपना परिचय दिया फिर अपने साथी की 
श्रोर सकेत करके मुझे वताया कि उक्त सज्जन विजोल्या निवासी श्री विजय सिह पर्थिक 
के अ्रनत्य सहयोगी श्रौर साथी श्री माखिक्यलाल वर्मा है, जिन्‍्द्रोने विजोल्या ठिकाने के 
किसानो का अभूतपूर्व संगठन किया है और उनके नेतृत्व मे किसानो ने ठिकाने से मोर्चा लिया है । 
खददर का कर्त्ता, दो लागवाली खद॒दर की ऐोती, मिर पर श्वेत गाधी टोपी, 
परो में देशी जुता और हाथ में छादी का एक 'कोला जिसमें कुछ कागज पत्र थे लिए वे 
भेरे सामने खडे थे । मेरी इप्टि थी हरिभाऊ जी से हट कर उन पर गई । देखा कि उसके 
चेहरे पर स्वाभिमान, आत्म-विश्वास और हटता दा प्रतिबिम्ब अ्रण्से सम्पूर्स तेज से छद्ृ- 
भासित था। मैं सहज ही उत्तके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभाविन हो गया । 
जब बिजोल्यां की चर्चा छिडी और श्री वर्मा णी मुझे विजोल्यां सत्याग्रह की कहाबी 
सुनाने लगे तो मैं श्राग्चयें चकित रह गया । मेरे सामने एक ऐसा ातिकारी व्यक्ति वठा था 
जिसने भारत के प्रथम किसान सत्याग्रह का, श्री विजर्यासह पथिक के नेतृत्व भें सघासच 
किया था, जिसने विधिवत किसी उच्च शिक्षण सस्या से शिक्षा नही पाई थी, परन्तु जिसने 
मानव स्रेवा, निरुय्रहाय पीड़ित श्ौर सोपित निर्वन व्छिासो के कणष्टो को मिलने का खम्ह््न 


४ वश्ोगाया सारिव्यलाल धर्मा 


लिया था, और सेवा और त्याग के विव्वविद्यालय से दीक्षा प्र/त्तै की थी । 

जब वे विजोल्या किसान आन्दोलन की प्रेरणादायक कहानी सुना रहे थे और 
तत्सवत्वी राज्य सरकार तथा विजोल्या ठिकाने के सम्मिलित भयकर दमन और अत्याचार 
का व्योरा सुना रहे थे, तो वे बीच बीच मे अदट्हास करते हुए उस रोमाच उन्पत्त कर देने 
वाने धोर दमन का विवरण देते जा रहे थे । ने उवकी ओर भौचक्का हो देख रहा था, और 
मत ही मन्र आर्य चकित हो सोच रहा था क्रि अदभुत है यह व्यक्ति जो हक 
ठिकाने के भयकर दमन की कहानी इस प्रकार सुना रहा है जैसे वह कोई रोचक 482 
देख कर लौटा हो और उन हृव्यों का विवरण सना रहा हो जो उसे रोचक लगे हो । 

श्राज उस बात को ४४ वर्ष हो गए | वर्मा जी से मेरा सबन्ध घनिष्ठ होता गया । 
वहुधा उनसे मिलना होता । परस्तु मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उस समय मेवाड़ जैसे देशी 
राज्य मे नौकरी कर सकना कठिन था। मेवाड के स्फूरततिदायक और गौरवपूर्ण इतिहास, 
तहाराखा प्रताप, हल्दी घाटी और चित्तौर का रोमाचकारी इतिहास, मुझ खीच कर मेवाड 
लाया था| बिजोल्या किसान सत्याग्रह मेवाड के गौ रवपूर्णा इतिहास की परम्परा में एक नया 
उज्ज्वल और प्रकाशवान अ्रध्याय और जुड गया था। पथिक जी और वर्मा जी उसके दो 
तेजोमय नक्षत्र थे, वे भी मेरे आकर्पण के केन्द्र वन गए। मेवाड के प्रति गहरा आकर्षण 
श्रोर ममता होते हुए भी लेखक के लिए उस समय मेवाड में रहना सभव नही था श्रतएव 
वह मेदाड छोडकर बरेली वॉलेज-उत्तर प्रदेश मे चला गया। परन्तु मेवाड से और वर्मा जी 
से भेरा सवन्त हूटा नहीं। पत्रव्यवहार होता, प्रतिवर्ष ग्रीष्म श्रव्काण से आ्राता दो उनसे 
मिलता तथा विचार विनिमय होता । जव वर्मा जी कुम्भलगढ की नजरबन्दी के बाद ड्गर- 
3९ राज्य में सागवाडा के पास खडलाई में भीलो में रचनात्मक कार्य कर रहे थे तो उनके 
कार्य को देखने का सौभाग्य लेखक को मिला था | जितना अधिक वर्मा जी के सम्पर्क में 
थाने का अवसर लेखक को मिला उतना ही अभ्रधिक वह उनकी ओर आकषित और 
श्रद्धावात होता गया, उनका भी लेखक पर प्रगाढ स्तेह होता गया । वे अपने सभी राज- 
नीतिक और रचनात्तक कार्यो के सबन्ध मे मुभसे चर्चा करते और मुफे विश्वास मे लेते थे । 

लेखक को यह तो आरम्भ मे ही समझ से श्रा गया था ऐि वर्मा जी जन्मजात 
प्रगतिथील व्यक्ति थे । किस्तु जैसे जैसे उसे लेखक का सम्प्क बढ़ता गया उसे यह देखकर 
थोडा ब्रावचये हुआ कि केवल राजनीतिक संघर्ष और शोपित और पीडितो के कष्टो को 
मिटाने के लिए किए जानेवाले सधर्पों में ही उनके क्रान्तिकारी विचारों और जीवन की 
मवक हृष्टिगोवर नही होती थी परन्तु वे समाज की कुरीतियो पर भी उतनी ही तीबता से 
अहार करते थे। ब्िजोल्या जैसे यातायात के साधनों से हीन शग्त्यन्त पिछडे प्रदेश में 
सामन्‍्ती ठिकाने के रढिवादी कर्मचारी परिवार मे जन्म लेनेवाला और अग्रेजी शिक्षा से 
वचित तथा खहिय्रस्त किसानों मे जागरण का कार्य करनेवाला व्यक्ति केवल राजनीति 
शोर गआराथिक क्रान्ति का ही उपासक नही था वरन सामाजिक क्रान्ति का भी प्रबल 
समथक हा यह मुझे आइचर्य मे डाल ढेता था। पारिवारिक परम्परात्रो, प्राचीन' संस्कार 
तथा जिस वातावरण में मनुष्य पलता है उसका प्रभाव अग्रत्यक्ष रूप से उसके अन्तर में ऐसा 


पंशोगाया मोरिक्यलाल वर्मा 


प्रविष्ट हो जाता है कि जीवन भर उसका प्रभाव वना रहता है। परन्तु रूढिवादी वाता* 
वरण श्र पस्स्पराओों मे जन्म लेकर और बडे होने पर भी वर्मा जी सामाजिक दृष्टि से 
प्रत्यन्त प्रगतिजील और क्रान्तिकारी थे यह उनके जन्मजात क्रास्तकारी विचारो का होने का 
प्रमाण था | जब में देखना कि वर्मा जी अपने मित्रों सहक्षियों तथा परिचितों के यहा 
भोजन करने में यह जर्त लगाते कि उनकी पत्नी घृघट खोलकर परस्कारी करेगी, विवाह मे 
सम्मिलित होने में यह आग्रह करते कि कन्या घूँण्ट नही रखेगी, भोलो तथा पिछंडी जातियो 
से यह प्रतिज्ञा कराते ऊि वे अपनी पृत्री को बेचेंगे नही तब मैं सोचता कि वे राजनीतिक 
तथा आधिक क्रान्ति से भी अधिक सामाजिक क्रान्ति के समर्थक हूँ । 
डूगरपुर मे रचनात्मक कार्य करते हुए वर्मा जी को यह सत्य स्पष्ट हो गया कि देश 
के स्वतत्र हुए बिना और राज्यों मे उत्तरदाथी घासन स्थापित हुए बिना न तो क्सानो, 
पीडितो और भोपितो के कष्टो का निवारण ही हो सकता है और न देश प्रगति ही कर 
सकता है। जब लेखक खडलाई में उनसे मिलने गया तो यह विचार उनके हृदय को उठद्ठे लत 
कर रहा था। लेखक ने उन्तके विचार का समर्येन किया और मेव्राड राज्य में उत्तरदायी 
शासन के लिए आन्दोचन करने के उद्देश्य से मेवाड प्रजामडल की स्थापना के उनके विचारों 
को मूर्तरूप देने का आ्राग्रह किया। 
मेवाड से वर्मा जी निर्तवसित थे, उसकी तनिक भी परवाह न' कर उन्होने मेवाड 
प्रजामंडल की १६३० भें स्थापना की झौर साईकिल पर ही मेवाड का दौरा कर भेवाड 
प्रजामडल के सदेश को मेत्राड के ग्रामो और कस्यों मे पहुचाया । लेखक को लिखा “सकसेना 
जी, मेवाड की जनता मे श्रभूतपूर्व उत्साह है हजारों की सख्या में मेवाडी प्रजामडल के 
सदस्य बन रहे हैं आप गी घत्र आइये आपसे आवश्यक परामर्श करना है ।” में तुरन्त ही उदय्पुर 
की ओर चल पडा । चित्तोड़गढ स्टेशन के उदयपुर चित्तोर रेलवे के प्लेटफार्म पर प्रात काल 
टहल रहा था कि मेरा एक भूतपूर्व छात्र जो पुलिस इस्पेटर था मिला और उसने सू व्ना 
दी कि कल ही मेवाड़ प्रजामडल गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है और पुलिस बडी 
सतेकता से मेवाड प्रजामडल के कार्यकर्ताश्ओों तथा सहायकों की गतिविधियों पर कडी हृष्टि 
रख रही है। उसने म॒झे परामर्श दियां कि से उदयपुर न जाऊ। मन में भाँति भाँति के 
विचार उठते लगे, श्रीर सोचने लगा कि कही ऐसा तो न हो कि वर्मा जो शीघ्र गिरफ्तार हो 
जावे उनसे मिलना भी न हो सके । सन से एक के वाद दूसरा विचार तेनी से आ रहा था । 
मेवाड राज्य मेवाड प्रजामडल पर इतना शीत्र प्रहार करेगा इसकी मुझे भी कल्पना नहीं थी 
उदयपुर चित्तौर रेलवे ट्रेन में उदास मन वेठ गया। उदयपुर स्टेशन पर भेरे कई भूत- 
पूर्व छात्र तथा मित्र मिले उनसे यह जानकर सतोप हुआ कि राज्य सरकार ने अ्रभी वर्मा जी 
अथवा अन्य किसी को गिरफ्तार नही किया है। वर्मा जी स्वय स्टेशन नहीं आए थे परन्तु 
उन्होने एक विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहलाया था वे शीत्र से गीत मुभसे मिलना चाहते है 
आवश्यक परामर्श करना है । मेंने वर्मा जी को उक्त सज्जन द्वारा सूचित कर दिया कि मै 
श्रपने भूतपूर्व छात्र श्री विजयलाल सेनारिया के मकान पर ठहरूँया जो कि जनाने अस्प- 
ताल के सामने सड़क पर है। श्री विजयलाल मेनारिया उस समय मेवाड राज्य सरकार 


् पशौगाथा धारिकियले।ल पा 


के स्टोर विभाग के अ्रधिकारी थे । मैंने उनसे पूछा कि क्‍या ऐसी परिस्थिति में वर्मा जी से 
उनके मकान पर मिलना उचित होगा । उन्होंने बडे साहस के साथ कहा कि वर्मा जी से 
मकान पर ही मिलिए बाहर मिलेगे तो पुलिस की दृष्टि से बच नही सकेगे क्योंकि प्लेटफार्म 
पर भी पुलिस आप पर हृष्टि रख रही है श्राप जहा जावेगे पुलिस आप पर नजर रखेगी । 
परन्तु मेरे मकान के पीछे तग गली में एक गुप्त द्वार है वर्मा जी उससे आवेगे सामने सडक के 
दरवाजे से न आवे क्योकि सामने के द्वार पर पुलिस की दृष्टि रहेगी । दोपहर को वर्मा जी 
श्राएं। उन्होने तब तक की सारी घटनाशओो का वर्णान किया । जनता मे मेवाड प्रजामडल के 
लिए शभूतपूर्व उत्साह था | एक सप्ताह के भ्रन्दर ही कई हजार सदस्य बन गये थे । सदस्यों में 
व्यापारी, राज्यक्रमंचारी, साधारण कार्यकर्ता सभी लोग थे। गात्रों मे भी प्रजामडल के लिए 
वर्रोनातीत उत्साह था किसान मजदूर घडाधड सदस्य बन रहे थे कि राज्य ने प्रजामडल को 
गेरकानूनी घोषित कर दिया । वर्मा जी ने लेखक से कहा “सकमेना जी, मृके स्वय को यह 
कल्पना नहीं थी कि प्रजामडल का ऐसा अ्रभूतपूर्व स्वागत होगा। परन्तु अब समस्या यह 
है कि राज्य की पुलिस बडी सरगर्मी से सदस्यों के नामों का पता लगाने का प्रयत्न कर रही 
है तथा प्रजामडल के रेकार्ड की खोज मे ऐडी से चोटी का पसीना वहा रही है यदि दुर्भाग्यवश् 
सदस्यता के प्रतिज्ञापत्र॒ तथा रजिस्टर आदि पुलिस के हाथ मे पड गए तो हजारो व्यापारियों 
श्रौर राज्य कर्मचारियों को अपनी म्राजीविका से हाथ घोना पडेगा और जेष को पुलिस 
बहुत तग करेगी उसका परिणाम ण्ह होगा कि आगे प्रजामडल पर तथा मुझ पर जनता 
का विब्वास ढइ जावेगा और भव्रिष्य में मेवाड प्रजामडल को पुनः स्थापित कर सकना भी 
संवब नही होगा ' प्रजामइल के रेकार्ड को नष्ट किया जा सकता है परन्तु उसके नष्ट हो 
जाने पर हमे भविष्य में प्रजामडन से जो लोग सहानुभूति रखते है उनका पता भी नहीं 
रहेगा तथा समस्त सूत्र खो जावेगे। प्रजामडल के कार्य को दृष्टि से रेकार्ड को सुरक्षित 
रखना भ्रावग्यक है। श्रभी प्रजामइल को गैर कानूनी घोवित हुए दूसरा दिन है हम रेकार्ड को 
प्रत्येक रात्रि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाते रहे है। झ्रापके आने की प्रतीक्षा कर रहे 
थे | भव इसे अधिक समग्र तक उदग्रपुर मे रखना भयकर हो सकता है । मैने यह भी निः्चय 
किया है कि भेवाड प्रजामइल का कार्यालय अजमेर में स्थापित पिया जावे और प्रजामडल 
के कार्यो को वहा से सचालित किया जावे अतएवं इन कागजो को शीक्र से शीघ्र अजमेर 
पहुव्राना चाहिए। हक बहुत सतर्क है। जो भी व्यक्ति कागजों के सन्हूक को ले जावेगा 
है के आय ही जावेगा । जिस पर तनिक भी पुलिस को सदेह है कि वह 
हि उैती । दाण उ गी पर सबके सामान की तलाणी ले रही है। विना विश्वसनीय 
व्यक्ति ही यह कागज किसी को दिए भी नही जा सकते । आप स्वय तो इन्हे ले नहीं जा 
गकय क्योकि आपके सामान की भी तलाशी ली जावेगी परन्तु यदि श्रापके जिप्यों मे कोई 
भरोसे का व्यक्ति हो तो यह काये हो सकता है। 

मेने वर्मा जी से कहा कि आप आाज राज्ि को वारह बजे 


ड 2 2 भेरे उस सदृक को मेरे पास 
फंट्या दीजिए, श्रागे की व्यवस्था मेरे ऊपर छोड दीजिए | वर्मा कं 


जी : चले गए मैने अपने एक 


प्नोगाथा सारिदयलाल दर्मा पू 


प्रिय शिष्य “हेनरी” को बुलाया । ईसाई होने के कारण उस पर किसी को सदेह नही हो सकता 
था उसका राजनीति की ओर तबिक भी ज्ाकर्पण नही था। मेने उसे हाकी खेलना सिखाया 
था वह एक बहुत अच्छा खिलाडी था, उस कारण मेरे बहुत निकट था श्रौर मेरा प्रिय था। 
मैने उसको परिस्थिति से अवगत कराया और हैनरी से कहा हैनरी, यह जोखिम का काम है 
क्या तुम इसे कर सकोगे ? उसने कहा, “मास्टर साहब” वह मुझे इसी प्रकार सम्बोधित 
करता था प्रजा मडल से तो मुझे कोई वास्ता नही है पर श्राप चाहते है तो मैं यह कार्य 
सहर्प करूँगा । फिर भी मे यह नहा चाहता था कि हैनरी को अधिक जोखिम में डालू । 
क्योंकि अ्रन्तत जब पुलिस को यह पता तो चल ही जावेगा कि प्रजामडल के कागजात मेवाड़ 
से बाहर निकल गए और यदि उसको यह पता चल गया कि हेनरी उन्तको निकाल ले गया 
तो भविष्य में उसको तथा उसके भाई जान शोर को और उसके पिता को बडी कठिनाई 
उठानी पड़ती । अतएवं मेने उसको कहा कि वह मेरे पास से रात्रि को ट्रक ले जावे और 
दूसरे दिन एक तागे मे रखकर वह स्टेशन पहुच जावे । उस ट्रक को वह जिस रेल के डिब्बे 
मे रखे मुझे बतला दे और वह चला जावे । जिस डिब्बे मे म॑ बर्दू उसमे उस ट्रक को कदापि 
नरसे। 
रात्रि को वर्मा जी बारह बजे रदय अपने सिर पर उस भारी ट्रक को रखकर लाए 
श्रौर उसको सुझे, सॉंप गए । निश्चय अनुसार हेचरी उसको ले गया। दूसरे दिन जब मै 
स्टेशन को चला तो मैने देखा कि ग्रुप्तचर मुझ पर बराबर नजर रख रहे है । दाण चौकी 
प्र पुलिस ने मेरे तागे को रोक लिया मेरे होत्डआल, ट्रक तथा बंग की तलाशी ली 
गई । उसी समय हैनरी उस ट्र क को तागे में रखे हुए वहा से निकला उसने मेरी ओर तनिक 
भी ध्याव नहीं दिया । तलाशी समाप्त होने पर मेरा छुटकारा हुआ और स्टेशन पर आया । 
जिस डिब्बे मे में वेठा उसके चारो आर पुलिस लगी थी यहा तक कि स्वय मेवाड़ के इस्पेक्टर 
जनरल प्लेटफार्म पर उपस्थित थे । हैनरों ने मेरे पास वाले श्रजमेर के थर्ड क्लास की एक 
सीठ के चीचे उस ट्रक की रख दिया ओर विजयलाल मभेनारिया के द्वारा मुझे सूचित कर 
दिया कि ट्रक कहा रखा है। ट्रंच जब तक चली नही तब तक पुलिस मेरे डिब्बे को घेरे 
रही उन्हें यह सदेह था कि ट्रंच के चलने पर कोई मुझे कागज इत्यादि न दे दे । चित्तौरगढ़ 
जकशन तक पुलिस के श्रादमी पश्राए । 

प्रात.काल चार बजे जब गुलाबपुरा (मेवाड़ राज्य की सीमा मे श्रन्तिम स्टेशन ) 
निकल गया श्रौर विजयनभधर ( ब्रिटिश राज्य ) आया तो उस द्वक को मैने अपने पास 
ले लिया और अजमेर मे श्री ऋषिदत्त मेहता जो राजस्थान पत्र का सम्पाठन करते थे उनको 
सुपुर्द कर वर्मा जी को सूचित कर दिया कि मेवाड़ प्रजामडल के कागज सुरक्षित राजस्थान 
प्रस में श्री ऋषिदत्त मेहता के पास पहुच गए है । में वहा से उत्तर प्रदेश चला गया। 

वर्मा जी ने अजमेर में मेवाड़ श्रजामडल का कार्यालय खोल दिया और सत्याग्रह 
प्रारभ हो गया। लेखक ने कलकत्ते मे जो भी मेवाड़ी छात्र शिष्य थे उन्हें लिखा श्ौर बाहर 
से जो भी श्राथिक सहायता हो सकती थी उसकी व्यवस्था की। 

मेवाड़ प्जामइल के सत्याग्नह के सबत्ध मे लेखक ते वर्मा जी की इ५्छानुसार पन्नों मे 


८ थशोगाथा भाशिवयलाल वर्मा 


प्रचारात्मक लेख लिखना आरभ किया । अन्त में लम्वे समय के उपरान्त मेवाड़ प्रजामडल 
पर से रोक उठी और वर्मा जी जेल से रिहा हुए उन्होने पुतः जोर शोर से प्रजामडल का 
सगठन किण | प्रजामडल एक गक्तिगाली सगठन बन गया। तब से मृत्यु प्यन्त वर्मा जी 
का स्नेह और विज्वास लेखक पर गहरा बना रहा । 
भारत स्वतत्र हुआ, पूर्व राजस्थान की स्थापना हुई श्री वर्मा जी मुख्य मत्री बने । 
उनके मत्रि मइल में शिक्षा मत्री श्री प्रेमनारावण माथुर के आग्रह तथा वर्मा जी की इच्छा 
को बिरोयार्य कर लेखक महाराणा भूपाल कालेज के आचार्य पद को स्वीकार कर < दयपुर भरा 
गया । कुछ समप्र उपराज्त राजस्थान की राजतीति में भारी परिवर्तन हुए। वृहद राजस्थान 
वना । श्री हीरालाल बास्त्री के मत्रीमडल में चले जा4 के कारण श्री प्रेमतारायण मायुर तथा 
वर्मा जी मे गहरी खाई बन गई, श्री प्रेमनारायण माथुर का लेखक का घनिष्ट रावन्ध था 
परन्तु $र भी वर्मा जी का लेखक पर पूर्ववत्‌ विश्वास और स्नेह बना रहा । उनके व्यवहार 
में और आत्मीयता मे तनिक भी अन्तर नही आया । श्री प्रेंमनारायण माथुर का श्लौर लेखक 
का जो घ॑निष्ट पारिवारिक सवन्ध था उसके कारण वर्मा जी के स्थान पर अन्य व्यक्ति होता 
तो वह लेखक से सगकित हो उठता । कतिपय राजनीतिक कार्यकर्त्ताश्रो ने लेखक के 
विशेधी दल से घनिप्ट सवन्ध की ओर सकेत कर वर्मा जी को साववान भी किया तो उन्होने 
मुस्करा कर यही कहा ' तुमने जब राजनीति मे प्रवेश भी नही किया था तव से में सक्सेना 
जी को जानता हु” यह वर्मा जी की उदार हृदयता का एक प्रमाण है । उदयपुर मे महाराणा 
भूपाल कालेज के आचार्य पद पर लेखक को ग्यारह वर्ष रहना पडा । बहुधा वा जी से 
मिलना होता, देश की परिस्थिति पर कांग्रेस संगठन तथा काग्रेस सरकार की नीतियो के 
सवन्ध में उनसे लबी चर्चा होती । वे जुतकर बात करते परन्तु वर्मा जी का ध्यान अधिकतर 
पिछडी जातियो के उत्वान की ओर अधिक लग रहा था। उन्होने आदिम जातियो मे कार्य 
करने के लिए आदिम जाति के तरुणो को प्रशिक्षण देने के लिए एक सस्था स्थापित की तो 
उसके सचालन का भार मुझे सौपा । 


पाजस्थान सरकार ने जब मेरी नियुक्ति डायरेक्टर कालेज शिक्षा के पद पर करदी 
श्रीर मै उदयपुर से दीकानेर चला गया तो श्रादिम जाति के तरुण के प्रशिक्षण से लेखक 
का सवन्ध समाप्त दो गया । परन्तु बहुधा जब भी लेखक उदयपुर जाता अथवा दोरे मे प्रन्‍्य 
रथानों पर वर्मा जी से मिलना होता तो देश तथा काग्रंस के सगठन के सबन्‍्व में गभीर 
वार्ता होती । 

जव मंने विश्वविद्यालय राजस्थान कालेज से जुलाई १६६८ में अ्रवकाश ले लिया 
उसके कुछ ही समय उपरात्त श्री वर्मा जी राजस्थान खादी बोर्ड के सचालक बनकर जयपुर 
श्राएं । उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि मै नौकरी से मुक्त हो चुका हूं अतएव जिस दिन उन्होने 
सादी बोर्ड का कार्यभार सम्हाला उसी दिन सबसे पहला कार्य यह किया कि वे एक खादी 
कार्यकर्ता को लेकर मेरे महान पर इस उद्द शय से आये कि में उनकी खादी बोर्ड के कार्य मे 
पहायता करू दुर्भाग्यवग मे॑ बाहर गया हुआ था इस कारण मिलना ने हो सका। 
मैं सदर लाकर को एक पत्र दे गए । जब मैं कुछ दिनो बाद जयपुर वापस झाया तो मुझे उनका 


पमोगाथा माखिवयलाल बर्भा ७ 


पत्र मिला | पता लगाया तो वे लम्बे दौरे पर निकल गये थे । दो तीन महीने वाद जब वे 
अपने लवे ढोरे से वापस आएतो मितना हुआ । दो घढे तक लबी वार्ता हुई। उनकी इच्छा 
ग्री कि अब क्योंकि में बवन मुक्त हो गया हू मे उनके नए कार्य से सहायक बन । 
बोले सवसेना जी, मेने खादी बोर्ड का कार्य इसीलिए स्वीकार किया है कि आदिवासी 
पिछटठी पातियों आर सीमा-ल्षेत्र की निर्वव जनता की खादी श्लौर गामोद्योग द्वारा 
निर्धनता ओर भूख को समाप्त किया जा सके । जब में उनमें जाता हु तो सोचता हूँ कि 
स्वतत्रता का उन लिएदोई अर्य नही है । मेरा मन उनकी दयनीय स्थिति को देखकर पीडा 
से भर जाता है। आपने ब्राग्य अर्थभास्त्र का विशेष अध्ययन किया हे ग्रभी तक आपने शिक्षा 
का कार्य क्रिया अब मुझे किसानों, आदिवासियों, पिछडी जातियों गौर स्रीमा क्षेत्र के 
ग्रामीणों की द॑च्यता से सधर्प करने मे सहायता दीजिए । ५ बर्मा जी के उस आवाहन को 
अस्वीकार न कर सका मैने स्वीकृति दे दी | वर्मा जी फिर सीमा के दौरे पर जाने वाले थे । 
निश्चिय यह हुआ कि उसके वापस आने पर कार्य की रूपरेखा तथा योजना पर विचार 
करेगे । 


प 


जब में उनमे मिलकर लोटा तो कार मे बंढे बैठे मे सोच रहा था कि कसा अद्भुत 
है यह व्यक्ति, जीवन भर देगी राज्य के निरकुग शासन से जुभने के उपरान्त आज भी उसी 
उत्साह के साथ द॑न्‍्यता से सघर्ष करने को तैयार हे । यद्यपि वर्मा जी अपने अ्रन्तिम दिनों में 
काग्रेस दल से सतुप्ट वही थे, उन्हें हादिक क्षोम था परन्तु उनके उत्साह में और कार्यक्षमता 
में तनिक भी गिथिलता का चिन्ह दृध्टिगोचर नहीं हो रहा था। यही नही उनकी दृष्टि 
स्देव ऐसे लोगो को खोज करती रहती थी जो उनके साथ कार्य कर सके । आज के इस 
सत्ता और आपाधा५ी के युग भे वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें क्राति की भावना उसी तेज से 
विद्यमान थी जो कि आज से पचास वर्ष पूर्व भारतीय देशभवतो और फ्रातिकारियो में थी । 
स्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त कांग्रेस जनों में जो सत्ता श्रौर पद के लिए अशोभनीय मोह 
उत्पन्न हो गया या और उसके कारण उनका व्यवहार और आच रण जनता की श्रालोचना' 
का विपय बन गया वर्मा जी उससे बहुत दूर थे। यही कारण था कि उन्तमे कातिकारी 
भावता लुप्त नही हुई थी, वे पहले की ही भाति तेजवान थे । 
परच्तु वर्मा जी के साथ किसानो, आदिवासियों और पिछड़े बर्ग मे कार्य कर सकने का! 
सौभाग्य लेखक को नही मिल सका । लेखक का उनसे यह अन्तिम मिलन था। उसके कुछ 
दिनो दो सप्ताह वाद ही उस महापुरुष ने महाप्रयाणु किया। उनके महात्रयाण को 
सामाचार सुनकर मे स्तव्ध रह गया सोचा कि उनकी इच्छा पूरी हुई । कई बार वे मभसे 
कहा करते थे ' सक्सेना जी, मेरी यही कामना है कि में कार्य करते हुए सघर्प करते हुए महू | 
जव उनकी मृत्यु का सामाचार मिला तो सोचा कि उनकी इच्छा पूरी हुई श्रवश्य ही राज- 
स्थान और देश निर्धघन हो गया । वे अ्रपने कारये क्षेत्र क्र दौरा कर लौटे थे श्रल्प समय की 
बीमारी में ही यह जीवन लीला समाप्त हो गई | 


खध्याथ दूसरा 
प्रतारंण्निव्क ज्तीलाल्य 


श्री मासिक्पलान वर्मा के पूर्वजों के इतिहास के सबन्ध में आज कोई जानकारी 
उपलब्ध नही है ! उनके परिवार मे परिवार का वृक्ष भी न होने के कारण पूर्वजों के 
सबन्‍्ध भे कुछ कह सकना कठिन हैं। केवल इतनी जानकारी अवश्य मिलती है कि उनके 
पु्व॑ज बूंदी राज्य में बूंदी नरेश की सेवा में थे। मुगलकाल में मुगल सम्राटो के केन्द्रीय 
सचिवालय में बहुत वडी सख्या में कायस्थ कर्मचारी कार्य करते थे। मुन्शीगिरी उत्तका 
जातीय व्यवसाय था और इस कार्य मे वे कुशल और दक्ष थे। यही कारण था कि मुगल 
सम्राट के सचिवालय मे हजारो की सझ्या में कायस्थ मुशी नियुक्त किए जाते थे । जो भी 
राजे महाराजे श्रौर मसवदार मुगल दरबार मे रहते थे वे कुशल और दक्ष मु शियो को अपने 
राज्य में श्राने के लिए प्रोत्साहित करते थे बूंदी नरेश भी मुगल सम्राट के ऊचे मसबद्ार थे 
झतएव इस बात की सभावना है कि वर्मा जी के पूर्वज बू दो नरेश की सेवा में भ्रा गए हो 
झौर तब से राजस्थाव मे ही बस गए ॥ राजस्थान के विभिन्‍न राज्यो की राजधानियो से 
शभ्राज जो कायस्थ पाए जाते है उनके राजस्थान में श्राने का यही इतिहास है । 
वूदी से वर्मा परिवार बिजोल्या ठिकामे मे क्यो और किस परिस्थिति में झ्ाया इसकी 
भी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नही है। बिजोल्या बूदी से सदा हुआ मेवाड़ का 
ठिकावा था। अ्तएवं किसी समय बर्सा परिवार बू दी से बिजोल्या भरा गया होगा । 
वर्मा जी के पितामह श्री पन्‍्तालाल तथा पिताश्री श्री छगम्नलाल माथुर बिजोल्यां 
राव की सेवा में थे। उन्होंने बिजोल्ण में श्रपत्रा मकान भी बनवा लिया था जो श्राज भी 
विद्यमा+ है । उसी मकान में वर्मा जी का जन्म हुआ था। श्री छगनलाल बिजोल्या राव के 
विश्वासपात्र तथा क्षपापान्न कमंवारी थे। उनके परिवार का समस्त वातावरणा अपने 
स्वामी की भक्ति श्रौर निष्ठा से सेवा करने की भावना से श्रोतप्रोत था। किसी को क्‍या 
मालूम था कि ऐसे परिवार मे जो पीढियो से नरेशो श्लौर सामतो की निष्ठा और भक्ति से 
सेवा करने में ही अपते जीवन का साफल्य सानता रहा हो एक ऐसा क्रातिकारी व्यक्ति जन्म 
लेगा जो नरेशो झ्ौर सामतो को सत्ता को केवल चुनोती ही नही देगा वरन उनको सस्ता 
झ्लीर ध्रधिकारों को समाप्त करने का देश और राजस्थान मे सूत्रपात करेगा । 


बर्मा दो ते दी पूर्व राजस्थान के सुख्य सन्नी पद को स्वीकार कर नरेध्ों की तला को 


पंशोगाथा मारिवयलाल वर्मा 8 
पर (्व्टु 
सर्वे प्रथम समाप्त किया और उनके मुख्य मन्रित्व काल के अ्रल्पर समय ( ग्यारह महांबो ) में | 

ही उन्होने पूर्व राजस्थान में जागीरदारी उन्मुलब अधिनियम वनाकर सामत प्रथा दी श्रस्तेष्ठिः 
कर दी ॥ विभिन्‍न राज्यो को मिलाकर बननेवाले पूर्व राजस्थान की प्रशासकीय समस्याए 
कित्तनी जटिल रही होगी उसको कल्पना आज नहीं की जा सकती | परन्तु अपने अल्प 
शासन काल मे ही उन्होने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर देने का क्रातिकारी कदम उठाया। 


जत्स 


वर्मा जी का जन्म बिजोल्या में अपने पैतृक गृह में मार्ग शीर्ष शुवल एवादणी शनि- 
वार को रेवती नक्षत्र प्रथम चरण सम्वत १६५४ तदनुसार ४ दिसम्बर १८९७ ईसवी को 
हुआ । वर्मा जी को अपने पिता श्री छगनलाल माथुर का अभिभावकत्व भी प्राप्त नही हुप्रा। 
उनके जन्म के सवा साल पदरचात्‌ पिता श्री छगत्तलाल जी का स्वरगंवास हो गया | वर्मा जी 
की दो बड़ी बहिने श्र एक बडे भाई श्री मोतीलाल थे । वर्मा जी की दो बडी बहिनें सुश्री 
नारायन बाई तथा ग्यारसी वाई उनसे तथा बड़े भाई मोतीलाल से वड़ी थी। परन्तु वे भी 
आ्रायु में बहुत छोटे थे । अतएवं उनका लालन पालन उनकी मातेश्वरी की हो देख रेख से 
हुआ । यद्यपि वर्मा जी की माता कोई शिक्षित महिला नही थी परल्तु वे अत्यन्त साहसी, 
धाभिक, ममतामयी, हृढ स्वभाव वाली, परिश्रमी, स्वाभिमानी और तेजस्वी महिला थी। 
यह गुण वर्मा जी ने श्रपत्ती ममतामयी मा से उत्तराधिकार मे प्राप्त किए थे। शद्यपि पति के 
झ्रकस्मात स्वर्गवासी हो जाने से परिवार पर घोर विपत्ति का पहाड़ द्वूठ पड़ा, छोटे बच्चों के 
लालन पालन की समस्या उनके सामने थी परन्तु उन्होंने छाहस श्र हृढता से पति के 
दायित्व को भी अपने कधों पर ले लिया और बच्चो का लालन पालन किया । 


शिक्षा दोक्षा[ 


क्रमण. वर्मा जी छ सात वर्ष के हुए। अभ्रव यह समस्या उपस्थित हई की उनकी 

शिक्षा की क्‍या व्यवस्था हो । विजोल्या में उस समय कोई स्कूल या पाठशाला तो थी नही 
जिसमे बालक माणिक्य लाल को प्रवेश दिलाया जा सकता। यदि पिता जीवित होते तो वे 
स्वय अपने पुत्र को शिक्षित बना सकते थे। कायस्थ जाति मे श्रत्यन्त प्राधीन काल से 
बालको को श्रतिवार्य रूप में धिक्षा देने की परम्परा रही है। कायस्थ कूल में जन्म लेकर 
बालक अ्रशिक्षित रहे इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कायस्थ परिवार में यदि 
कोई बालक पढने मे तनिक भी उदासीनता प्रदर्शित करता था तो उसको शअ्रपने पिता माता 
बड़ो से बहुधा सुनने को मिलता था “कायस्थ वच्चा पढा भला या मरा भला” श्रस्त बालक 
माणिक्यलाल की शिक्षा का प्रशंन जटिल वन गया। परिवार की आथिक शिथति भी ऐसी 
नही थी कि उनको बू दी अथवा उदयपुर भेजकर पढाया जाता। अतएव स्थानीय पडित से 
ही उन्होने शिक्षा प्राप्त की । ठिकाने मे जागीरदार सस्क्ृत पडित को अपनी सेवा मे रखते 
थे। अ्रतएव बालक माणिक्यलाल की शिक्षा दीक्षा विजोल्या में ही हुई। श्सका परिणाम 
यह हुआ कि उन्हे अन्य विषयों का तो अ्रष्यवत्त करने का अवसर नही मिला परन्तु हिन्दी 
झौर सस्कृत भाषा का उन्हें ज्ञान हो गया। हिन्दी भौर सस्कझृत उन्होने पढ़ी थी पर लेखक 


५ 


१० यशोगाथा माशिवयलाल वर्मा 


को यह जानकर थोडा आख्चर्य हुआ कि वर्मा जी को उद्ू का भी ज्ञान था । वे रे बडे 
चाव से पढते थे । भेरे लिखते भी थे उनकी प्रत्येक डायरी में उनकी पस॒द की थेरे लिखी 
मिलती है। कायस्थो में उदू पढने का उस समय चलन था भ्रतएव सस्कारवश उनकी ज्दू 
के प्रति रुचि हुई हो और किन्ही मुसलमान मौलवी और कर्मचारी से सभवत' उन्होते उ्दूं 
पढ़ी हो । अतएव वर्मा जी की शिक्षा विधिवत किसी नियमित स्कूल या पाठवाला मे चाहे 
नही हुई हो पर वे उदू हिन्दी और ससस्‍्कृत भाषाएं अ्रवध्य जानते थे। मिल िक 

जब कोई व्यक्ति किसी नियमित स्कूल या कालेज में पढता है तो कई वषो तक 
साथ रहने के कारण उसके कुछ सहपाठी मित्र बन जाते है जिनसे उसके शिक्षा काल के 
जीवन के सम्बन्ध में जानकारी मिल सकतो है परन्तु वर्मा जी के सबन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने का यह स्रोत भी उपलब्ध नहीं है। लेखक ने बिजोल्या मे उत्तेे समकालीन जो दो 
चार व्यवित मिले उनसे उनके सवबन्ध मे जो कुछ जानकारी प्राप्त की उससे पता चला कि 
वर्मा जी वाल्यकाल से ही साहसी स्पष्ट वक्‍ता, निर्भक और स्वाभिमानी थे। नए काम 
करने की जोखिम को उठाने में वे तनिक भी हिचकिचाते नहीं थे। अपने सगी साथियों 
को भी वे साहसिक कार्यो को करने के लिए उत्साह दिलाते थे । पहाडो पर 
चढना, जगलो भे घुमना और खेलना तथा तालाब में तरना उनको बहुत प्रिय था । वे बहुधा 
अ्रपने साथियों को लेकर पहाडो और जगलो में निकल जाते, कभी कभी दिन भर पहाडो 
श्रौर जगलो मे ही रहते । उनकी इस भ्रमण रुचि तथा जोखिम भरे साहसी कार्यो को करने 
की भ्रभिरुचि ने ही उनमे राजनीतिक कार्य मे हढता से कष्टो का सामना करने, दमन के 
सामने न भुकने तथा जो भी कुछ अगोभनीय तथा अन्यायपूर्ण है उससे सममोता न 
करने का साहस और क्षमता प्रदान की थी । 

हिन्दी सस्कृत का साधारण ज्ञात प्राप्त कर वर्मा जी भी अपने वश के परम्परागत 
कार्य को श्रर्थात ठिकाने मे नौकरी करने लगे । देशी राज्यो और ठिकानों मे पुराने कर्मे- 
चारी परिवारों के नवयुवकों को कार्य मिलने मे तनिक भी कठिनाई नही होती थी वरन 
वे परिवार जो परम्परागत कर्मचारी होते थे उन्तका ठिकाने या राज्य मे अपने परिवार की 
प्रतिष्ठा तथा स्थिति के अनुसार हो पद अथवा कार्य प्राप्त करने का परम्परागत झ्धिकार 
स्वीकार किया जाता था। राजे तथा सामत उन परिवारो के प्रति श्रपना उत्तरदायित्व 
स्वीकार करते श्रोर निभाते थे । इस कारण वर्मा जी सहज में ही ठिकाने मे कर्मचारी हो 


गए। आयु तथा किसी परीक्षा विशेष उत्तीए्ण करने का इस प्रकार की नियुक्तियों भे कोई 
प्रदन ही नही उठता था। 


विवाह 

सन १६१७ में वर्मा जी का विवाह श्रीमती भारायणी देवी जी से हुआआ। उस समय 
श्रीमती नारायणी देवी की आयू बारह या तेरह वर्ष की थी। उनके पिता श्री रामसहाय 
भठतागर सिगोली के निवासी थे । मूलत. श्रीमती तारायणी देवी का परिवार भी उत्तर 
प्रदेश से इस श्लोर श्राया था श्राज प्रह तो उन्हें बाद नही है कि उनके पुर्वजो का मूल 


यश्ौगाथा भारिगवंयलाल घर्मा ११ 


स्थान उत्तर प्रदेश का कॉनसा कस्वा था परन्तु उन्हे इतना भ्रवदय याद हैं कि उनका परिवार 
का मूल स्थान गगा किनारे कोई कस्वा था। श्रीमती नारायणी देवी के पिताश्री श्री 
र/मसहाय जी ने वर्मा जी के सवन्ध में सुना तो उन्हें देखने स्वयं विजोल्या आए जब वे 
विजोल्या पहुचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वर्मा जी स्नान करने गये है। वे स्वयं उस कुड की 
की ओर गए जहा वर्मा जी स्नान कर रहे थे । जब उन्हे ज्ञात हुआ कि उक्त सज्जन उन्हे 
देखने आ्रा8 हैं तो वे कुड से बाहर निकले जरीर पोछकर सुखाया और वस्त्र पहनकर 
अपने भावी ज्वसुर से मिले । 
श्री रामसहाय दृरदर्शी बुद्धिमान प्रौर अनुभवी व्यक्ति थे । अतएवं वे उस युवक की 
योग्यता की जाच कर लेना चाहते थे कि जिगे वे अपना जामाता बनाना चाहते थे | ठिकाने 
में वे नौकर हैं उनका व्यक्तित्व आकर्पक है केवल यही उनके लिए यथेष्ठ नही था। वे उस 
युवक की भली प्रकार परीणा ले लेना चाहते थे " उन्होने बहुत देर तक वर्मा जी से वात 
की, बहुत से प्रइत किये अन्त में उन्होंने तुलसीकृत रमचरित मानस उन्तके सामने रख दी और 
कहा कि इसे पढो और अर्थ करो । भावी खसुर की कठोर परीक्षा में यूवक वर्मा जी 
उत्तीर्ण हो गए। उनके रामायण पाठ को सुन कर उनके भावी इवसुर अत्यन्त सतृष्ट और 
प्रसन्‍त हुए उन्होंने सब प्रकार से जिस युवक्त को अ्रपना जामाता बनाना चाहते थे उसकी 
परीक्षा ले ली थी प्रस्तु उन्होंने वही पान का बीडा उन्हें देकर सबन्ध पक्‍का कर दिया । 
“आज तो भावी जामाता ने कोनसी परीला उत्तीर्ण की है कीनसी विश्वविद्यालय की उपाधि 
प्राप्त की हे इत्यादि जानकारों तलइफ़े के पिता को अनायास ही मिल जाती हे परन्तु उस 
समय जबकि कोई परीक्षा अबवा विश्वविद्यालय की उपाधिया नही थी तब कायस्थ परिवारों 
में लडके की योग्यता को परीक्षा करने की यही विधि थी। किसान' जब अपनी लड़की के 
सबन्ध की वात करता है तो वह देखता हे कि लडके के घर में कितने बीघा भूमि है, कितने 
हलो की खेती होती है । यदि कोई व्यापारी है तो उसकी पू जी कितनी हे उसकी दुकान की 
बिक्री कसी है। यह पता लगाया जाता है। यदि जागीरदार या जमीदार है तो उसकी 
लगान की झाय कितनी है यह देखा जाता है यह स्थूल बाते हैं जिनकी जाच दूसरों से पूछ 
कर की जा सकती है परन्तु जब परीक्षाएं और उपाधिया नहीं थी तो युवक की शैक्षणिक 
योग्यता को जानने का दूसरा उपाय क्या हो सकता था। क्योकि कायस्थ परिवारों मे शौक्ष- 
णिक योग्यता को जानने का दूसरा उपाय और क्या हो सकता था। क्योकि कायस्थ परिवार 
में शक्षणिक योग्यता ही भावी उन्नति और समृद्धि का आधार था अ्तएव प्राचीन समय मे 
उत्तर भारत में कायस्थ जाति से विवाह के समय वर से एक पत्र पढवाया जाता था और 
उससे उसकी शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा ली जाती थी। श्री रामसहाय जी ने रामायण 
को पढव्यकर वर्मा जी की परीक्षा ली और सतुष्ट होने पर ही उनको अपना जामाता' बनाना 
स्वीकार किया । 
वर्मा जी का विवाह श्रीमती नारायणी देवी से हुआ । वे वर्मा जी के जीवन मे उनकी 
भावी कर्मठता और सफलता की आधार शिला सिद्ध हुईं। यो तो प्रत्येक हिन्दू पत्नी अपने 
पति के विचारों के अनुसार अपने को ढालने का प्रयत्न करती है परत्तु श्रीमती तारायगी 


५४ धक्ोभाधा भारिवयलॉल वर्मा 


को विल्कुल नई दिशा में मोड दिया । मैंने पीडितों की सेवा को अपना जीवन मत्र बनाया 
और तूफानी समुद्र मे कूद पडा । जीवन में बहुत उत्तार चढाव देखे किन्तु मैं उस संकल्प को 
श्राज भी स्मरण करता हूँ। पथिक जी की प्रेरणा अ्ग्नेजी हकूमत को हटाकर देश को आजाद 
करने की थी । # 
दीक्षा के उपरान्त बोकरी से त्याग पत्र 
वर्मा जी ने जब आजन्म देशसेवा की शपथ ले ली तो पथिक जी ने वर्मा जी को 
राज्य ( ठिकाने ) की नौकरी छोडकर किसानों की सेवा मे लगने की सलाह दी। पथिक जी 
के परामश्श के अनुसार वर्मा जी ने तुरन्त ठिकाने की नौकरी से त्यागपन्र दे दिया। श्री डूंगर 
सिह भाटी उस समय विजोल्या के नायब मु सरिम थे। वे एक उदार और सज्जन व्यक्ति थे 
वर्मा जी के प्रति उनको स्नेह और ममता थी उन्होने वर्मा जी को समझाया त्यागपत्र वापस 
लेने को कहा किन्तु हृढ प्रतिन वर्मा जी ने जब एक बार निश्चिय कर लिया तो त्यागपत्र 
वापस नही लिया। श्री ड्गर सिह भाटी ने एक महीने तक त्यागपत्र को बिना स्वीकार किए 
पडा रहने दिया । उन्होने सोचा कि कुछ दिनो उपरान्त सभवत उनकी समझ में यह आा 
जावेगा कि नौकरी से त्यागपत्र देना बुद्धिमानी नहीं है और तब वे त्यागपत्र वापस लेने के 
लिए तंयार हो जावेगे | उन्हे यह ज्ञात नही था कि वर्मा जी ने आजन्म देश शेवा करने की 
प्रतिजा की है और अब वे केवल देश के लिए ही जीवित रहने वालो की टोली में सम्मिलित 
हो गए है। एक मास उपरान्त भी जब श्री डूगर सिंह भाटी ने वर्मा जी को पहले की ही भाति 
त्यागपत्र देने पर हृढ देखा तो वे समझ गए कि देश सेवा का उत्साह क्षणिक नही है उनके 
जीवन की धारा ही बदल गई है वे सच्चे श्र्थों मे देश सेवक बन गए हैं अस्तु उन्होने वर्मा जी 
का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया । वर्मा जी स्वतत्र हो गए । 
वह दिन राजस्थान के राजनीतिक इतिहास मे चिरस्मरणीय दिन था। वर्मा जी उस 
दिन सामती चाकरी छोडकर देश की आ्रजन्म सेवा के लिए देश सेवक बने थे । जिस सामत 
शाही की उत्होने और उनके पुरखो मे अभी तक सेवा की थी उसको समाप्त करने, शोपितो 
श्रौर पीडितो को सामन्‍्ती श्रत्याचार और शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सगठित 
करने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोपक देशी राज्यों के शासन को उखाड़ फेक कर प्रजा 
की सत्ता को स्थापित करने, और अग्रेजो की दासता से मातृभूमि को श्राजाद करने के लिए 
उन्होंने “करो सब निछावर वनो तुम फकीर” के कान्तिकारी सिद्धान्त को अपना लिया था । 
आज देश जब आजाद हो गया है, राजनीतिक अवसरवादिता पदलोलुपता और 
परस्पर एक दूसरे को घकका देकर ग्रागे वढने के लिए अशोभनीय साधन और उपाय काम में 
लाए जा रहे हैं तो ऐमा प्रतीत होता है कि सानो त्याग और बलिदान का समय चला गया। 
श्राज की खेदतवक स्थिति देखकर कोई कल्पना भी नही कर सकता था कि स्वततत्रत्ता के 
पूर्द भारत मे एक नही लाखो की सख्या मे देशभक्त भारतीयों ने देश को स्वतत्र बनाने के 
लिए अपना सर्वस्व यहा तक कि अपने प्राणो को भी मातृभ्रूम की वलिवेदी पर अपेण कर 
दिया था। उस समय में उन देशभक्तों की टोलिया “शहीदों की चिताओ पर लगेगे 
# ( श्री मणिक्यलाल वर्मा सस्मरण डायरी से ) 





दा 


१२ पद्मीगायथा साशिवयलाल वर्मा 


देवी ने तो मानो अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही वर्मा जां के व्यक्तित्व में रामाहित कर दिया । 
उनका जन्म एक झूटठिग्रस्त कायस्थ परिवार में हुआ था जब उनका विवाह हुआ उस समय 
उनकी आयु बारह या तेरह वर्ष की थी। उनकी शिक्षा लगभग नहीं के बराबर थी । ड्स 
प्रकार की लडकियों का जब विवाह होता है वे अपने पतिगृह आती है तो उन्हें वहुमुन्य वस्त्रो 
शोर आभूषणों से अपने घरीर को सजाने, सौन्दर्य को निसारने तथा पति के प्रणय के सुख 
को प्राप्त कर रगरेलियों मे जीवन व्यतीत करने की कामना होती 6 । नार।यणीजी को यह 
सब कुछ नही मिला । उसका कारण यह था कि जीघ्र ही विवाह के एक कि ताल बता जी 
ने श्री विजयसिह पथिक की प्रेरणा से ठिकाने की नौकरी छोड दी और विजोत्या के समीप 
में पृथिक जी से श्राजन्म देग की सेवा के ब्रत की दीक्षा ले ली। जीवन में सुर आनन्द 
भोग विलास के स्थान पर सतत कष्ट ओर परिश्रम, त्याग श्रीर साधना का उन्होने बरण 
किया | जीवन सगिती ने उन्हें उस कटकाकीर्ण मार्ग पर चलने से बिर्त नही किया वरन 
उनके मार्ग को प्रशस्त बनाने मे जुट गई । जब वर्मा जी ने ठिकाने की नौकरी ६ोड कर देश 
सेवा का ब्रत लिया तो मा ने उन्हे अ्रवत्य उलाहना दिया कहा “रे माणिक्यताल, यदि यही 
करना था तो विवाह क्यों किया ? दूसरे घर की लडकी को इस कप्ट में वयों डाला *" वर्मा 
जी की माताजी ने अपनी प्रिय वह के मोह वह ही यह कहा था। उन्होंने देसा कि श्री 
विवाह की मेहदी भी हाथो से नही छूटी कवि साधना और तपस्या के लिए आंवाहन कर 
दिया गया। एक ममतामयी सास की राय मे उनके पुत्र के लिए यह गो मनीय श्रौर पुरुपोचित 
नही था। परन्तु मोहवण माता जी भूस गई कि कोई भी यज्ञ श्रृर्धागिती को साथ लिए 
विना सफल नही होता | वर्मा जी ने आजस्म देश सेवा का यज्ञ रचाया था बिना जक्तिदा- 
यिनी अर्द्धागिनी के वह सफल कैसे होता * 
भारत के श्रोर विशेप कर राजस्थान के इतिहास मे ऐसे असख्य ऐतिहासिक उदाहरण 
मिलते हैं जिनमे भयकर युद्ध मे जाते हुए पति को श्रद्धांगिनी ते अस्त्र जस्त्रों से स्वय अपने 
हाथो से सजाया है, पति के तिलक लगाकर उनकी आरती उतार कर उनको युद्ध के लिए 
सहर्ष विदा कर उनकी विजय की कामना की है। यह युगो युगो से हिन्दू नारी करती आई 
है। नारायनी देवी जी ने केवल परम्परागत हिन्दू नारी के कत्तंव्य को ही नही निभाया 
उन्होने केवल वर्मा जी को देश की स्वतत्रता के लिए पीड़ितो शोषितो और निर्धनो के प्रध- 
कारमय जीवन में प्रकाश लाने के लिए होने वाले सघर्प के लिए ही सुप्तज्जित नही किया 
वरन वे स्वयं एक वीर रसणी की भाति वर्मा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष रत 
हुई । राजस्थान मे वर्मा जी के बहुसख्यक प्रशसक जो उन्हे श्रद्धा से देखते हैं लेखक स्वय 
उनमे से एक है, परन्तु वह कभी कभी सोचता है कि वर्मा जी ने जो कुछ किया । वे जो क्‌छ 
कर सके, उसके पीछे नारायणी देवी की अथक साधना और तपस्या थी। उन्हीके त्याग 
शोर तयस्या का बल था कि वर्मा जी वह सब कुछ कर सके | जिन्हे परिवार के निर्वाह के 
लिए वर्मा जी के साथ नारायनी देवी जी को खेतों पर मजदूरी करते, और जव मेवाड़ प्रजा 
'डल के सत्याग्रह मे वर्मा जी के गिरफ्तार हो जाने पर प्रजामडल के सत्याग्रह का प्रजमेर 
से सचालन करते, तथा महिलाओ का जत्था उन्ताकर उत्हें सत्याग्रह कर जेल जाते देखा है 





धंशौर्गांथों मोरिक्गलाल वर्मा १३ 


थे इस तथ्य को जानते हैं। यही कारण था कि जब काग्रेस ने उन्हें राज्य सभा का ठिकट 
दिया और कुछ लोगो को लेखक ने टिप्पणी करते सुना तथा कुछ पन्नों मे इस संवन्ध में जो 
प्रकाशित हुमा देखा, तो लेखक को हंसी भी श्राई और मन को पीडा भी हुई। जिन्होंने इस 
प्रन्‍न को लेकर टिप्पणी की थी वे या तो नारायनी देवी जी के व्यक्तित्व के सबन्ध में 
नितास्त श्नभिन्न ये ग्रयवा ईर्पा ने उनके हृवयो को कलुपित कर दिया था । 

वर्मा सी ने विवाह के उपरान्त अधिक समय नौकरी नहीं की । उन्होते ठिकाने के 
किसानो के प्रति श्रत्याचार फो देखा उनका हृदय द्रवित हो उठा । उबर साधु सीताराम दास 
तथा प्रन्य किसान दार्यकर्ताओ के आमसत्रण पर श्री विजय सिह पधिक विजोत्यां आ चुके थे । 
उन्‍होंने वहा ब्राते ही पाठणाला आरम कर दी थी तथा किसान पंचायत का सगठन आरंभ कर 
दिया था। विद्या प्रचारिणी सभा में साप्ताहिक वैठको में वर्मा जी जाते | पथिक जी के तेजस्वी 
व्यक्तित्व, गहरी देण भक्ति, तथा पीडित और झोपषितो के शिए उनकी गहरी सहानुभूति ने 
वर्मा जी को आकवित किया । उधर वर्मा जी को पथिक जी भी पहचान गए कि युवक 
माणिक्यलाल में छिपी हुई फ्राति और देश प्रेम की श्रस्ति सुलग रही है केवल उसको प्रज्ज्वलित 
मात्र करना है | अतएद उन्होंने वर्मा जी की श्रोर श्रधिक ध्यान देना प्रारम्भ किया । 

पथिक जी सम्बत १६७३ में विजोल्या आए और जाते ही उन्होने विजोल्या मे विद्या 
प्रचारिणी सभा स्थापित की । उन्होने वर्मा जी को सभा का मत्नी बताया | अब वर्मा जी 
पशथ्चिक जी के तिकट सपर्क मे श्रा गए । पथ्िक जी उन्हे राष्ट्रीय विचारो की पुस्तके पढने को 
देते तथा देश की समरयाओ पर घटो चर्चा करते । पथिक जी के निकट सपरकक में श्राने का 
परिणाम यह हुआ कि वर्मा जी को एक प्रतिभावान उद्वोधक मिल गया, जिसने उनके 
जीवन की दिया को ही बदल दिया। वर्मा जी का राजनीतिक जिक्षण पथिक जी के द्वारा 
हुआ । पथ्चिक जी क्रान्तिकारी देशभक्त थे उन्होंने वर्मा जी को भी देशभक्ति का मत्र 
देकर दीक्षित कर द्विया। 
है] पु 
देश सेवा की दीक्षा 

वर्मा जी के जीवन में जो यह राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसके राबस्ध से स्वम श्रपत्ती 
ठायरी तथा सस्मरण सग्रह में उन्होंने लिखा है-- 

“पथिक जी ने कुछ उत्साही कार्यकर्त्ताओ को छाटा और बविजोल्या से श्राभा भील 
टूर “पा््वनाथ जी” नामक स्थान पर उन्हें कुछ गुप्त बाते करने के लिए बुलाया। उसमे 
में, साथु सीताराम दास, तथा भश्रन्य तीन व्यक्ति और थे । पथिक जी ने हम सवो को देश की 
स्थिति बतलाते हुए हमको उदबोधित किया कि आज देशभक्ति का यही तकाजा है 
कि तुम लोग आजन्म मातृभूमसि की सेवा की शपथ लो | श्राज से तुम अपने लिए नही देश 
के लिए जीवित रहोगे । उनमे से एक ने अपनी असमर्थता प्रकट की, दो ने यथासभव देश 
सेवा करने का वचन दिया । केवल मैने और साधु सीताराम दास ने ही यह ब्रत और शषथ 
ली कि वे अपना समस्त जीवन देश सेवा के लिए उत्सर्ग कर देगरे । 

साथु जी पैरोपकार थे, मैं राज्य (ठिकाने ) की गुलामी में पडा हुआ था फिर भी 
पथिक जी के वताए कार्यो को करता रहता था। पाउ्वेत्राथ की बैठक ने मेरी जीवन धारा 


ख़ध्याय तीसरा 
लिजोल्यां व्किसताब्य स्यास्ल्होत्छज् 


आन्दोलन की विशेषता 


भेवाड के बिजोल्यां ठिकाने के किसानों का श्रान्दोलन भारतवर्ष में अ्रपने ढंग का 
पहला किसान झ्रादोलन था जिसने समस्त देश का ध्यान अश्रपनी ओर श्राकपित किया था। 
वास्तव में विजोल्या का किसान आन्दोलन और किसान सत्याग्रह केवल बिजोल्या के राव के 
निरकुश शोपरण तथा अत्याचार के विरुद्ध ही वही था वरन वह ब्रिटिश शासन, देशी राज्यो 
(सेवाड राज्य) और जागीरदारो की सम्मिलित शक्ति के लिए भारत में पहली ग्रम्भीर 
चुनौती थी। यही कारण था कि जव विजोल्या के किसानो ने विजोल्यां के राव को लगान 
देना बन्द कर दिया और किसान सत्याग्रह हुआ तो उससे केवल मेवाड के महाराणा तथा 
श्रन्य देशी नरेश ही नहीं तत्कालीन राजपूताने के ए. जी. जी. से लेकर भारत के वायस- 
राय और गर्वनर जनरल तक चौकन्ने हो उठे थे। ब्विटिग सरकार ने जो देशीराज्यो मे 
अपनी प्रभुसत्ता के आधीन' सामत वर्ग को संरक्षण देकर अपनी व्यूह रचना रची थी, उस 
ब्रिटिगवाद के गढ पर यह पहला आक्रमण था । विजोल्यां किसान शआन्दोलन' इतना प्रवल 
श्रोर समकत था कि उसके कारण जागीरदार तो क्या मेवाड़ राज्य सरकार हिल उठी और 
ब्रिटिश सरकार का विदेश विभाग भी चिन्तित हो उठा । 

भारत मे प्रथम किसान सत्याग्रह होने के नाते ही विजोल्या श्रान्दोलन का भारतीय 
जन आन्दोलनो के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थाव रहनेवाला था परन्तू विजोल्या झ्ानदोलन 
की कुछ श्रपनी विभेषताएं थी जिनके कारण विजोल्या श्रान्दोलन इस देश के पीडितों और 
शोषितों के सघर्प के इतिहास मे विशेष गौरवपूर्ण स्थान रखता है। 

विजोल्या के किसानो ने केवल अपने सीमित साधनों के भरोसे ही जागीरदार, मेवाड 
राज्य और ब्रिटिश सरकार की दुर्देननीय शक्ति को ललकारा था। विजोल्या आन्दोलम 
को कोई वाहरी सहायता प्राप्त नही थी । देश भे जो भी और सत्याग्रह तथा जन-आन्‍्दोलच 
हुए है उतमे घन वाहर से और जत की विपुल सहायता प्राप्त हुई थी । विजोल्या के किसानों 
का श्रान्दोलच कोई अल्प कालीन आन्दोलन नहीं था कि जो केवल आवेश और तत्कालीन 
भावावेन्न है वातावरण से चलाया गया हो वह निरतर बीस वर्षों तक चलता रहा और 
किसानों को वार वार अकवनीय तथा रोमांचकारी श्रत्याचारों को सहना पड़ा । इस आदो- 


बशोगाया भारिक्यलाल वर्भा १७ 


लन में कूद पड़े थे । आन्दोलन को चलाने के लिए जो भी प्रर्थ की श्रावश्यकता हीती थी 
किसान स्वय जुटाते थे बाहर से कोई आर्थिक सहायता न ली गई थी। यही कारण था 
कि आन्दोलन इतना सबल और तेजवान वन सका था। जिस समय बिजोल्या के किसान 
ब्रिठिश साम्राज्य द्वारा पोपित और सरक्षित सामन्ती शक्ति से जूक रहे थे उस समय 
देश मे न तो देशी राज्यो का ही कोई राजनीतिक सगठन था और न उस समय तक 
महात्मा गांधी के नेतृत्व मे देशव्यापी प्रथम सत्याग्रह श्रानदोलन छिडा था उसमे भी लगान 
बन्दी का श्रावाहन नही किया गया था , लेकिन उससे वर्षो पहले बिजोल्या के किसानों 
ने लगानवन्दी वा आन्दोलन सफल कर सत्याग्रह के इतिहास मे एक गौरवपुर्ण श्रध्याय 
जोड़ दिया था। तभी गाघी जी ने एक बार बिजोलपां के किसानो से कहा था मै तुम्हे 
क्या कह सकता हैँ तुम मुझे शिक्षा देने ग्राए हो कि जो मै नही कर सका वह तुमने पहले 
ही कर दिखाया है । 

बिजोल्यां के किसानो के उस तेजस्वी आन्दोलन का रहस्य इस बात में छिपा 
है कि उसको श्री विजयसिह पथिक झौर उससे प्रेश्णा प्राप्त उनके पश्चात श्री माणिक्य 
लाल वर्मा का महान क्रान्तिकारी नेतृत्व प्राप्त हुआ था। यह उसी फ्रातिकारी तेजस्वी 
नेतृत्व का परिणाम था कि विजोल्या ठिकाने के किसान बीस वर्षों से अधिक एकाकी 
बिना किसी की वाह्मय अर्थ श्रौर जनवल की सहायता के ब्रिटिश साम्राज्यशाही हारा 
पोषित देशी राज्य (मेवाड) सरकार तथा उसके प्रथम श्रंणी के सामन्‍्त विजोल्या राव 
से टक्कर लेते रहे । श्राज जवकि देश आजाद हो गण है, परिस्थितिया बदल गई है तब 
यह कल्पना कर सकना भी सम्भव नही है कि उस समय इस प्रकार का झ्रान्दोलत चलाने 
में कितने अधिक साहस शौर्य और चरम सीमा के उत्पीडन को सह सकते की शक्ति की 
की श्रावश्यकता थी | इस पृष्ठभूमि में श्री विजयरसिह पथिक श्रौर श्री माणिक्यलाल 
बर्मा का वह महान क्रान्तिक्रारी कार्य भारतीय जन भान्‍्दोलनो के इतिहास मे स्वरा 
अक्षरों मे लिखा जाने योग्य हैं । 

विजोल्या किसान सत्याग्रह के दूरगामी प्रभाव तथा उसके राजनीतिक महत्व 
को समभने के लिए हमे बिजोल्या की भौतिक श्राथक सामाजिक और राजनीतिक 
परिस्थितियो को समझ लेना होगा तभी हम उसके महत्व को जान सकंगे। 

बिजोल्यां ठिकाने का इतिहास 

विजोल्या मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उसके सामन्त को पहले 
“राव की पदवी दी गई थी बाद मे उसके चौथे वशधर छशुभकरण की वीरता से प्रसस्न 
होकर महाराणा अ्रमरसिह (दुसरे) ने विजोल्या राव को 'सवाई' की उपाधि से भी 
विभूषित किया था | 

विजोल्या के राव परमार (पवार) राजपूत है । वे मालवे के परमारो के 
वजज है| परमारो की राजधानी कभी उज्जन ओर कभी घार रही थी। दिल्‍ली के 
सुल्तान मुहम्मद तुगलक के समय मालवे का समस्त प्रदेश उनके भधिकार मे चला गया। 
जिससे परमारो के कुछ वशधर अजमेर कुछ दक्षिण भर अन्यत्र चले गये । 


हद वशीगाया मारिक्यलाल वर्मा 


बिजोल्या के परमारों का मूल पुस्ष 'भ्रशोक' जगनेर भरतपुर में ( बयाना के 
पास) के राव थे। वहा से वे महाराणा सम्रामर्सिह (सांगा) के पास श्राए श्रौर महाराणा 
मै उन्हे विजोल्या का पट्टा दिया था। खानवा के युद्ध मे राव श्रशोक ने 8030 
सांगा के पक्ष में वीरतापूर्वक युद्ध किया था। उस सवा के उपलक्ष्य में सांगा ने 
उन्हे' विजोल्या का पट्टा दिया था तभी से परमारो के वंशधर विजोत्यां के स्वामी बन 
गये । 
श्रानदोलन के समय ठिकाने की स्थिति 
विजोल्या राव मेवाड के प्रथ्म श्रेणी के सरदार थे बिजोल्यां ठिकाने की 
वापिक श्राय लगभग एक लाख रपये थी तथा राव को पाच वर्ष की कैद तथा सातसौ 
रुपये तक जुर्माना करने के दीवानी तथा फौजदारी अ्रधिकार थे। मेवाड के सामन्त श्रारम्भ 
से ही बहुत प्रभावणाली थे मुगलकाल मे तो जब कभी मभेवाड के सिंहासन के उत्तरा- 
घिकार का प्रव्न खडा होता था तो वे ही उसका निर्णाय करते थे । भ्रस्तु उनका राज- 
मीतिक प्रभाव बहुत श्रधिक था । इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि यह प्रभावशाली 
सामन्त महाराणा को अपना अवीव्वर तो मानते थे परन्तु जहा तक शअ्रपनी जागीर कै 
प्रशासन का प्रव्न था वे निरकुश स्वेच्छाचारी शासक बन गए थे। उनकी जागीर मैं 
उनका निर्वाव गासन चलता था श्रौर उनका धाब्द ही कानून था । 
बिजोल्यां की भौगोलिक स्थिति 
पिजोल्या ठिकाने का मुख्य स्थान है बिजोल्या । विजोल्या बू दी राज्य की सीमा 
पर उदयपुर से उत्तर पूर्व मे लगभग ११२ मील पर स्थित है। इस ठिकाने की सीमा 
ग्वालियर राज्य से भी मिलती है। यह एक शअ्रत्यन्त रमणीक प्रदेश है और समीपवर्ती 
भूमाग से ऊचा चौरस एक विशाल पठार के रूप मे फंला हुश्ना है। इसी कारण उसे 
ऊपरमाल' कहते है। वहा की मिट्टी श्रत्यन्त उपजाऊ है । माल की भूमि होने के कारण 
तथा ऊचा पठार होने के कारण उसका नाम 'ऊपरमाल” पड गया। जब भीलवाडे से 
पर्यटक विजोन्या जाता है तो उसे ऊपरमाल का वह नैसगिक सौंदर्य से भरा हुआ पठार 
ऐसा प्रतीत होता है मानो वह समीपवर्ती भूसड का शिखर हो इस कारण स्थानीम लोग 
उसे 'उत्तम-शिखर' भी कहते हैं । 
ऊपरभाल प्रदेश की भूमि तो उवंरा है परन्तु वहा सिंचाई के साधनों का प्रभाव 
रहा है । यहा के धाकड किसान श्रत्यन्त परिश्रमी तथा सफल कृषक हैँ यही कारण है 
कि उन्होने इस प्रदेश को अ्रपने परिश्रम से उपजाऊ तथा श्री सम्पन्न घना दिया। 
बिजोल्यां के किसान 
विजोल्या पट्ट में सवसे श्रधिक जनसस्या धाकड जाति की है। धाकड जाति 
भृष्पार्थी, परिश्रमी साहसी तया कष्ट सहिष्ण है। पुराने समय से वे कठिनाइयों का 
साहस से सामना करते आये हैं । बात यह है कि विजोल्यां मेवाड की सुदूर सीमा पर 
ध्यित है श्रतएव जब भी मराठो आदि के मेवाड़ पर आक़मण होते थे तो इसी प्रदेश प्र 
झाक्रमण होता वा। बत्रु का श्रघिकार हो जाने पर यहा के किसानों का जीवन श्रत्त- 


पंदौगाया मारिवयलाल वर्मा १६ 


व्यस्त हो जाता था। अतएव वे अपने जागीरदार कै साथ पूरा सहयोग कर पुन' शत्रुश्रों 
से युद्ध कर अपने जागीरदार की शासन सत्ता को पुन' जमाने में सहायक होते थे । एक 
प्रकार से विजोल्या राव और वहां की ग्रामीण जन सख्या उन सकट के दिनो एक विज्ञाल 
परिवार के रूप मे रहते थे | स्वाभाविक था कि जब श्रपने और अपनी जागीर के अरश्तित्व 
की रक्षा के लिए विजोल्यां राव विजोल्या पट्टे के किसानों पर निर्भर रहते थे तब 
उनके सम्बन्ध भ्रत्यन्त सदृभावनापूर्णा श्रीर मधुर थे । यदि बिजोल्या राव की पट्टे की 
सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए सेना के लिए अथवा उनकी विशेष पारिवारिक आवश्यक- 
ताझो के लिए विशेष धन की झावव्यकता पडती तो विजोल्या पट्टो के गावों की किसान 
पंचायतें लगान के अ्रतिरिक्त राव को और झधिक राशि देने का निश्चय कर लेती श्ौर 
यदि कभी फसलो के खराब हो जाने से पैदावार कम हो जाती तो ठिकाना लग्न छोड 
देता। यही नहीं बिजोल्या के राव व्यक्तिगत रूप से भी किसानो की झ्रावश्यकताश्रो का 
ध्यान रखते थे । यदि किसी किसान के यहा लडकी का विवाह होता या कोई मृत्यु हो 
जाती तो विजोल्यां राव उस किसान का लगान ही माफ कर देते। इसी प्रकार ग्राम्य 
किसान पंचायते भी यदि राव साहब के यहां कोई विवाह ग्रादि विशेष व्यय का अवसर 
श्राता तो वस्तुओं तथा सेवा के तथा नकदी के रूप में अधिक देने का निश्चय कर 
लेते थे । जब तक राजनीतिक परिस्थिति अ्निश्चित और संकटपूर्ण रही तब तक 
बिजोल्याँ राव और उनकी प्रजा का यह सौहादंपूर्ण सम्बन्ध इना रहा । प्रजा को जागीर- 
दार की श्रोर जागीरदार को प्रजा की श्रावव्यकता थी श्रतएव इस प्रकार का मधुर 
सम्बन्ध बना रहना स्वाभाविक ही था । 
यह स्थिति राव केगशवर्दास तक बनी रही राव केशवदास के समय मराठो मे 
बिजोल्पा पर आ्रक़मण कर उसे अपने भ्रधिकार में कर लिया था। राव कैशवदास मिराश 
हो दूर किसी श्रन्य प्रदेश में जाकर बसने की सोच रहे थे परन्तु विजोल्या पट्टे के किसानो 
ने उनसे एक बार मराठो को उस प्रदेश से निकाल वाहर करने का प्रयत्न करने का 
आग्रह किया । राव केशवदास को बविजोल्यां के ग्रामवासियों ने घन जन सभी प्रकार 
की सहायता दी श्लौर राव केजवदास ने विजोल्या से मराठों को मार भगाया और पुन 
अपना धासन स्थापित कर लिया | श्रतएव राव केशवदास तक बविजोल्या के किसानों 
तथा जागीरदार के सम्बन्ध बहुत ही सौहादंपूर्ण रहे । 


स्थिति में परिवर्तन ; 


परन्तु जब मराठो की शक्ति का पतन हो गया ग्वालियर, होल्कर श्रादि ने भी 
ईस्ट इडिया कम्पनी की आधीनता स्वीकार करली और राजस्थान के नरेशो ने तो पहले 
से ही श्र ग्रेजो का संरक्षण स्वीकार कर लिया था तो देश मेजो राजनीनिक श्रशाम्ति 
झौर अभ्रनिष्चितता थी वह समाप्त हो गई। देश्षी राज्यो को श्रव वाह्य आक्रमण का 
भय, नही रहा | विजोल्या राव को श्रव श्रपनी प्रजा की सदृभावता और सहयोग की पूर्व 
जसी आवश्यकता नही रही अस्तु कुछ समय तक तो पुरानी परम्परा चलती रही परन्तु 
जागीरदार के दृष्टिकोण में परिवर्तत होने लगा। किसान लगान के श्रत्तिरिक्त 


586 पनक्लोगायथा मारिकंयलाल वर्मा 


जौ वस्तुएं और सेवायें जागीरदार के यहां विवाह मृत्यु, प्व॑ तथा श्रन्यः अवसरों पर 
स्वेच्छा से सामाजिक व्यवहार के रूप में देता था उसको बाधित और नियमित रूप दिया 
जाने लगा । यही नही जागीरदार को जब कोई व्यय विशेष करना पडता तो किसानों 
पर उसका भार डाल दिया जाता और आगे चल कर वह भी एक बाधित और नियमित 
कर बन जाता । इस प्रकार लाग वेगारो की संख्या बढती चली गई । 
लागतो का इतिहास 

लागतो का इतिहास सक्षेप में यही था कि यदि किसी घटनावश या कारणवश 
विसान ने एक दो वार कोई भेट स्वेच्छा से दे दी तो फिर वह सदंव के लिए लागत वन 
जाती और उसे विवश होकर हमेशा देना पडता था। हम गहा एक-दो घटनाश्रो का 
उल्लेख करेगे जिनसे लागतो के जन्म पर प्रकाश पड़ता है। 

एक बार जावदा के पटेल के यहा गन्ने का बहुत अच्छा ग्रुड बना । उसने कुछ 
पु राव साहव को भेट किया । राव साहब बहुत प्रसन्न हुए । दूसरे वर्ष उन्होंने फिर गुड 
पगवाया श्ौर तीसरे वर्ष तो ग्रह की भेली के नाम से वह नई लागत ( कर ) समस्त 
ऊपरमाल के पटेलो से वसूल किया जाने लगा । 

साभरी की लाग का भी अनोखा इतिहास है । एक बार मीनपुर के भील जंगल 
से एक जीवित सामरी पक्रड लाए | एक दो वर्ष होली के समय (िकाने से साभरी की 
माग वी गई। साभरी न मिलने पर कुड खरगोश और सवा रुपया ( कर ) लागत देना 
स्वीकार कराया गया और उसका नाम सामरी पड गया । 

एक बार राव साहव शिकार खेलने आए तो उनका घोडा मर गया । किसानो 
ने यह सोच कर कि हमारे गाव में घोडा मरा है तो राव साहव को एक घोडा लेकर दे 
दिया, बस गाव से वह कर वसू न किया जाने लगा । 
आरोलन के समय की स्थिति 

बत्रिजोल्या में क्रश शोपण और अ्रत्याचार बढ़ता ही गया। ब्रिजोल्या का 
विसान उस शोपण और अत्गचार से कराहने लगा। अ्रब वह असह्नीय हो उठा था । 
भूमि कर निश्चित करने के लिए 'कू ता! की प्रथा प्रचलित थी। पूर्वकाल में 9िकाने के 
वर्मचारी गाव के पचो की सम्मति से खडी फसल का अनुमान कर ठिकाने के हिस्से 
(भाग) को निश्चित करते थे। परन्तु वाद को ठिकाने के कर्मचारी आते उनके खाने 
पीने का भार किसानो पर पडता वे खडो फसल का कू ता करते, किसान को फसल 
वेलगाडियो मे भर वर विजोल्या ले जाकर जमा करनी पडती थी । ठिकाने के कर्मचारी 
मनमध्ते ढंग से कूता करते थे । कू ता करते समय किसान का भयकर दोहन होता था । 
फू त के द्वारा केवल अन्धाधुन्च ऊचा भूमि कर ही नही लिया जाता था ऊपर से श्रनेक 
लागते भी ली जाती थी , उस समय विजोल्या ठिकाने मे कुल मिलाकर चौरासी लागते 
ली जाती थी । 

ज्वार मक्का के भुट्टे, गन्ने का रस, अ्रफीम पोस्त गेहूँ की बालिया, जलाने की 
लकड़ी, जागीरदार के पैदा होने, विवाह और मरने का सारा व्यय लागत अय्रवा-- टैक्स 


न 


४ 


पशोगायथा मारिगक्यलाल चर्मा २१ 


के नाम से बधा हुआ था जो निर्धत किसान को देना पड़ता था। जब विजोल्या का 
कोई राव मरता झौर उसके उत्तराधिकारी की गद्दीनशीनी होती दो ठिकाने को मेवाड 
दरबार को ६० हजार स्पए तलवार बधाई के देने पडते थे । यह तलवार बचाई ६० 
हजार रुपये भी निर्घन तिसानो से ही वसूल किये जाते थे । लागतों के भ्रतिरिक्‍्त वेगार 
का भी विजोल्या मे बोलवाला था। अनेक प्रकार की बेगारे कठोरतापूर्वक ली जाती 
थी। लागते और बेंगारे इतनी श्रधिक थी और ऐसी ऋरता से वसूल की जाती थी कि 
किसान भ्रत्यन्त दु खी था । 
आ्रान्दोलन का सूत्रपात 
ठिकाने का अत्याचार चरम सीमा पर पहुच चुका था किसान उस भयकर 
गोपण और थश्रत्याचार से कराह रहे थे । उसी समय सवत १६५४ (सन्‌ १८०९७ ) 
गिरघरपुरा शत्र के गगाराम वाकड के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर समस्त ऊपर- 
माल के किसः;न एकत्रित हुए। ठिकाने के बढते हुए श्रत्याचार के सम्बन्ध मे वहा चर्चा होना 
स्वाभाविक ही थी। जाति के बड़े वूढो ने यह निश्चय किया कि इस शोषण और अत्याचार 
का प्रतिकार करने के लिए कुछ किया जाना चाहिये | भ्रतएव उन्होने प्रत्येक गाव के पचो 
को शोक लिण्य | दूमरे दिन सभी ने विचार कर यह निः्चय किया कि वेरीसाल निवास 
के नानजी पटेल श्र गोपाल निवास के ठाकरी पटेल उदय4र जाकर महाराणा को 
किसानों की कप्ट गाथा सुनाकर कष्टो के निवारण की प्रार्थना करे। दोनों पठेलो ने 
उदयपुर प्रस्थान किया । छ सात महीने तक उदग्रपुर में प्रयत्त करने पर महाराणा 
फतेहर्सिह ने सुनवाई की श्रौर श्रसिश्टू्ट माल हाक्मि को जाच कमीशन के रूप में 
नियुक्त कर दिया । 
असिस्टेट माल हाकिम विजोलल्‍या झ्राया ठिकाने से लागतो के बारे मे लिखित 
जानकारी चाही | ठिकाना ट लता रहा क्योकि कोई लिखित जानकारी उसके पास नहीं 
थी । राव साहव ने हाकिम के ठहरने का प्रबन्ध किया था और एक कर्मचारी को ब [चे 
के वाहर खैमा लगाकर बँठा दिया था जो उसे किपी से मिलने नही देता था । ठिकाना 
लागतो के सम्बन्ध मे कोई लिखित प्रमाण न दे सका | इस कारण कमीशन ने ठिकाने के 
विरुद्ध फैसला दिया, परन्तु महाराणा ते कमीशन की रिपोर्ट पर भ्रधिक ध्यान नहीं 
दिया | केवल कुछ चेतावनी भर दी और एक दो साधारण ल'गतो को कम कर दिया । 
उधर बविजोल्या के तत्कालीन राव श्री इृष्णापह ने भेद नीति से काम लिया 
कुछ किसानो को पटेल ओर नत्ररदार बना दिया कुछ को श्रन्य प्रकार से सम्मानित 
किया । इस प्रकार रावजी ने किसानों की एकता को तोड दिया और नतानजी श्रौर 
ठाकरी को जो उदयपुर महाराणा के पास प्रार्थना करने गए थे ऊपरमाल से निर्वासित 
कर दिया । उन दोनो की खेती नष्ट हो गई किसी ने उनकी सहायता नहीं की। कई 
वर्षो बाद रावजी को जुर्माना देकर और खुशामद करके ही वे अपने गाव मे आ सके । 
उसी समय सवत १६५६ में भयकर दुशभिक्ष पडा। बविजोल्या राव श्री कृष्ण॑सिह ने 
गोविन्द सागर बाब बताकर लोगो को मजदूरी में श्रताज देकर उनकी सहायता की जो 


२२ धशोगाथा सारिक्यलाल वर्मा 


किसानों के नेता थे उनसे बिना काम लिए उन्हें श्रनाज दिया । इस प्रकार वे किसानों के 
सगठन को निबंल कर देने मे सफल हो गए । 

सम्बत १६६० में रावजी ने एक नया कर ( लागत ) चवरी झोर लगा दिया। 
जो भी अपनी लडकी की शादी करता उसको ४ रुपय्रे रावजी को देने पडते थे । विरोध 
स्वरूप किस।नो ने लडकियों का विवाह करना बद कर दिया । दो वर्ष तक कोई विवाह 
नही हुआ । सम्वत १६६२ में दो सौ लडकियों को जो शादी के योग्य हो गई थी किसान 
लेकर (कृष्ण सिह जी) राव जी के पास पहुचे और प्रार्थना की कि विना “चवरी' दिए 
उनके विवाह की ग्राज्ञा दी जावे किन्तु रावजी ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर 
दिया । 

इस बार किसानों ने फिर संगठन किया और यह त्तिश्वय किया कि समस्त 
ऊपरमाल की जमीन पडत रख दी जावे ! ऊपरमाल के समीपवर्ती ग्वालियर बृ दी तथा 
उदयपुर के अन्य क्षेत्रों में खेती करक अपना निर्वाह किया ज/वे । ठिकाने को एक पैसा 
भी लगाने नहीं मिलेगा। श्रक्षय तृतीया को हल हाकने का महुर्त होता है, ऊपरमाल के 
किसानो ने उस दिन हल नहीं हाका । यह समाचार मिलने पर रावजी ने किसानो को 
महलो की छत पर ऊपर बुलाया और उन्हें बैठाया | स्वय भी धुप में कुर्सी पर किसानों 
के वीच गब्राकर बैठ गए । किसानो ने उनसे छाया मे बैठने की प्रार्थना की तो रावजी ने 
उत्तर दिया मुझे रोटी देने वाले ही जब घूप में बैठे है तो में छाये मे केसे बेहू । तुमको 
मनाने पर ही उद्व गा | रावजी न चवरी की लागत उठा देने, फसल में ठिकाने का 
हिल्‍्सा २, ४ लेने, फू ता करन वाले अहलका रो के साथ बीतियो आदपियों को न बुलाने 
की घोषणा को । फिर राव जी ने मुखियों श्रोर पटेलो को अपने हाथ से अमल (अफीम) 
पिलाई इस व्यवहार से किध्वानों के प्रतिचधि पिघल गए श्ौर यह वचन दे दिया कि 
जमीन पडत नही रखेगे। “6! 

कुछ समय के उपरात राव कृष्ण सिह जी की निस्सतान मृत्यु हो. गईं उनके 
लिकट सव धी पृथ्वीसिह सच १६०६ में गद्दी पर बेंढे। गहीनशीनी के समय तलवार 
बधाई की वढ़ों रकम ठिकाने को देनी थी । ठिकाने ने भूमि कर को बढा कर तथा 
तलवार बधाई कर लगा कर उस रकम को-इकट्ठा करना चाहा । जो कुछ सुविधाएं राव 
कृष्णसिह के समय दी गई थी समाप्त करदी गई कूता मे फिर बहुत अन्याय किया 
जाने लगा । 


है उस समय श्री फतहकरण चारण, ब्रह्मदेव तथा श्री साथु सीताराम दास के 


नेतृत्व में किसानो ने इसका संगठित विरोध किया। सम्बत्‌ १६६६ ( सन्‌ १६१३ ) के 
मार्च सहने मे ऊरमाल के लगभग एक हजार किसान इस सम्बन्ध से रावजी से मिलने 


महलो में गए किन्तु रावजी उनस नहीं सिले। किसान दिन भर महल मे बेठे रहे । साय- 
काल चार बजे जब रावजी शिकार के लिए निकले तो किसानो की तरफ पीठ फेरलो 
किसी से वात नहीं की, घोड़े पर बंठकर चले गये ।- किस्ानो को उनका यह व्यवहार 


गहुत प्रखरा। भौर उन्होने वही यह निश्चय किया-कि झाले - वर्ष बिजोल्या - ठिकाने को 


धशौगाया माणिक्यलाल धरर्मा २३ 


जमीन पर फोई किसान खेती न करे | ग्वालियर बू दी तथा मेवाड के खालसे की भूमि पर 
खेती की जावे । 

इसका परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६१३ में समस्त ऊपरमाल का क्षेत्र पडढत 
(बिना छुता) पडा रहा। पन्द्रह हजार क्सानो ने ऊपरमाल की एक इच भूमि को भी 
मही जोता । ठिकाने को भूमि कर नही दिया। समस्त प्रदेश में अन्न की कमी के कारण 
भूखमरी जैसा हृदय उपस्थित हो गया । 

अ्रन्त में ठिकाने ने भयकर दमन करना शुरू कर दिया। मेव'ड राज्य भी 
फिसानो की इस जागृति से सशक हो उठा था उसने भी ठिकाने की सहायता की । 
झानदोलन करने वालो मे फतहक-ण जी चारण तथा ज्रह्मदेव को निर्वासित कर दिया 
गया । प्रमुख कार्यकर्ताओं को जेल मे रख दिया गया और घोर दमन किया गया। इस 
प्रकार बिजोल्या का यह श्रान्दोलन दव गया । परन्तु ठिकाने के प्रति किसानो में रोष 
झोर घुणा घनीभूत हो गई । 

उसी समय राव पृथ्वी्सिह की मृत्यु हो गई । उन्तका वडा पुत्र वेसरीसिह राव 
बना परन्तु वह नावालिंग था इस कारण ठिकाने की व्यवस्था कोर्ट श्राफ वाडूस 
(मु सरमात) के श्राधीन श्रा गया । 

श्र॒त्याचार बढते ही जा रहे थे । वेगार की की कुछ ऐसी दु्घेटनाए हुई कि 
किसानो मे तीब् क्षोभ उत्पन्न हो गया । रंजीडेट के दौरे मे वेगार के कारण समस्त 
प्रजा त्राहि चाहि कर उठी | शीतकाल था गिरघारी कुम्हार के पास निर्धनता के कारण 
भोठने ब्रिछाने के लिए कुछ नहीं था। उसको रजीडेट के शिविर मे रात्रि मे रोक लिया 
गया शीत के कारण वह वेचारा मर गया । इसी कार राव जी की मा माताजी के दर्शन 
करने गई तो तीन सो किसानो की बैल गाढिया पतन्वह दिन के लिए बेगार मे पकडली 
गई। किसानों ने वेगार न देने का का निइचय कर लिया | 

सितम्बर सन्‌ १६१८ की बात है। ठिकाने के कामदार ने घीसा ( लकड़ी 
डालने) की बेगार देने के लिए किसानो के प्रमुख गोविन्दपुर के नारायण पढेल से कहा | 
उन्होने वेग।र देने से इनकार कर दिया । इस पर उन्हे पकड लिया गया श्रौर बिजोल्यां 
ले जाया गया | रात भर में यह समाचार समस्त ऊपरमाल में फैल गया। प्रत्येक गाव 
से कुड के कुड सत्याग्रही श्राने लगे । सब एक ही नारा लगा रहे थे “इन्हे छोड दो 
या हमे जेल दो ।” लगभग दो हजार सत्याग्रही इकट्ठे हो गए तब मु सरिम ने नारायण 
पटेल को छोड दिया । 

वर्मा जी का किसानों की दशा से द्रवित होना 

युवक माणिक्यलाल वर्मा ठिकाने के कमंचारी थे उन पर किसानी के साथ किए 
जाने वाले इस दुव्यंवहार मे बहुत बुरा असर पडा। वे द्रवित हो उठे किसानो के प्रति 
उनकी सहज सहानुभूति उत्पन्त हो गई भ्रोर वे उत्तके सुख दु.ख में उनका साथ देने लगे। 

पथिक जी का आगमन 


उन्ही दिनो बिजोल्यां मे पथिक जी का ह्ागमन द्वप्ता धा। मात बहु थी कि 


२४ परशौगायथा मारिक्यलाल चर्मा 


जब श्री साध सीताराम दास तथा मगनलाल जी चित्तीर विद्या प्रचारिणी सभा के श्रधि- 
वेशन में गये थे तो पथिक जी को विजोल्या आकर किसानों का सगठन करने का निमवण 
दे आए थे | पश्चिक जी ते बिजोल्या आकर पाठशाला स्थावित की भ्रौर विद्या प्रचारणी 
सभा में साप्ताहिक बैठके करने लगे । प'ठणशाला को चलाने मे उनका एक ही उद्देश्य था, 
बालकों का सर्वागीण विकास करना और उनमे देशभवित की भावना उत्पत्त करना । 
वे भ्रपने शिप्यो को सैनिक शिक्षा भी देते थे । अपने विद्याथियों मे वीरता, साहस, 
शौर्य, स्वॉभिमान की भावना उत्पन्त करने के ($ए सैनिक शिक्षा देते थे । उन्होने 
विद्यार्थियो की वर्दी बनवाई और उनकी एक सेना तैयार करली | विजोल्या आन्दोलन 
में पशथ्रिकजी की इस विद्यार्थी सेना ने बहुत प्रशसनीय कार्य किया । 
परन्तु पथिकजी विजोल्या मे वेवल पाठशाला चलाने नही श्राए थे उनका मुख्य 
लक्ष्य किसानो को सगठित कर उनको सामनन्‍्तशाही के विरुद्ध खडा कर देना था । श्रस्तु 
दिन में वे पाठशाला में पढाते और रात्रि मे श्री साधु सीताराम दास तथा वर्मा जी के 
साथ गावो में घुमते और किसानो को सगठित होने के लिए कहते । 
बिजोल्या मे आते ही पथिक जी की दृष्टि मे वर्मा जी श्रा गए थे | उन्होने यह 
देख लिया था युवक वर्मा मे पीडितो के प्रति गहरी सहानुभूति है अत्याचार के विरुद्ध वे 
साहस के साथ खडे होने की क्षमता रखते है, उनमे शौ्य और स्वाभिमान की भावना 
विशेष रूत से विद्यमान है। पथिक जी ने वर्मा जी को भावी किसान नेता के रूप से 
प्रशिक्षित करना श्रारम्भ कर दिया। वे उनको देश का इतिहास बतलाते, देश को स्वतन्त्र 
बनाने के लिए वीर देशभक्‍त क़्रान्तिका रियो ने क्या-क्या किया है उसकी कहानी सुनाते, 
देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पृष्ठपोषक है भ्ौर उसको शक्ति प्रदान करते है इसका 
ज्ञान कराते तथा उन्हे देश भक्त क्रातिकारियो के जीवन चरित्र पढ़ने को देते । वर्मा जी 
पथिक जी के श्रव बहुत निकट भ्रा गए थे किसानो को सगठित करने में उन्होने वर्मा जी 
का भरसक उपयोग किया | उन्टोने वर्मा जी तथा प्रेमचन्द भील को मेवाड़ी भाषा में 
गीत बना कर किसानो मे प्रचार करने के लिए कहा। वर्मा जी ने प्रचार की उस पद्धति 
को खुब विकसित किया किसानो की समस्याग्रो को लेकर वे गीत लिखते उनको स्वय 
गाते दूसरे से गवाते श्र किसानो को सगठित हो श्रत्याचार के विरुद्ध खडे होने का 
प्रावाहन करते । 
जब वर्मा जी पशथिक जी के बहुत निकट श्रा गए तो पथिक जी ने उन्तको आजी- 
वन देश सेवा का ब्रत लेने की दीक्षा पारवेनाथ मे दे दी और उन्होने वर्मा जी से ठिकाने 
की नोकरी छोड कर उनके साथ किसानो के सगठन का काये करने के लिए आमंत्रित 
किया । वर्मा जी का विवाह हुए अ्रभी एक वर्ष भी पूरा नही हुप्रा था, घर की आशिक 
दशा बहुत गिरी हुई थी, परिवार के लोग ठिकाने की नौकरी को छोडना कभी पसद 
नही करेगे रावजी नाराज होगे, इन सब विरोधी परित्थितियों की तमिक भी परवाह 
न कर वर्मा जी ने श्राजन्म देशसेवक बनने के लिए अ्रपने मार्ग निर्देशक पथिक जी-के 
श्रादेशानुसार ढिकाने की तोकरी से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र में वर्मा जी ने ठिकाने 


बशौगाथा मारिदयलाल वर्मा २५ 


के अ्रमानवीय श्रत्याचारों का वर्णन करते हुए लिखा था कि मैं उस अत्याचार का भागी- 
दार नटी बनना चाहता । 

प्थिक जो ने वर्मा जी को भी एक गाव मे बंठ कर पाठ्गाला स्थापित 
करने के लिए कहा ।सबमे पहले वर्मा जी ने बारीसाल गाव में पाठशाला स्थाव्रत की । 
वहाँ मन्ना जी पटेल बहुत साहसी और जीवट वाले व्यक्ति थे। परल्तु वहा छात्रो की 
सख्या कम थी । “उमजी का खेडा” गाव में स्थिति अधिक अनुकूल देखकर एक महीने 
के उपरान्त भाद्रपद शुक्ना ११ सवत १९७६ को उन्होने “उम्ाजी के खेडे” में पाठगाला 
का शुभारभ किया | वर्मा जी दिन मे वालको को पढाते और रात्रि मे दल्ला जी पटेल 
तथा उनके साथी किसानों को श्रखवार सुनाते । वे लोग उन समाचारों को औरो को 
सुनाते थे । उन दिनों रूस मे जब जारशाही का अन्त हुआ और किसान मजदूरों का 
राज्य स्थापित हो गग तो उस खबर से दल्‍ला जी और उन्तके साथी इतने अधिक 
प्रभावित हुए कि उन्होंने सेक्रडो किसानो को एकत्रित कर उस प्रजा राज्य के स्थापित 
होने वा समाचार उन्हे सुनाया । 

पाठगाला के छात्रों से फीस के रूप मे थोडा श्रनाज आदि मिलता था | दिन में 
श्रीमती नारायणी देवी झौर श्रव॒काश होने पर ल्‍्वयय वर्मा जी किसानो के खेतों पर 
मजदूरी कर मजदूरी में दो श्राना कमाते थ्रे । एक सच्ची अर्वागिवी की भाति श्रीमती 
नारायणी देरी ते भी आजीवन देश सेवा की शपथ लेनेवाले युवा पति के मार्ग को प्रशस्त 
करने का अ्रनजनने में ही ब्रत ले लिया था । कभी कभी लेखक सोचता है कि अपने जीवन 
में वर्मा जी जो कुछ कर सके उसका बहुत बडा श्रेय श्रीमती नारायणी देवी को है। 
एक दीउक की न दिखनेवाली वत्ती की भाति वे स्वयं जलती रही और अ्रपने वीर झौर 
कर्मठ पति के व्यक्तित्व के रूप भे देश और समाज को प्रकाश देती रही । घर गरहस्ती 
का सारा कार्य करता खेतो पर मजदू री करता और किसान स्त्रियों मे प्रचार करना यह 
सारे कार्य वे उमाजी के खेडे मे करती थी | आज भी उमाजी के खेडे मे वह मकान उनके 
त्याग साघना और परिश्रम के प्रतीक रूप मे खडा हे । 

पथिक जी वर्मा जी तथा साधु सीताराम दास के साथ गाव गाव में घुम कर 
किसानो का सगठन करते पथिक जी जैसे क्रातिकारी श्रौर प्रतिभाशाली सगठनकर्ता को 

ह समभने में देर नहीं लगी कि ऊपरमाल के किप्तानो मे साहस और स्वाभिमान प्रचुर 

मात्रा में है परन्तु उनको ठिक्राने के विरोध मे जो कई वार पराजित होना पडा उसका 
एक मन.त्र कारण सुहृढ सगठन का अभाव था। अ्रतएवं वे ठिकाने से टक्कर लेने के पूर्व 
किसानो का एक हृढ सगठन खडा कर देना चाहते थे। इसी वीच पथिक जी ने नायब 
मुर्साशम श्री हृ गरशसिह भाटी के सहयोग से ठिकाने के सभी कागजपत्र देख लिए उन्हे 
विद्त्रास हो गया कि ठिकाना जो बहु सड्पक्र भयकर लागते और वेग र लेता है उनके 
लिए उसके पास कोई प्रमाण या औचित्य नही है यह ठिकाने की मनमानी मात्र है। 

पथिक जी का वास्तविक नाम भूर्पासह था वे उत्तर प्रदेश के बुवदशहर के 
गुठावली ग्राम के निवासी थे । मह्ानिष्लतवी क्रातिकारी रासबिद्वरी बोस तथा श्ीन्द्र 


३९ पशोगायथा भा खिक्यलाल वर्मा 


सान्याल के साथ वे क्रातिकारी दल में काम करधे थे । जब तत्कालीन खरवा ठाकुर राव 
गोपालप्तह के साथ टाटगढ़ मे वे मजरवद थे तो उन्हे ज्ञात हो गया कि फीरोजपुर 
बट्यत्र कैस के सम्बन्ध में उनका गिरफ्तारी का वारट तिकल गया हैं तो वे टाटगढ से 
मिकल भागे श्र अ्रज्ञातवास मे चले गए । लम्बे समय ओछडी तथा पुणैली ठाकूरों के 
यहाँ छिप कर रहें । दाढी बढाली श्रौर अपना माम भूपसिह से बदल कर विजयसिंह 
एथिक रख लिया । 
जब वे बिजोल्या साधू सीतारामदास तथा श्री मगनलाल जी के निमंत्रण पर 
-आए थे तो एक प्रकार से वे अ्रज्ातत्रास से मिकल करनए नाम और नए वेष मे पुनः 
सक्रिय हुए थे। विद्या प्रचारिणी सभा को उन्होने श्रपने कार्य का माध्यम बनाया । 
यद्यपि बिजोल्या की विद्या प्रधा*िणी सभा को नायब सु सरिम हू गर्रासह भाटी, 
प्रसिद्ध क्रातिकारी वारह॒ट केसरीसिह के जमाता श्री ईद्वरदान आसिया तथा साधू सीता- 
रामदास ने स्थापित किया था परन्तु पथिक जी ने विजोल्या पहुचते ही उसको अपने 
प्रभाव मे ले लिथधा और उसको अपने कायये का मुख्य माध्यम बनाथा। उन्होने दूसरे 
दर्ष श्री माणिक्यलाल वर्मा को उसका मत्री बताया श्रौर वर्मा जी उनके निर्देशन में 
बाय करने लगे । 
ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर भू्पासह (पथिक जी) की खोज कर रहे थे । टाटगढ़ 
से भाग जाने के उपरात मेवाड सरकार की पुलिस भी उनके पीछे थी, श्रस्तु वे जानते थे 
कि बहुत दिनो तक वे प्रगठ रूप मे बिजोल्या में काम नही कर सकेंगे । उन्हें डूगरसिह 
भाटी के हारा यह पता चल गया था कि ठिकाने ने मेत्राड राज्य को उनके विरुद्ध रिपोर्ट 
भेजी है । जब मेवाड राज्य ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारट निकाला तो उन्हें 
उसकी पूर्व सूचना मिल चुकी थी । 
उन्होने विद्या प्रचारिणी सभा के कार्यकर्ताओं को सायकाल सभा मे बुलाया 
श्रीर घोषणा की कि मैं आज श्राप लोगो से विद्या हो रहा हैँ फिर कभी आप लोगो के 
दर्शन करू गा । शीघ्र ही अग्नेजो और सामन्तशाही के विरुद्ध जनता उठेगी मैने इतने 
दिनों तक भाषणो द्वारा जो श्रापकी सेवा की है उसे भूलना मत । 
उसी समय रात्रि में वे बिजोल्यां से चल पडे। बाहर दरवाजे तक तो सभा के 
सभी सदस्य उन्हें पहुँचाने आाए। वहां से पथिक जी श्री माणिक्यलाल वर्मा, साधू 
सीतारामदास को लेकर उम्ाजी के खेड़े (जो दो मील दूर था) पहुचे श्रौर वहा श्री 
दरला जी पटेल के यहा शरण ली | 
प्रात काल होने से पर्व ही पथिक जी श्री दरला जी के मकान से भी खिसक गए 
भ्रीर समीपवर्ती प्रदेश में छिप कर रहने लगे । प्रात काल पुलिस ने बिजोल्या और उमा 


जी के सेडे पर छापा मारा परन्तु पथिक जी का पता नही रे सके । परे 
ट दे लस ६ईि 
ही गई तो वे पुन उमा जी के खेड़े श्रा गए श्रौर एक वीरान पु शथिल 


छिप कर रहने लगे। उस मकाम मे कोई रहता नहीं था। म 
- से कही बाहुए गया हुमा था। थघुएय दरवाजे पर ताला पड़ा 


घे मभिरे हुए मकान में 
कान मालिक बहुत समय 
-था | पीछे एक कोठरी गिर 


बैगोगाया भारिवयताज वर्मा २७ 


गई था उसमें से कठिनाई से मकान में घुसा जा सकता था। मकान बहुत बुरी ग्रवस्था 
था उसकी सफाई कर पश्चिक जी ने वहा अपना अड्डा जमाया ओर आन्दोलन का 
सचालन करने लगे । वह वीरान मक न किसान क्राति का मुख्य केन्द्र बन गया । वर्मा 
जी तग्रा प्रमुख कार्यकर्ताओं से उतका सम्पर्क बराबर बना रहा श्र वे किसानों का 
सगठन करते रहे । 
जब्र विजोत्या ठिकने के सभी गावो का सगठन हो गया तो पथिक जी ने साधू 
सीतारामद!स तथा मारिक्यलाव वर्मा को बुलाकर उमाजी के खेडे के -उस वीरान मकान 
में अपना निश्चय बताया कि श्रावण को हरियाली अ्रमावश्या के दित ऊपरमाल किसान 
पंचायत का स्थायी सबठन बना लिया जावे और अ्रान्दोलन को आरम कर दिया जावे। 
पथिक ज' ने वर्मा जी, साधू सीतारामदास तथा अन्य वार्यकर्ताओं को कहा कि इस 
निश्चय की सूचना गाव-गाव पहुंचाओ और स्वय कविता वी दो लाइने लिख कर दी कि 
उ हे नोब्सि में दे दो -- कक कि 
हरिय/ली अमावबस, सुखद घुभ महूर्त मनालो 
स्वत्तत्रता के अर्थ सब धर्म युद्ध को ठान लो । 
हरियाली श्रमावस्या के चार दिन पहले इस आाशय की विज्ञप्ति प्रकाशित कर 
दी गई । हरियाली श्रमावस्या के दिन ऊपरमाल के सभी गावो के हजारो किसान वेरी- 
"साल न मक ग्राम मे इत्र टठे थिक जी स्वयं तो सभा में नहीं आए क्योकि वे 
2भूमिगत रहकर ही किसानों का सगठन उमा जी के सेडे के उस हूटे हुए वीरान मकान 
से कर रहे थे परन्तु सभा स्थल के समीप ही एक मकान में छिपे हुए श्री माणिक्यलाल 
वर्मा तथा सावू सीतारामदाम के द्वारा सभा का सूत्र सचालन कर रहे थे। उन्होने-सभा 
में यह प्रस्ताव रखवाया कि लाग वेगारो के अत्याचार के विरुद्ध युद्द सचालन के लिए 
ऊपरमाल के सभी क्रिसानो के एक स्थायी सगठन की आवशध्यकता है अ्रस्तु ऊररमाल 
पचायत बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। सभी उस प्रस्ताव के पक्ष में थे किन्तु 
कोई भी उसका सरपच बनते को तेयार नही था.। सभी प्रमख पटेल राज्य और ठिकाने 
के दमन से भयभीत. थे । सभी उपस्थित किसानों में निराशा छा गई। प्थिक जी ने 
जब यह सुना तो मन्नाजी पटेल को बुला सेजा और उन्हें ऐसी प्रेरणा दी कि. उन्होने 
,सभा में श्राकर.घो पणा को कि मै सरपच बनने को तंयार हूं जो भी विपत्ति कष्ट दमन 
श्रौर श्रत्याचार होगा उसको भेलू गा सभी किसान भाई मजबूत रहे हमारे नेता, परथिक 
जी के आदेश पर पचायत के नेतृत्व पर चले, डरने की कोई बात नही है । सग ठन के 
द्वारा ही हम ठिकाने के अमानवीय श्रत्याचारों से अपनी रक्षा कर सकते है-। 
मन्ता जी पटेल छ,र सरपच बचने की घोषणा-करते ही किसानों में उत्साह 
की लहर फल गई। महात्मा जी की. जय (पथ्िक जी को विजोल्या के किसान महात्मा 
जी कहते थे)। पथिक जी.की जय, भारतमाता को जय,-मन्‍ना जी पटेल की - जय से वह 
नीरव रात्रि के भ्रवकार मे डूबा हुआ प्रदेश गरूज उठा । - > 


॥५॒ 


प्रस समय ऊपरमाल की स्थ्रिति श्रत्यन्त दयनीय हो उठी थी। ठिकाने 


श्ष पश्ञौगाथा मारिण्यलाल वर्मा 


शोषण श्र दमन चरम सीमा पर पहुँच चुका था। वात यह थी कि फसलें खराब है 
गईं थी बहुत से किसानो को बीज भी नही मिला था परच्तु ठिकाने के कर्चारी मन 
माना कूता कर पूर्ववत ऊचा भूमि कर वसूल कर रहे थे । किसानो की अर स्थिति 
प्रत्यन्त खराब हो गई थी । उबर प्रथम विश्व युद्ध छिड गया था | ब्रिटिश सरकार के 
दवाव से युद्ध का चन्दो और ऋण भी किसानों से जबरदस्ती उगाहा जाने लगा। ड्सी 
- के साथ राव साहव की तलवार बचाई की जो बडी घत राशि मेवाड राज्य सरकार को 
देनी थी वह भी किसानों से वलपूर्वक वसूल क्रिया जाने लगा। इश्त आथिक दोहन से 
ऊपरमाल की जनता तिलमिला उठी। 
श्री माणिक्यलाल वर्मा तथा सावू सीतारामदास जी पथिक जी के पास गए 
उनसे परामर्ण किया । विजोल्या के सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं का विचार था कि जमीन 
न जोत कर पड़त रख दी जावे । पथिक ने उनको सनकाया कि इसमे किसानो की हानि 
होगी । उनकी झ्राथिक स्थिति और अधिक विगड जावेगी और वे अधिक दिनो तक 
ठिकाने के विएद्ध खडे न रह सकेंगे | अ्रतएवं हमे क्रिक्षानों को युद्ध-ऋण और शुद्ध का 
चन्दा न देने के लिए कहना चाहिए । जब समस्त प्रदेश मे अकाल की स्थिति ६ और 
किसानो की फस्ले खराब हो जाने के कारण आञ्राथिक्र स्थिति विशेष रूप से खराब हो 
गई है तो युद्ध-ऋण अयवा युद्ध का चन्दा नहीं दिया जा सकृता। पथिकजी के आदेगा- 
नुसार साधू जी तया वर्मा जी तथा अन्य सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किम्रानों को युद्ध 
का चन्दा न देने के लिए आवाहन किया । वर्मा जी, साधू सीतारामदास, प्रेमच-द भील 
तथा अन्य कार्यकर्ता घुम-घुम कर विजोल्या के किसानों को चन्दा न देने के लिए तैतर 
करने लगे । वर्मा जी प्रेमचन्द भील तथा साधू सीतारामद स चन्दा देने के विरुद्ध गीत 
बना कर स्वय गाते तथा युद्ध का चन्दा नदेने तथा सत्याग्रह के लिए विजोल्या के 
किसानों का उद्वोधन करते । पथिक जी के नेतृत्व में श्री माशिक्यलाल वर्मा ने ऐसा 
घनघोर प्रचार कार्य किया कि ऊपरमाल के किप्तानों मे साहस और शौर्य जाग पडा । 
पीडितो का पछीडा जब वे गाते तो विजोल्या के किस(नो को ऐसा प्रतीत होना कि मानों 
कोई देवदून उनहें दुखो की कहानी सुना रहा है और उस अत्याचार से छुटकारा पाने 
के लिए सत्याग्रह रूपी औपधि लाया हे | वर्मा जी तथा उनक्े साथियो ने पथिक जी के 
छिपे रहने पर भी ऐसा साहस किसानों में भर दिया कि विजोल्या के समस्त किसानो ने 
युद्ध का चन्दा देने से स्पष्ट और हढवापूर्वक इनकार कर दिया । ऐसा साहस विजोल्या 
के किसानो में पहले कभी भी दिखलाई नही दिया था । 
उसी समय एक ऐसी घटना घटी जो ऊपरमाल के इतिहास में चिरस्मरणीय 
रहेगी श्र जिसने समस्त ऊपरमाल में उत्साह और आशा की लहर उत्पन्न कर दी । 

. वात यह थी कि हरियाली अमावस्या को वारीसाल में हुई हजारो किसानों की 
सभा मे यह निर्णय किया गया था कि कोई किसान बेर नही देगा । अतएवं उन्होने 
राव साटव के रसोडे में जलाने की लकडिया वे ।र में नही डाली थी । रसोडे में लक- 
ियो की कमी अनुभव हुई तो ठिकाने के कामदारों ने वेगार मे किसानों को पकड़ कर 


पशोगाया मारिक्यलाल धर्भो २९ 


लकडिया डलवाने का निश्चय किया | सबसे पहले ठिकानेत्रालों ने किसानों में प्रमुख 
अत्यन्त प्रभावशाली गोविन्द निवास गाव के नारायण पटेल को वेगार में पकडा और 
उनसे कहा कि “घीसा की वेगार देने चलो । नारायण पटेल ने हरियाली अ्रमावस्या 
को वारीसाल की सभा में वेगार न देने की प्रतिन्षा के अनुसार वेगार देने से साफ 
इनकार कर दिया फलध्वरूप ठिकाने के सिपाही उन्हें बन्दी वनाकर विजोल्या ले गए । 
श्री नारायण पटेल के वेगार न देने पर बन्दी बनाए जाने का समाचार रानिभर में वत्त 
अग्नि की भाति समस्त ऊपरमाल में फैल गया | पथिक जी के शिष्य तथा वर्मा जी की 
उमाजी के सखेडे की पाठणाला है छात्रों ने इस समाचार को फैलाने में” सहायता दी। 
देखते-देखते रात्रि भर में ही यह समाचार एक गात्र से दूसरे गाव मे फैल गया। पथिक 
जी ने मारिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा गाववालों को यह कहलाया कि प्रत्येक गांव से 
सत्याग्रहियो के जत्ये प्रात काल विजोल्या पहुँचे । श्री माणिक्यलाल जी ने रात्रि भर मे 
ही सारी व्यवस्था कर ली । 
प्रात.काल होते ही ऊपरमाल के प्रत्येक गाव से सत्याहियो के जत्थे विजोल्यां 
- पहुँचने लगे । सत्याग्रहियो का केवल एक ही नारा था “नारायण पटेल को छोड दो या 
हमे भी जेल दो ।” दोपहर तक लगभग दो हजार सत्याग्रही विजोल्या पहुंच गए। 
विजोल्या का कस्वा “नारायण पटेल को छोड दो या हमे भी जेल दो” के नारो से ग्रू जने 
लगे । पथिक जी, वर्मा जी, साधु जी आदि ने सोई हुईं जनशक्ति को जगा विया था। 
विजोल्या वालो ने यह चमत्कार अपने जीवन मे पहली वार देखा था । जो किसान भीर 
बन कर ठिकाने के सिपाही के सामने भी अन्नदाता कह कर गिडगिडाता था और उसका 
सामान सर पर लादकर उसक्रे पीछे पालतू जानवर की भाति चलता था उसमे उस दिन 
ऐसा साहस जाग पडा कि वह बिजोल्या राव के महल की प्राचीरो को अपने युद्ध धोष से 
हिला रहा था । अधिकारी उस्त दृश्य को देसकर स्तब्ध श्रौर विमूढ हो गए तत्कालीन 
मु सरिम दीपलाल जी ने नारायण पटेल को छोड दिया | किसानो की यह पहली विजय 
थी । इससे किसानो में सत्याग्रह के प्रति श्रद्धा आत्मविश्वास और उत्साह की लद्दर 
फील गई। 
जब पथिकऋ जी ने सत्याग्रह आरभ किया त्तो उन्हें इस वात की आवश्यफता 
प्रतीत हुई कि सत्याग्रह आन्दोलन के समाचारों की विज्ञप्ति के लिए समाचार पत्रों का 
सहयोग आ्रावदयक है अस्तु उन्होंने श्रद्धेय गशोश शकर विद्यार्थी को लिखा कि वे सत्याग्रह 
आन्दोलन चला रहे है उनके सिद्ध और प्रभावशाली पत्र की श्रानदोलन को सहायता की 
आवश्यकता है, साथ में विजोल्या के किमानो की ओर से उन्होंने स्वर्यीय गशेश शकरे 
विद्यार्थी को राखी भेजी । प्रताप के यगस्वी सपादक श्री गणेश शकर विद्यार्थी ने उत्तरे 
दिया कि विजोल्या आन्दोलन के लिए प्रताप के पृष्ठ सदैव खुले रहेगे आप निश्चिन्त 
रहे | पथिक जी भूमिगत थे इस कारण वे पकडाई नही दिए। साधू सीतारामदास तथा 
प्रमचन्द भील को पकड लिया गया । उन पर युद्ध ऋण तथा चन्दा न देने के लिए तथा 
किसानों को उकसाने का मुकदमा चलाया । ठिकाने ने इस मुकदमे के सबंध मे तीन महीने 


8० पशौगाथा मारि[क्यलॉल वर्भा 


तक तैरह सौ व्यक्तियों के बयान लिए | जिन्हे ठिकाने की कचहरी मे बयान देने के लिए 
सुबह बुलाया जाता, पथिक जी उन्हें रात्रि को समझा देते कि या बयान देना । सवो ने 
यही बयान दिया कि हमे किसी ने नही वहकाया हमारी दंगा इतनी दयनीय है कि हम 
घन्दा नही दे सकते । " 

_श्रब प्रताप के द्वारा बिजोल्या आन्दोलन की विज्ञप्ति देशभर में होने लगी। 
प्रताप के अतिरिक्त श्रन्य समाचार पत्र भी बिजोल्या के समाचार प्रकाशित करने लगे । 
समस्त देश का ध्यान इस नए किसान आन्दोलन की श्रोर आकर्षित हो गया। राज्य 
सरकार तथा ठिकाना समाचार पत्रो की इस विज्ञप्ति से कोष से बौखला उठे वे झीर 
भ्रधिक दमन पर उतारू हो गए। ठिकाना तथा राज्य सरकार ने सभी प्रमुख कार्येकर्ताप्रों 
प्र राजद्रोह- का मुकदमा चलाया । यह घटना सन्‌ १६१६ प्रर्थात संवत्‌ १६७३ की है। 
पथिक जी, श्री मारणिक््यलाल वर्मा, साधु सीताराम दांत, गणपतिलाल माथुर, प्रेमचन्द 
भील पर भ्रमियोग चलाया गया । गणपतिलाल जी बीमार थे। श्री माणिक्यलाल वर्भा 
की मामी का उन्ही दिनों स्वरगंवरास हो गया था श्रतएव उन दोनो को जमानत पर छोड 
दिया । श्री पथिक जी तो छिपकर आन्दोलन का सचालन कर रहे थे वे पुलिय और 
न्याय की पकड़ के बाहर थे । अब केवल साधु सीतारामदास तथा प्र मचन्द भील रहे 
उन्हे पकड़ कर जेल मे रख दिया गया | परन्तु उनके विरुद्ध पुलिस कोई ठोस साक्षी 
उपस्थित न कर सकी जिससे उनके विरुद्ध राजद्रोह का अपराध प्रमाणिन होता । श्रस्तु 


कुछ समय के उपरास्त उन्हे भी जैल से छोड दिया गया। इसका भी किसानों पर बहुत 
प्रच्छा-प्रभाव पडा । 


£ ४“ -पथिक जी इस-बीच-कानपुर-श्री गणेशबकर विद्यार्थीके पास चले गए थे। 
बिणोल्या सत्याग्रह के लिए प्रताप-मे- गशेश शकर जी ने पृष्ठ निश्चित कर दिए थे। 
पथिक जी - उनका सपादन करते थे । श्रान्दोलन का कार्य श्री माणिक्यलाल वर्मा साधु 
सीतारामदास पथिक जी के निर्देशन के अनुसार चला रहे थे । 

बिजोल्या ठिकाने के कामदार किसान सत्याग्र हियो पर बहुत भब्लाए हुए थे। 
विशेष कर वेगार बन्द-कर देने मे वे बहुन ही क्षुब्ध्र थे । सत्याग्रहियो ने गोविन्द लिवोस 
के नारायण जी पठेल को छूडा-लिया था वह बात -उनफे मन मे कसक रही थी। श्रब 
उन्होने एक चाल चली | इस बात की घोषणा की कि उदयपुर से महाराणा की सरकार 
की आज्ञा आ गई है कि किसानो से वेगार ली जावे । किसान हढ रहे उन्होने बेगार देने 
से साफ इनकार कर-दिया । उस पर ठिकाने ने ५१ किसानो को गिरफ्तार कर-लिया | 
यह बिजोल्या आन्दोलन की प्रथम सामूहिक गिरफ्तारी थी । 

"7 सब किसान सत्याग्रही बिजोल्या राव के महलो के जेलखाने मे कैद किए गए। 
जेल इतनी छोटी थी कि उतने कैदी उसमे नही आ-सकते थे अस्तु वे ५१ किसान मंदान 
में ही रहते थे । ठिकाने की ओर से उनके खाने-पीने का कोई प्रबंध नहीं था । किसान 
अपने धरो से आटा तथा अन्य सामान सगाकर अपना: खाना स्वय बनाते थे । इस काम 
के लिए किवानो ने कल्याणपुर के देवा जी को नियुक्त कर लिया उन्हे वे कोतवाल कहते 


यजोगाया भारिक्यलाल पर्मा ३१ 


थे। प्रतिदिन देवाजी प्रात.काल ५१ किसानों के यहां से सीधा सामान लाता और 
सायकाल उनकी खबर उनके घरवालों को पहुचाता । 
पथिक जी बाहर थे उनसे सलाह करना आवश्यक था, किसानो में वेचनी थी। 
वर्मा जी ने उन्ही देवा जी के द्वारा ४०, ५० प्रमुख किसानो को बुलाकर सलाह की औरे 
निईचय किया कि पथ्चिक जी से आन्दोलन के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए जाया 
जाय । उसी समय पथिक जी की सूचना थ्राई कि तुम लोग दिल्‍ली काग्रेस में आग्रो वहीं 
मिलेंगे किसान प्रतिनिधि कांग्रेस भी देख लेंगे । 
ह॒ अतएव १६१०८ के दिल्‍ली कांग्रेस के श्रधिवेशन को देखने के लिए श्री मारिक्य 
लाल वर्मा के साथ उम्मा जी खेड़ा के चम्पा जी और चतुभुन जी तथा माजी के खेड़ा के 
लक्ष्मण जी वू दी के रास्ते से दिल्‍ली को लिए रवामा हुए उन्होंने कोठा से पथिक जी को 
दिल्‍नी पहचने का तार दे दिया । 
जब वर्मा जी और उनके साथी दिल्‍ली में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले 
तो विद्यार्थी जी ने उन चारों को गले से लगा लिया श्रीर उन्हें सत्याग्रह करने पर ब हुत 
शावाणी दी। 
दाग्रेस मे महामना मालवीय जी का अध्यक्षीय भाषण सुनकर उन्हें बहुत 
भरोसा और उत्माह हुआ | किसानों पर मालवीय जी के भापण का बहुत अच्छा प्रभाव 
पडा। उन्होंने देखा कि ब्रिटिग सम्राद जिसके सामने देशी मेहाराजे भय से कापते हैँ 
उसकी तनिक भी परवाह न कर मालवत्रीय जी श्रग्नेजो के खिलाफ बोल रहे थे तो अपना 
बिजोल्या राव की तो ब्रिटिण सम्राट के लामने कोई हैसियत ही नहीं है उससे दरना 
व्यर्थ हे । विजोल्या के किसान दिलनी से मया उत्साह श्रौर तिर्भगत्रा लेकर विजोर्ण्या 
वापस लौट आए । उन्होने पथिक जी ते शींशे विज्ञोल्या वापस लौठने का श्रोग्रेह किया। 
विजोल्या पहुचने पर वर्मा जी को ज्ञात हुआ कि दीपानलाल जी नोयब' मूंसेरिस 
बदल गए है भौंर उनके स्थान पर माधुर्सिह कोठारी तए नायव म्‌ सरिम द्वोकर भ्रा गए 
हैं। माधुसिह ने आ्राते ही फार्गुन शुक्ल ४ सबवत १९६७५ को श्री खाणिक्य लाल वर्मा “को 
उन्त किसानों के साथ ही जेल में बद कर दिया। उस दिन शाम को साधु सीतरिमदास 
को भी गिरफ्तार कर लिया गया । नायत्र मुसरिम की युक्ति यहु थी कि श्री माणिक्य 
लाल वर्मा तथा साधू सीतारामदास को जेल में बद कर देने परे किसानो का कोई नेता 
तहीं रहेगा और श्रांदोलन ठप्प हो जावेगा । उसने दोनों को प्रथक स्थानों पर कद 
किया । वर्मा जी को कचहरी के पास की बूुर्ज में कद किया गया भौर साधृ जी को नीचे 
जेल के अन्दर रखा गया। किसान मंदान में रहते थे । 
इस समाचार की सूचना मिलने पर पथिक जी इदौर राज्य के तेजपुर गाँव में 
»। गए जो ब्िजोल्या की सीमा थडोद (ग्वालियर) से मिला हुआ गाव है । विजोल्यां 
से उनके पास डाक आती थी और वे किसानो को क्या करना चाहिए उसके श्रादेश 
भेजते तथा उधर मेवाड सरकार तथा ए. ज़ी जी को किसोवों के प्रार्थनापत्र भेजते । 
पथिक जी के पास रात्रि को आदमी पहुँचेता तो सारे समाचार जान लेते श्रौर किसोनो 


8२ मधोगावा भारिण्यकाल बर्भा 
को क्या करना चाहिए उस संबंध में आदेश दे देते थे । उमा जी वा सेझ तमा शोविद 
निवास के कार्यकर्ता डाक को पथिक जी के पास से जाते घोर लाते 4 । मी 
ठिकाने के अध्कारियों ने नायव मुसदिम से सिलकर यहे युति निकाली दर 
किसानों से कहा जावे कि उदयपुर वो मुहकमा सास (संचिवादम) से घाजा था 
किसानो के प्रतिनिधियों को यहा भेजा जावे श्ौर ठिकाने के प्रतिनिधि भी शारें | साख 
मु सरिम से उत ५१ कंदी किसानो से कहा कि वे उदयपुर चलने को विश संबार रे 
जावे। ठिकाने वालो की चाल यह भी कि उद्दयपुर से झाकर सवत १६७० ए। सस्ता ककर 
समभीता करवा लिया जावे जिसमे नाम मात्र की छ्ृद्द देकर बेगार सवा लागतों 
स्थायी करवा लिया जाबे। कंदी किसानो से कहा कि जब तक उस्धे प्च्य किसानो रे 
नहीं मिलने दिया जाता वे इस सम्बस्ध में कोई निर्णय नही कर सकते । लिदान दियाने 
के प्रधिकारियो ने बाहर से ३०० क्रिसानो को और बुलाया । हु 
वर्मा जी को कैदखाने मे यह सूचना मिद्री उन्होंने श्रएनी शुर्म की फकोठरी रक 
ग्टडिफ्री से प्रातः काल € बजे भाक कर देया तो नीचे एक किसान दिरगालाईं प्ठा उसमे 
उन्होंने कह दिया कि सभी किसानो से कह दो कि उदयपुर जाने की मुहकमा खास की 
श्र।ज्ा की नकल ठिकाने खास वालों से मागे । राजुदीन सिपाही से वर्मा जी को विमान 
को यह वात कहते देख लिग्रा तुरन्त बह खिएकी बच्दर करवा दी गई। 
दूसरे दिन जब वे ३०० किसान झाये तो उनके पास वर्मा णी या संदेश पहच 
चुक। था। यद्यपि नायव मु सरिम ने किसानों को वदुत डाटा, टराबा, घमकऊाया परस्तु सभी 
किसानो ने एक स्वर से कहा “मुहकमा यास की झ्राज्मा बतलाओ तभी हम उदमसपुर 
जावेंगे ।” 
नायव मु सरिम मोधूनिह बीखला गए । उन्होंने सिपाहियों को सक्रेत्त किया कि 
इन्हें मुहुकमा खास की नकल व॒ता दो । सिपाही किसानो को घोड़ो के अस्तवल की 
श्रोर ले जाते गौर एक एक किसान की पिटाई करते । इस पर सब किसानो ने एक 
स्व॒र में कहा हमे एकान्त में मत पीटो खुले मे मारो और यह कहकर वे सब के सब वह 
से निकल कर जेल के दरवाजे के बाहर खडे हो गए ! 
सभी बदियों को बाहर खडे देखकर ठिकाने के अधिकारियों ने उन पर जेल 
तोड़ने का आरोप लगाया और २५ व्यक्तियों को बुलाकर उनमे पचनामा लिखया 
लिया । किसानों ने कहा कि हम अब भी जेल मे है हम अकेले मे पिटना नही चाहते थे । 
ठिकाने के अधिकारियों ने ठिकाने की ओर गाव के दोनो फाटक बद करवा दिये जिससे 
कि बाहर से किसान सत्याग्रह के लिए न त्रा सके । तीन चार सौ ३ ० / ४०० किसान 
महल के सामने विना पहरे के बैठे-रहे । वे खाने पीने का सामान घरो से मगवाते थे । 
देवा जी कोतवाल सारी व्यवस्था करते थे । 
जब किसानो पर जेल तोडने का अभियोग लगाया गया तो वे घबरा गए। 
उनमें भय और घबराहट फैल गई। श्री माशिक्यलाल वर्मा उसी रात को पेजञाव करने 
के वहाने पास की जेल की हूटी दीवार फलाग कर किसानो के पास पहुचे और उनसे 


2; 


हि 4 





पाइवेनाथ मदिर का वह स्थान जहा पथिकजी ने वर्माजी 
को आजन्म देशसेवा की शपथ ग्रहण कराई थी 





हु 


रलाल नेहरू के साथ 


उ 


जवीहिं: 


के 


वर्माजी पड्ित. 


कि 


कशौगाया मारिक्दलाल वर्भा 8१६ 


कहां कि तुम घबराओं तहीं। जब कल नायव मु सरिम भ्रभियौग की धुनवाई करें तो 
उनसे कहना कि आप तो फरियादी हैं श्रापको खुद मुकदमे की सुनवाई करने का कोई 
झधिकार नहीं है। इसकी सुनवाई का आ॥रापका प्रयास अ्रवंध है। इसकी सुनवाई 
झोर फंसला तो मुहकमा खास उदयपुर ही कर सकता है। किसानो को समझा कर 
वर्मा जी वापस आ गए । जब वे वापस आ रहे थे तो पहरे के सिपाही दीना ने देख 
लिया और उनसे कहा कि में तुम्हारी शिकायत करूगा । वर्मा जी वापस जेल की दीवार 
पर चढ़कर ऊपर चढ़ अपने बजे मे श्रा गए श्रौर सिपाही से उन्होने कहा, देखो श्रंगर 
तुम शिकायत करोगे तो मेरी तो श्रधिक से श्रधिक इतनी ही हानि होगी कि चार छः 
माह की सजा वढ जावेगी लेकिन तुम नौकरी से श्रवव्य निकाल दिये जावोगे। यह 
तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे जेल फन्नाग कर जाने दिया। यदि नौकरी से हाथ 
धोना हो तो अवश्य कह देना । वेचारा दीना सिपाही भयभीत हो गया । वह चुप रहा । 
उसने इस बात का किसी से जिरझ भी नहीं किया क्ि रात्रि को वर्मा जी किसानो को 
पाठ पढा आए हैं । 
दूसरे दिन जब किसान नायव म्‌ सरिम माधोसिंह के समक्ष उपस्थित किए गए 
तो सब्ो ने एक स्वर से कहा कि इस अ्भियोंग की सुनवाई करने का उन्हे कोई अधिकार 
नही है इसका फैसला मुदकमा खास उदयपुर करेगा । 
नायब हाकिम माधोसिह का चेहरा तेजहीन हो गया वे समझा गए कि वर्मा जी 
ने भ्रथवा साधु सीतारामदास ने उन्हे यह सव पढाया है । उन्होने दोनों को बुलाया श्र 
उनके पैरो मे वेड़िया डाल दी गई श्र उनको जेल की एक कोठारी मे बन्द कर दिया 
गया । 
जेल में पहुँचते ही वर्मा जी तथा साधू जी ने वन्देमातरम का घोष किया । जो 
भी किसान उधर से निकलता वही वन्देमातरम कहता | अ्रन्दर से वर्मा जी तथा साथू जी 
भोर वाहर से किसान बन्देमातरम का घोष करते । इससे किसानो का नें तिक बल बना 
रहा । ठिकाने के अधिकारियों का भय जाता रहा । 
ठिकाने के श्रधिकारियो का दमन करता की चरम सीमा पर पहुँच गया था। 
मकानों से सामान उठवा लेना, खडी फमल नष्ट करवा देना पशुओं को पक्रडवा लेना 
साधारण वात थी । किसानो पर लाठी, बतलम और तलवार से वार होता । कभी-कभी 
किसानों को भयभीत करने के लिए बदूक के फायर किए जाते । जो किसान घायल हो 
जाते उनकी माडलगढ का डाक्टर राज्य के भय से चिकित्सा भी नहीं करता था। 
किसानो के साथ श्रमानवीय श्रत्याचार किए जाने लगे किपानो के दोनो पैर खेडा 
(काठ का यन्त्र) मे डाल कर ताला लगा दिया जाता । उनके पैरो को चीडा करवाकर 
उनमे मारी पत्थर बाघ दिये जाते और उन्हे चिलचिलाती घृप मे बैठाया जावा। कहने 
का श्रर्थ यह है कि ठित्ञाने के अधिकारी किसानो को भयभीन करने के लिए नए-नए 
भत्याचार के तरीकों को अपनाते परन्तु किसान हृढ ये वे नही डिग्रे। वे पथिक जी की 
जय बोलते और यही कहते कि हमे मरता मन्नुर है पर लागत वेगार देना मज़ुर नहीं । 


१४ यद्दोगाया मारिक्यलाल वर्मा 


उधर पथिक जौ पत्नो मे बिजोल्या ठिकाने के अत्याचारों की कह्दानी का धुर्श्नाँ- 
धार प्रचार कर रहे थे। मेत्राड सरकार ए जी.जी तथा भारत सरकार के विदेशी 
विभाग के पास किसानो की ओर से प्रार्थना-पत्र स्मृति पत्र धडाधड भेजे जा रहे थे । श्रंत 
मे इस सारी परिस्यिति को देख कर महाराजा साहब ने बिन्दुलालजी भट्टाचार्य, अमर 
सिंह राणावत तथा अफजल अली को विज्योल्यां जाच कमीशन मे नियुक्त कर जांच के 
लिए विजोल्या भेजा । मो 
वेग!ख शुक्ल १३ सवत्‌ १६७६ अर्थात अप्रेल १६१९ को कमीशन विजोल 
पहुँचा श्रौर दूसरे ही दिन १४ को वर्मा जी तथा साधू जी को जेल से मुक्त कर दिया 
गया। वान यह थी कि पथिक जी ने किस'नो से कहला दिया कि वे यह मांग करें कि 
हमारे प्रमुख कार्यकर्ता छोडे जावे तभी हमारा पक्ष कमीशन के सामने रखा जा सकता 
है। अतएव कमीशन ने वर्मा जी तथा साथु जी को मुक्त करवा दिया। पथिक जी ने 
किसानो की ओर से एक स्मृतिपत्र तैयार क्रिया वर्मा जी तथा साधु जी को सब बातें 
समझा दी । साधू जी और वर्मा जी ने कमीशन के सामने वह स्मृतिपन्र रखा तथा किसानों 
के साथ हुए अमानवीय अत्याचारों का व्योरा सुनाया । ठिकाने की ओर से हीरालाल जी 
तथा तेर्जामह ने केवल यह कहा कि लागते और वेगारे पुराने समय से चली श्रा रही है 
परन्तु वे अपने पक्ष मे कोई प्रमाण उपस्थित न कर सके। वर्मा जी ने परथिकजी के 
सुझाये अतुसार बढते हुए भूमिकर अनुचित लागते अम'नत्रीय बेगारो का कच्चा चिंट्ठा 
कमीशन के सामने रखते हुए ठिकाने के निर्दयतापूर्ण अत्याच।रों का इतिहास बतलांया 
और कह कि यदि हमारे साथ न्याय नही हुआ तो तो हम सघर्ष जारी रखेगे। उन्होंने 
ठिकाने को लूट और फ़र दमन के प्रमाण पत्र उपस्थित किए और बतलाया कि ठिकाने 
ने किसानों का दमन और शोषण करने की नीति बनाली है। कमीशन ने ठिकाने का 
दमन और शोषरा का विरोध करते हुए सब कंदियो को छोड देने तथा लगान, लागते और 
बेगारो के सम्बन्ध में उचित फेसला किए जाने की सिफारिश की । किसानो को कमीशन 
ने आदवासन दिया कि तुग्हारे कष्ट शीघ्र दूर होगे । 
कमीशन के निर्णय के अनुसार सब्र कंदी छोड दिए गए परन्तु लगान (भोग) 
लागनो और वेगार का प्रइन फैसला होने तक स्थग्रित रहा। जनता की यह अशृतपूर्वे 
विजय थी। जब कंदी छूटे तो किसान स्त्री पुरुष उमड पडे | गाजे वाजे से जयजयकार 
के साथ पुप्पी की वर्षा के बीच उनका अपूर्वे स्वागत हुआ । समस्त ऊपरमाल आचल में 
उत्साह की लहर फल गई और पचायत की धाक बैठ गई । यद्यपि कमीशन ने किसानों 
को आश्वासन दिया था कि लागतो और वेगारो के सम्बन्ध में आगे फैसला होगा प रन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि मेवाड सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नही दिया 
दिया इसलिए महकमा खास ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की | किसानों को न्याय नही 
मिला। पथिक जी के नेतृत्व मे किसानो ने यह प्रतिज्ञा करली थी कि वे लाग वेगार नही 
देंगे और ठिकाने की यह जिद थी कि बिना लाग बेगार के लगान नही लेंगे । 
उन्ही दिनो एक विचित्र घटना घटी जिससे ऊपरमाल के किसानो की एकता का 


बशो गाथा मारियक्यलाल वर्भा ३५ 


ग्राश्वयंजनक प्रभाव प्रकट होता है। सवत १६७६ के कातिक मास में ज्वार की बालो 
(फुडके) की लागत देने जब कोई किसान नही आया तो ठिकाने वालो ने ३०,३५ सेहरणों 
को इकटठा किया और सबसे पहले कल्याणपुरा गांव मे ज्वार की बालो (फडको) को 
तोड़ने के लिए हरिजनों (बेगारियो। को बेगार में पकडा । उन सेहणो ने अपने हाथ से 
पाच सात व्यक्तियों के खेतो में ज्वार की बाले (फडके) तोडे । किसानो ने उमाजी के 
खेडे मे श्री माणिक्यलाल वर्मा से जा कर कहा । वर्मा जी ने उन किसानो से कहा कि तुम 
प्रपनी बालों भुट्टरो (फपडको) को पकड कर बंठ जाओझ्रो उन्हे मत ले जाने दो यदि वे तुम्हे 
परड कर जेल ले जावे तो उन्हे छोड कर जेल चले जाग्रो | इधर ठिकानेवाले ज्वार के 
भुट्टों को वेगारियों पर लाद कर लक्ष्मीनिवास गाव गये वहां भौ पांच सात खेतो मे ज्वार 
के भुटटे (फडके) तोडे | जबकि वेगारियो के ऊपर लद्वाकर वेआ रहे थे तो लक्ष्मी 
निवास और कल्याणपुर के ६० ७० किसान लक्ष्मीनिवास और विजोल्यां के बीच मिल 
गए। उन्होने आवाज दी कि खडे हो जावो । हरिजनो ने गट्ठर जमीन पर डाल दिए 
झौर खडे हो गये । जैसे ही वे क्रिसान समीप आए ठिकाने के सेहरों ज्वार के भूट्ो 
(फ्डको) को छोडकर विजोल्या भाग गए । किसान अपने भुट्टे (फडके) उठा लाए। 
ठिकाने वालो का उनको गिरफ्तार करने का साहस ही नही हुत्ना । 
ठिकाने ने पीवल (सिचित भूमि) का लगान बहुत बढा दिया था तथा गन्‍ने की 
पिलाई (प्िंचाई) का टेकक्‍्स भी बहुत ऊच्ा था श्रतएवं पथिक जी ने पचायत को सलाह दी 
कि केवल माल की जमीन को जोता जावे और पीवल की जमीन को पडत रख दिया 
जाय । माल की जमीन का लगान नाममात्र का था। पचायत ने यह निर्णाय कर लिया 
कि कोई पीवल जपीन नही जोतेगा । ठिकानेवालो ने किसानो से कहा कि यदि तुम माल 
की जमीन जोतोगे तो सिंचित भूमि का भी लगाते देना होगा । एक बार पुन पचायत 
तथा ठिकाने में सघर्ष छिंड गया । पथिक जी की राय से पचायत ने नए राव साहब 
को प्रार्थनापत्र दिया क्योंकि उसी वर्ष कोर्ट आवब वार्डम [मु सरमाव) उठ गई थी और 
नए राव साहव गद्दी पर बैठे थे। परन्तु उन्होने किसानो के प्रार्थनापत्र पर कोई ध्यान 
नही दिया । 
इस बार फसल के कृ ते में ठिकाने वालो ने ऐसे व्यक्तियों को लिया जो ठिकाने 
के पक्ष के थे उन्‍होंने बहुत अधिक कू ता किया । किसान उतन' अधिक दे नही सकते थे । 
भ्रभी तक झिसान पचायत में धाकड जाति के किसान ही थे परन्तु इस कंते के कारण 
भील, कराड, तथा अन्य जातियों के मी किसान सम्मिलित हो गये । पचायत ने कते क 
हृढता के साथ विरोध करने का निर्णाय किया। वर्मा जी, तथा श्रन्य कार्यकर्ता जेल से 
छूट आए थे इस कारण किसान पचायत अधिक सुसगठित और सतेज हो गई थी । 
पथिक जी ने प्रताप के द्वारा तथा अन्य समाचार पत्रो के द्वारा घ आधार प्रचार 
करता आरम्भ कर किया। घाकडो के अतिरिक्त अन्य जातियो के किसान पचायत में 
सम्मिलित होने से ठिकानेवाले चौके उन्होने उन जातियो के दो सौ मखियों को पक्रड कर 
जेल मे डाल दिया और उन पर घोर अत्याचार और दमन करता शुरू कर दिय्रा। 


३६ पशौगांधी मातिवियलाले वर्मा 


पथिक जी ने प्रताप तथा अन्य समाचार-पत्रों द्वारा इस दमन की कहानी देश भर को 
सुनाना आरंभ कर दी । पचायत द्वारा महाराणा को, प्रार्थनापत्र भेजा गया तार पर 
तार दिए विवश होकर मेवाड राज्य को ठिकाने को आदेश देन। पडा कि किसानों ने 
जिस भूमि (माल) को जोता है केवल उसी का भोग ।मालग्ुजारी) लिया जावे | किसान 
पचायत की यह अभूतपूर्व विजय थी इससे किसान पचायत की घाक समस्त ऊपरमाल 
श्राचल में बैठ गई । 

उसी वर्ष १६१६ में श्रमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । प्थिक जी ने निश्चय 
क्या कि बिजोल्या का मामला काग्रेस मे रखा जावे । पथिक जी स्वयं अमृतसर गए। 
लोकमान्य तिलक से मिलकर उन्होने किसानो की करुण कथा सुनाई उनके त्याग श्रौर 
बलिदान तथा एकता की जानकारी दी । लोक्मान्य तिलक पथिक जी की उत्कट देशसेवा 
श्रौर उनके बिजोल्या किसान श्रादोलन के कार्य से बहुत प्रभाधित थे। उन्होने स्वयं 
बिजोल्या के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखना स्वीकार कर लिया । लोकमान्य तिलक ने प्रस्ताव 
रखां तथा श्री केलकर ने उसका समर्थन किया। महामना मालवीय जी तथा महात्मा 
गाधी ने प्रस्ताव का विरोध किया । उनका कहना था कि काग्रेस को देशी राज्यों में 
श्रादोलन नही करना चाहिए। मालवीय जी ने यह आदइवा।सन दिया कि वे महाराणा से 
मिल कर इस मामले को तय कराने का प्रयत्न करेगे । अस्तु विजोल्या संबंधी प्रस्ताव 
तो काग्रेस मे पास न हो सका परन्तु समस्त देश का ध्यान बिजोल्या की ओर झआ्ाकषित 
हो गया । 

उसी समय राजपूताना मध्य भारत सभा ने स्वामी भवानी दयाल सनन्‍्यासी के 
नेतृत्व मे विजोल्या जाच आयोग नियुक्त कर दिया। जब स्वामी जो ने विजोत्यां जाकर 
जाच करने की सूचना महाराणा को दी तो महाराणा ने तुरन्त एक कमीशन स्वय नियुक्त 
कर उन्हे लिखा कि इस कमीशन की रिपोर्ट आने तक वे प्रतीक्षा करे। महाराणा की 
इस यूक्ति से भवानीदयाल कमीशन मेवाड़ नही जा सका । 

महाराणा ने पडित रमाकानत मालवीय ( प्रधान महद्राज सभा) तखरतावह 
मेहता, तथा ठाकुर राजसिंह को कमीशन मे नियक्त कर दिया । 

यद्यपि मध्त्मा गाँवी देशी राज्यो मे काग्रेस के हस्तक्षेप के विरोधी थे पर 
विजोल्या के किसान सत्याग्रह ने उन्हे भी श्राकपित किया था । बिजोल्या सबधी जानकारी 
प्राप्त करने के लिए महात्मा याधी ने प.रवरी १६१६ मे पथिक जी को बम्बई बुलाया । 
पथिक जी ने महात्मा जी को किसानों की करुण कथा सुनाई। महात्मा जी ने श्रपने 
सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई को बिजोल्या के किसानो के कृप्ठों की जाच करने के लिए 
परश्िक जी के साथ बिजोल्या भेजा । विजोल्या आकर महादेव देसाई ने जाच की और 
श्रपती रिपोर्ट महात्मा जी के पास भेज दी । भहात्मा जी उस रिपोर्ट से बहुत अ्रधिक 
प्रभावित हुए झोर उन्होंने पथिक जी को वचन दिया कि यदि मेवाड राज्य ने विजोल्यां 
के । शहण भाते गत के सास आप को दे 

तीत्र बनाने के लिए उद्यत 


क्शोगायां मारिएक्यलाल वर्मा ३७ 


थे परन्त मालवीय जी ने गांधी से कहा--आप तनिक ठहरे मुझे प्रयत्न कर लेने दे। 
इस कारण बापू ने स्वयं उसी समय आदोलन मे कूदना उचित नहीं समझा । 
उधर महाराणा ने जो जाच कमीशन नियुक्त किया था वह विजोल्या नहीं 
गया । उससे बिजोल्या के प्ो को उदयपुर बुलाया। पथिक जी की राय से श्री माणिक्य- 
लाल वर्मा के नेतृत्व में मोतीचद खेडा, हीरालाल जावदा, गोकुल जी जावदा, गोकुलजी 
गिरधरपुरा तथा कालू जी कल्याणपुरा को कमीशन के सामने व्िसानो का पक्ष रखने 
के लिए भेजा । 
वर्मा जी ने विजोल्यां के किसानो को कठिवाइयो और दुख दंद का सम्रमाण 
ब्यौरा रखा, श्रनुचित लागतो भौर वेगारो को बन्द करने बन्दोवस्त करके मालग्ुजारी 
निब्चित करने तथा लाटा ग्रौर कूता को समाप्त करने को माग की । कमीणन ने पहले 
कमीशन की ही भाति किसानों के पक्ष को सही माना और उनको न्याय देने की राय दी । 
परन्तु राज्य कमीशन की रिपोर्ट से सतुष्ट नही था मालवीय जी भी उस समय गात्ी जी 
को दिए हुए अपने वचन के अनुसार महाराणा से मिलने आए परन्तु वे भी श्रसफल रहे । 
बात यह थी कि राज्य कोई समभोता नही चाहता था | इसका कारण यह था अभश्रग्रेज 
सरकार विजोत्या श्रादोलन को श्रत्यन्त खतरनाक मानती भझी। बिजोल्या किसान 
पंचायत को वह सोवियत रस के कम्यून' का दूसरा रूप मानती थी श्रस्तु भारत सरकार 
को परराष्ट्र विभाग मेवाड राज्य पर विजोल्या झआादोलन को दबाने के लिए वराबर दबाव 
डाल रही थी । उधर मेवाड के जागीदार भी मेवाड राज्य पर विजोल्या ग्रादोलन का 
कोई फैसला न करने के लिए दबाव डाल रहे थे । अ्रस्तु सारे प्रवत्त श्रसफल हो गए 
कोई फंसला न हो सका । 
घर्मा जी ने जिस निर्भवता तथा साहस के साथ किसानी का पक्ष कमीशन के 
समक्ष रखा उससे सभी लोग बहुत प्रभावित हुए | वर्मा जी ने कमीशन से स्पष्ट शब्दों मेँ 
बाह दिया था कि यदि न्यायपूर्ण फैसला नही हुआ तो पचायत पुनः सत्याग्रह छेड देगी। 
धस्तु समभीब् के प्रयत्त असफल होते ही वर्मा जी ते किसामो को सत्याग्रह के लिए तैयार 
करता शुरू कर दिया । उधर ठिकाने से भी दमन करना आरभ कर दिया । 
जब पथिक जी बंबई में महात्मा गावी से मिलने गए थे तभी वहा यह तय ही 
गया था कि श्री जमनालाल बजाज पथिक जी के सपादकत्व श्रीर सचालवत्व में वर्धा ये 
एक पत्र तिकालने की व्यवस्था करेगे जो कि राजस्थान के जन जीवन को प्राणवान बनाने 
तथा राज्यो की प्रजा के भ्रभाव श्रभियोगो को प्रकाश मे लाने का काये करेगा। श्ररतु 
पथिक जी वर्घा चले गए शोर वहा से राजस्थान केसरी' पत्र निकालना आरभ कर दिया। 
पथिक जी श्रभी तक यद्यपि भूमिगत थे परतु वे रहते बिजोल्या के आस-पास 
ही थे। या तो उमा जी खेडे के उस वीरान मकान में रहते अथवा विजोत्या की सीमा 
से लगे हुए ग्वालियर इन्दौर या वू दी के किसी गाव में रहते थे भ्रतएवं वर्माजी तथा 
अन्य कार्यकर्ता उनसे रात्रि मे मिलकर प्रत्येक समल्या के सबध में मार्गदर्शन प्राप्त कर 
लैते थे । वस्तुत, आदोलन की व्यूह रचना तथा दिन प्रतिदित श्रादोलन का संधालन 


डुद्ध पंगोगाया माररिएस्थ॑ताल वैसी 


स्वय पथिक जी ही करते थे । परतु अव पथ्चिक जी बिजोल्या से दूर चले गए श्रम्तु 
प्रादोलन का निर्देशन तो वे ही करते थे परन्तु आदोलन का दिन प्रतिदिन का सचालन 
श्रौर स्थानीय सगठन का नेतृत्व वर्मा जी के हाय मे था। पथिक जी ने देख लिया था 
कि वर्मा जी मे किसानो को एक साहसी कर्मठ और योग्य मार्गदर्गणक मिल गया है। 
अस्त वे इस ओर से निश्चिग्त होकर समस्त राजस्थान के लिए एक सत्था खड़ी करने 
में लग गए। विजोल्या से वर्मा जी बरावर उनके पास डाक भेजते ये और पथिक जी से 
निर्देशन लेते रहते थे । 

राजरथान केसरी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । पथिक जी के सम्पादकत्व 
में राजपूताने और मध्य भारत की पीडित जनता का वह एकमात्र सहारा बन गया था। 
ब्रिथ्शि सरकार तथा देशी नरेशों पर उसक्री घाक जम चुकी थी। परन्तु पथ्िक जी जसे 
फ्रातिकारी राष्ट्रकर्मी का श्री जममनालाल वजाज की विचारबारा से मेल खाना कठिन 
था | अतएव वे राजस्थान केसरी को छोडकर अ्रजमेर चले श्राए और उन्होने 'राजर्थान 
सेवा सघ' की स्थापना की और 'नत्रीन राजस्थान! पत्र प्रकाशित करना आरभ कर 
दिया । यह नागपुर काग्रेस के वाद को घटना थी । 

१६२० में नागपुर की ऐतिहासिक वाग्रेस हुईैें। वहा पथिक जी ने अपन 
सहयोगियों की सहायता से देशी राज्यों में होनेवाले प्त्याचारों की प्रदर्शनी लगाई। 
यह प्रदर्गनी पथिक जी की मौलिक सूक थी इसका देश भर से आए हुए राष्ट्रकमियों 
पर गहरा प्रभाव पढड़ा। उनका ध्यान पहली वार देशी राज्यो की प्रजा की दुहरी गुलामी ह 
की ओर खिच गया । पथिक जी उस सहानुभूति का लाभ उठाकर काग्रेस के विधान में 
सौलिक परिवतंत कराने मे सफल हो गए । नागपुर काग्रेस मे काग्रेस ने ब्रिटिश भाज्त 
की सकुचित परिधि को छोड कर सम्पूर्ण हिन्दोस्तान की आजादी प्राप्त करना अ्रपना 
ध्येय घोषित किया और राज्यो की प्रजा को भी काग्रेस का प्रतिनिधि बनने का प्रधिक्ार 
दिया । 

पथिक जी ने वर्मा जी को लिखा था कि वे बिजोल्या के किसानो के प्रति- 
तिधिये को लेकर नागपुर पहुचे । राज्य ने कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नही किया 
था, मालवीय जी का प्रयत्न असफल हो गया था किसानो को न्याय नही मिला था श्रतएव 
पुन. सत्याग्रह छेडने के पहले महात्मा गावी को आशीर्वाद लेने के लिए वर्मा जी के नेतृत्व 
भें किसात पचो को पथ्चिक जी ने नागपुर बुलाया | वर्मा जी अपने साथ गोक्‌ल जी, 
ननन्‍दा जी तथा कालू जी को ले गए थ । 

किसान पचो की महात्मा गावी से मिलने की उत्कट इच्छा थी । वे काग्रेस के 
पडाल के बाहर बंठे थे। इतने मे भ्रकस्मात महात्मा जी वाहर आए और कही बाहर 
जाने के लिए मोटर में बठने लगे । वर्मा जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, 'बापू बिजोल्या 
के किसान दर्शन थ॑ बंठे है। ज॑से ही विजोल्या का नाम महात्मा जी के कानो में पडा, 
“महात्मा गावी मोटर से उत्तर आए किसानो से मिले उनको गले लगाया श्रौर कहा 

'शात्श वीरो' झोर रात्रि मे मिलने के लिए कह कर चले गए । 


वंशोगाथा माशिक्यलील वर्मा ३६ 


जब रात्रि को पथिक जी, वर्मा जी, श्री रामतारायण चौधरी, श्री हरिभाई 
किकर और किसान महात्मा गाधी से बिजोल्या सत्याग्रह के सम्बन्ध में मिलने गए तो 
उन्हे देखते ही महात्मा जी बोले क्यों पथिक जी, काग्रेस ने असहयोग श्रादोलन छेड दिया 
है परन्तु मैने आपको बिजोल्या आदोलन का स्वयं सचालन करने का वचन पहले ही दे 
दिया था । कहिये कांग्रेस का असहयोग आदोलन चलाऊ या पहले बिजोल्या सत्याग्रह 
के सचालन का वचन पुरा करू । पथिक जी महात्मा जी के बचन सुनकर आत्मविभोर 
हो उठे बोले “नहीं महात्मा जी आप देश की स्वतन्त्रता के इस महान कार्य को सभालिए । 
यह छोटे मोटे कार्य हमारे लिए छोड दीजिए । जागीरदारों तथा राजेरजव्डो से तो 
हम आपके अनुयायी ही निपट लेगे । गाधी जी से आशीर्वाद लेकर पथिक जी ने देशी 
राज्यों के कार्य को अधिक सततेज करने के लिए एक ऐसी सस्था स्थापित करने का 
हचय किया कि राजस्थान की सेवा के लिए देशभक्त साहसी कार्यकर्ताश्रों को सगठित 
करे । जब पथिक जी का जमनालाल बजाज से विचार-भेद हुआ तभी वे राजस्थान 
केसरी छोडकर ग्रजमेर झआ गए और उन्होने राजस्थान सेवासघ की स्थापना की । 
महात्मा गाघी से विजोल्या सत्याग्रह के लिए श्राशीर्वाद लेकर॑जब वर्मा जी 
किसानों के साथ नागपुर से बिजोल्या पहुँचे तो उनके मन में भारी उत्साह था। 
महात्मा जी से मिलकर किसानो में बहुत जोश उत्पन्न हो गया था । 
विजोल्या लौटने के उपरान्त आदोलन और ग्रधिक तीत्र हो गया। जनवरी 
१६२१ में मेवाड रेजीडेस्ट श्री विन्किसन का विजोल्या की ओर दौरा हुझ्ना | ठिकाने को 
बेगार लेने का यह अ्रच्डा श्रवसर मिल गया । उन्होने सोचा कि जब वे रेजीडेन्ट के लिए 
बेगार लेगे तो राज्य भी कुछ नही कहेगा श्रोर पचायत भी चुप हो जावेगी। परन्खु 
वर्मा जी के नेतृत्व भे पचायत ने बेगार देने से साफ इन्कार कर दिया, उन्होंने कहा कि 
किसान बेगार नही देंगे यदि उचित मजदूरी मिलेगी तो काम करेगे। फल यह हुमा 
कि किसानो ने वेगार देना अस्वीकार कर दिया । 
उमा जी के खेडे में स्वय वर्माजी बंठे थे इस कारण वह किसान पंचायत वा 
मुख्य केन्द्र था। तत्कालीन कामदार मुहम्मद अली मे सोव। कि यदि उसके समीप के गांयो 
के प्रमख किसानों को बेंगार के लिए विजोल्या ले जाया जा सके तो किसानो का साहस 
हट जावेगा । अस्तु सबसे पहले उन्हींते माजी के खेड़े मे लारायण जी, लक्षमण जी तथा 
जयचन्द के मकानों को घेर लिया । उत्तमे कहा कि या तो वेगोौर दो या फिर विजोलया 
चलो । समम्त गात्र सगठित हो उठ खडा हुम्ना वर्माजी के पास समाचार पहुचा तो 
उन्होने भ्रन्य गाव वालो को भी वहा पहुचने का आदेश दिया । माजी के खेडे मे सैकड़ों 
किसान जमा हो गए । दोपहर कामदार २०० आदमी लेकर माजी के खेडे आए परतु 
किसानो को सगठित देखकर कुछ देर बातचीत कर वापस लौट गए । फरवरी १९२१ के 
अ्रतिम सप्ताह में एक घटना घटी जिसका ठिकाने ने लाभ उठाना चाहा। देसेली के 
नंदराम अहीर को रात्रि मे किसी ने पीटा । नदराम राव साहब के धाय भाइयो मे से 
था। कामदार के कहने पर उसने उम्मा जी के खेड़े के चपालालजी, रामा जी और 


० घशोगाया मारिक्यलाल धर्मों 


तुलसीराम के नाम लिखवा दिए। दूसरे दिन ठिकाने के २०० व्यक्तियों का दल उन्हें 
गिरफ्तार करने के लिए उम्मा जी के खेडे झाया । परन्तु किसानो ने कहा कि हम ठिकाने 
को नही मानते राज्य के अधिकारी आवंगे तो हम गिरफ्तार होगे । अतएव उस समय 
तो ठिकाने के आदमी वापस चले गए परन्तु कुछ ही दिनो उपरात माघ शुक्ल १० संवत्‌ 
१६७७ को तुलभीराम जी जब जगल में घास खोदते गए तो वहा ठिकाने के श्राद्ियों 
ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया । 
यह खबर एक व्यक्ति ने भाग कर उमा जी के खेडे मे पहुचाई । खबर सुनते ही 
वर्मा जी ने अपनी पाठशाला के ८० छात्रो को छूट्टी दे अन्य गावों से आदमियों को बुलाने 
भेज दिया इधर ठिकाने के श्रादमी तुलसीराम जो को गिरफ्तार कर विजोल्यां ले जा 
रहे थे उधर दो हजार क्रिसानो ने उन्हे रास्ते मे घेर लिया | ठिकाने के आदमियों ने 
भयभीत हो तुलसीराम को छोड दिया । 
दूसरे दिन माघ शुक्ल ११ को ठिक्राने के तीन सो आदमी उमाजी के खेड़े 
ग्राएं। उन्होने वर्मा जी के साथ उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रात काल यह 
समाचार आस पास के गांवों में पहुंच गया तीन तृजार किसान श्रवने नेता के ग्रिरफ्तार 
होने का समाचार सुनकर उमा जी का खेडा आ गए । किसानो में उस समय प्रदुभुत 
उत्साह था। जो देखने के योग्य था। ठिकाने के कर्मचारी कालूसिह ने सरदारराम जी 
का सेडा के चतुर्भूज जी को ललकारा और कहा “पहला बार यह तेरे पर होता है” 
ऐसा कहकर उसने बन्दूक तानली । श्री चतुर्भुज भी अत्यन्त निर्भयतापूर्वक सीना खोल 
कर सामने आ गए पभ्ौर कहा “हा काका साहब पहला नसुजरा मे ही करना चाहता 
हूं ।” किसानो के सगठत भर साहस को देस ठिकाने के सिपाही भयभीत हो गए। 
किसानो ने कहा कि हम ठिकाने के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। उस समय 
पदा जी से दरोनी के श्रह्दीर खेमा जी ने कहा कि तूने ही यह बखेडा करवाया हैं। यदि तू 
राजीनामा कर लेता है तो यह मिठ जाबैगा नही तो श्रनर्थ हो जावेगा । हम कोई तेरा 
ब्ाथ नही देंगे, लेमा जी की बात का तन्‍्दा जी पर प्रभाव हुआ शौर उसने भी भगड़ा 
क्पाप्त करने के लिए कहा | इस पर ठिकाने के श्ादमी रतब्ध रह गए। ते शहौरो को 
भला बुरा कह वहां से चले गए । 
बाघ शुक्ला ११ तक पथिक जी की श्रोर से कोई उत्तर नहीं श्रायों भ्रीर त 
धारायण जी लीहे तो श्री माशिवयलाल वर्मा दो अन्य किसानों को साथ लेकर पैदल 
कोटा के लिए रत्रि मे चल पडे। उस पहाडी और वन श्रच्छादित प्रदेश में राधि भर 
खलकर वे प्रीत काल कोटा पहुचे वहा से पथिक जी को वर्चा तार दिया । 
पशथिक जी पर भेवाड मे प्रवेश करने पर निषेध था अतएव वे स्वय तो भ्रा नहीं 
सकते थे उन्होने श्री श्र्जुतलाल सेठी को भेजा । तार द्वारा उत्तर दिया कि श्री सेठी जी 
पहुंच रहे है | सेठी जी वर्मा जी को कोटा में ही मिल गए। सेठी जी को लेकर वर्मा जी 
पंदल ही कोटा से सभी साथियों के साथ चल कर लक्ष्मीपुरा गाव शन्नाए शौर रात्रि में 
वह्दी रहे । रात को सेठी जी के साथ कुछ भ्रादमियों को छोड़ कर वर्मा जी श्रपने कूद 


पशी गाया सारिक्यलाल वर्सा ४ 


साथियों को लेकर पंदल ही चल दिए | बात यह थी कि वर्मा जी पहले पहुँच कर सेठी जी 
के स्वागत की तंयारिएां करना चाहते थे । 
वर्मा जी की कष्ट सहिष्णुता का यह एक अदभुत उदाहरण है | तीन दिन झीर 
तीन रात वे न तो सोये और न आराम ही किया पैदल विजोल्या आचल से कोटा श्रौर 
कोटा से विजोन्या उस पर्वतीय तर वन आच्छादित प्रदेश मे वे चलते रहे । उस समय 
एक दुर्घटना होते होते बच गई । वर्मा जी और उनके साथी थकान से चूर हो गए थे उन 
की आखों मे नींद कुक रही थी परन्तु विजोल्या झीत्र पहुँचना था श्रतएवं वे विना विश्वास 
किए चले जा रहे थे जब वे गरडवा के पास पहु चे श्र नदी मे चल रहें थे तो उनके एक 
साथी को नीद आ गई वह गिर पडा और उसके कथे पर भरी हुई वन्दुक रखी थी छूट 
गई परन्तु किसी के लगी नही । पहाडी श्रीर वन आच्छादित प्रदेश मे जगली पशुओं के 
कारण बन्दृक लेकर चलना पडता था । 
फाल्गुन कृष्ण १३ को वर्मा जी अपने साथियों के साथ उमाजी के खेड़े पहुच और 
समस्त जमरमाल में सेठी जी के स्वागत की तैयारिया की जाने लगी। 
ऊपरमाल के किसान स्त्री पुरुष सभी सदाराम जी के खेडे मे इकट्ठे हुए। सदाराम 
जी के खेंडे मे लगभग सात हजार का ग्रामीण जनसमूह एकच्नित हुआ । ऐसा प्रतीत होता 
था कि समस्त ऊरमाल आचल की जनसंख्या ही उम्रड कर श्रा गई हो । सेठी जी का 
बिजोल्या के किसानो ने अत्यन्त भव्य रवागत किया | लक्ष्गीनिवास तक उसका बहुत बडा 
जलूस निकाला गया। लकद्ष्मीनिवास में सभा हुईं, सेठी जी का भाषण हुआ । उस 
विश्ञाल जनसमूह में वर्मा जी ने जब पछीडा गाया तो स्वय सेठीजी गदगद हो गए ॥ 
सेठी जी को ठिक्रानेवालो ने बिजोल्या के करव्रें मे नही घुसने दिया अतएुब 
बे दरवाजे के बाहर रामस्नेही कल्याणराम जी के पास ही ठहर गए । सेठी जी ने 
सारी परिस्थिति देखी किसान पचो से वात की उन्हें उचित परामर्श देकर कि वे जान्ति- 
पूर्वक प्रान्दोलन चलाते रहे भड़के नही वे कोट( के मार्ग से वापस चले गए । वहा जाकर 
एन्हीने पश्चिक जी को सारी परिस्थिति से श्रवगत कराया । 
उस समय ठिकाने की दशा प्रत्यत्त दयनीय हो उठी थी । आय के साधन 
तम्राप्त हो गए थे। किसानो मे लगाते लागत, श्रीर वेगार बन्द कर रखी थी। साथ 
ही ठिकाने पर व्यय का भार बहुत हो गया था। क्योंकि आन्दोलन को दबाने के लिए 
उसे बहुत बड़ी सस्या में सिपाही आदि रखने पड़ रहे थे | श्तएव ठिकाना बहुत कर्जदार 
हों गयां था । 
बात यह थी कि पथिक जी ने किसान पचायत को सलाह दी थी कि ठिकाने 
का पूर्ण बहिष्कार कर देना चाहिए । वर्माजी के नेतृत्व में किसान पचायत ने ठिकाने 
के बंहिंष्कार को ऐमा कठोर और पूर्णा बता दिया कि जिसकी कोई कत्पना भी नही कर 
सकता था | वर्मा जी ने किप्तान पचाप्रत से यह प्रस्ताव पास करा दिया कि कोई ऊपर- 
माल का किसान ठिकाने की कोई आज्ञा नही मानेगा लगान वेगार नही देगा । बिजोल्या 
के करते में नद्दी जावेगा । ठिकाने की कचेहरी से कोई वास्ता नही रखेगा । जो किसान 


पशोगाथा भारिवयलाल वर्मा 


विजोल्या कस्बे मे रहते थे उन्होंने करबा छोड दिया, बाहुर जगल मे डेरे डाल दिए । 
शराब छोड दी, शादी और मृत्यु भोज बन्द कर दिए गए । ठिकाने की जमीन की पडत 
रख कर समीपवर्ती राज्यों ग्वालियर कोटा बृन्‍्दी मे खेती करने लगे । इस शआ्रान्दोलन से 
छुटभइयो ( राव साहब के छोटे जागीरदारो ) की स्थिति तो वास्तव मे अत्यन्त दयनीय 
हो उठी | वे गुप्त रूप से पथिकजी के पास अ्रजमेर जाते । लाग वेगार न लेने का 
वचन देते तो राजस्थान सेवा सघ से उनके गाव के पटेलो को तथा किसान पचायत को 
सूचना भेजी जातो कि उक्त छोटे जागीरदार ने लाग बेगार न लेने का लिखित वचन दे 
दिया है उप्तने राजस्थात सेवा सघ की शर्तों को मान लिया है उसको लगान उगाहने देना । 
तब जाकर उसको लगान मिलता था | 
समस्त ऊपरमाल आचल के किसानो का ऐसा हृढ शोर अद्भुत संगठन हो गया 
था कि ठिकाने का सारा प्रभाव समाप्त हो गया । ठिकाने की आथिक स्थिति बहुत र 
गई उस पर भयकर कर्ज हो गया । राव साहब की आशिक स्थिति ऐसी दयनीय हो 
उठी कि उनके रसोडे (भोजनालय) का खर्च चलाना कठिन हो गया । श्रस्तु राव साहब 
भी समभोता कर लेना चाहते थे । उन्होने कई बार पचायत से सधि वार्ता करनी चाही 
तो पचायत ने पथिक जी से बात करने को कहा | जब सेठी जी बिजोल्या आए थे तो 
राव साहब ने पचायत से समभीता करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होने सेठी जी 
से यह इच्छा प्रकट की थी कि पथ्चिक जी से कहकर ठिकाने का किसान पचायत से 
समझोता करावे । पथिक जी बेगार प्रथा की जाच के लिए कोटा आए हुए थे वे 
बविजोल्या की श्रोर श्रा रहे थे कि बडगाव मे सूचना मिली कि सेठी आ रहे है तो वे 
वही शक गए। सेठी जी ने पथिकजी को सारी परिस्थिति से अ्रवगत कराया कि राव 
साहब ने समभौता करने की इच्छा प्रकट की | अस्तु पिथिक जी बडगाव मे ही ठहर 
गए और उन्होने ठिकाने तथा किसान पचायत के प्रतिनिधियों को वही बुला लिया । 
श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व मे दस बारह किसान प्रतिनिधि बड़गाव पहुँच 
गए । ठिकाने की ओर से सावललाल जी पुरोहित, हीरालाल जी कामदार तया तेजतिह 
फौजदार श्राए । एक सप्ताह तक सचिवार्ता चलती रही परन्तु बेगार के प्रश्न पर कोई 
समभोता न हो सका। वर्मा जी किसी भी रूप मे किसी प्रकार की बेगार देने के विरुद्ध 
ये उधर ठिकाने के प्रतिनिधि वेगार को पूरी तरह छोड देने को तंयार नही थे। उस 
रामय कई बार राव साहब ने किसान पचायत से समभीता करने की इच्छा प्रकट की 
रन्तु हर बार किसान पचायत यही उत्तर देती कि पथिकजी के पास चलो । ठिकाने 
वाले पश्चिकजी तथा राजस्थान सेवा सघ से बात न करके सीधे पचायत से बात करना 
चात्ते थ। एक वार राव | साहब ने क्रिसान पचायत से पुन. समभौते की बात चलाई 
पचायत ने कहा हम पथ्चिक जी को सूचित कर देते हे। किसान पच्रायत ने पथिक जी 
के पास अपने प्रदिनिधि भेजे श्रौर कहलाया कि राव साहब समझौता करना चाहते है श्राप 
आइए] पबिक रे अस्वस्थ थे फिर भी विजोल्या आए। पर: तु उनके आने के पहले 
ही राव साहब बिजोत्या से उदयपुर चले गए । पथिक जी कई दिन बिजोल्या ढहूरे 


पबंशीगायां माशिक्णंलाल वर्मा ४३ 


परन्तु तब सधचि चर्चा करना तो दूर रहा उनसे कहा गया कि श्राप विजोत्या से निकल 
जाइए। वस्तुत्यिति यह थी कि आर्थिक स्थिति के अत्यन्त भयावह हो जाने से विवश 
होकर वे चाहते थे कि कुछ समभौता हो जावे परन्तु परामशदाताओ, राज्य अधिकारियों 
तथा अन्य जागीरदारो का दवाव पडने पर पुन हट जाते। मन से तो थे भी नद्टी चाहते 
थे कि पचायत से समझौता करे । 
किसानों ने सवत १६७६ में पीवल ओर १६७७ में सारी ही जमीन पठत रखी 
थी। संबत १६७८ में वर्षा होते ही किसानो ने फसले बोई ओर आसोज गकल ७ 
सवत १६७८ दिनाक ८ अक्टूबर १६२१ को जब फसले पक गई तो ठिकाने को कू ता के 
लिए सूचना दी कि एक सप्ताह के अन्दर कूता करालो अन्यथा हम फसले काट लेगे । 
उस उत्तर में दिनाक १०-१० २१ को ठिकाने ने लिखा कि पुराना लगान, तथा ल/गते 
जमा कराओ्रो उम्तके वाद कू ता होगा तव तक फसल काटने की आज्ञ, नटी दी जा सकती 
फिर भी पचायत ने निश्चित अ्रवधि तक प्रतीक्षा की । जब कोई नहीं चाग तो पचायत 
ने फिर उन्हे सूचगा दी फिर भो ठिकाने की ओर से कोई नही श्राया । 
प्चायत ने किसानो को श्राज्ा दे दी कि वे फसल काटकर घर ले आवें। 
किसानो ने फसज काटनी झारम्भ करदी और अनाज घर लाने लगे । जब ठिकाने को 
यह मालूप हुआ तो उसने अपने छोटे जागीरदारों को एकत्रित किया और किसानों पर 
ग्राक़मण कर दिया । ४ 
परन्तु ऊिसान वर्मा जी के नेतृत्व मे पूर्ण रूप से संगठित श्रीर भान्त रहे । 
किसान तनिक भी नहीं घबराए वे फसल काट कर घर लाने का कार्य निर्भव होकर कर 
रहे थे क मदार ने उन छोटे जागीरदारों को किसानो पर गोली चलाने के लिए कहा 
परन्तु उन्होने गोली चलाने से इनकार कर दिया । उन्होते कहा कि हम छुटभइये लोग 
बाहर के आराक्रमण से रक्षा करने के लिए हैं निह॒त्थो पर गोली चलाना हमारा काम नही 
है। कामदार तथा ठिकाने के कर्म चारियो का जोश ठन्डा पड़ गया । 
दूसरे दिन श्री मारियक्य लाल वर्मा को फौजदार तेजसिंह राव साहब की विधवा 
मा के पास समझौते के लिए ले गया परन्तु कामदार ने किर समकीता नही होने दिया । 
इसी बीच श्री माणिक्यलाल वर्मा ने उधाजी के खेडे मे अपने रहने के लिए 
मकान बनाना तथ दिया । वर्मा जी का किसानो पर इतना भधिक भाव था तथा वे 
उनकी इतनी श्रद्धा करते थे कि सारा गाव उनका मकान बनाने के लिए जुट गया। 
परन्तु ठिकानेवालो ने यह कह कर कि ठिकाने से आज्ञा नहीं ले। इस कारण जितना 
भी गाव वाले मकान बनाते उसे दिन में ठिकाने वाले गिरा जाते । परन्तु किसान उसे 
फिर रात मे बनाते । यह क्रम कई महीने तक चलता रहा श्रत मे ठिकाने वाले थक कर 
हार गए और उमाजी के खेड़ा के किसानों ने अपने मार्गदर्शक वर्मा जी के लिए मकान 
बना कर तर कर दिया। 
ठिक्‍्ताने की दशा अत्यन्त बिगड चुकी थी | तीन साल से लगान नहीं मिला था। 
. जगाने, लागते और वेगार ने मिलने से ठिकाना बेहुद कर्जदार द्वो गत्रा था। राब साहब 


४४ धपतोगायथा भारिवयलाल धर्मा 


का निजी व्यय तथा कर्मचारियों का वेतन चुकाना भी कठिन हो गया था । विवश होकर 
ठिकाने तने पुन: समझोते की बात चलाई हक पथिक जी को लिखा। पथिक जी ने 
किसान पचायत तथा ठिकाने को बुला भेजा । ठिकाने की ओर से सावललाल जी पुरोहित 
श्री तेजसिंह जी, तथा कामदार हीरालाल तथा पचायत के प्रतितिधि श्री मारिएक्यलाल 
नेतृत्व मे श्रजमेर पहुचे । 
री ड पा जी ने दे शर्ते रखी। प्राय, सभी शर्तों को ठिकानेवालो ने मान 
लिया । पन्द्रह दिन तक राजस्थान सेवा सघ के कार्यालय मे उन शतों पर बहस होती 
रही | जबकि पथ्षिक जी के नेतृत्व मे समझौते की चर्चा चल रही थी तो ठिकाने के 
प्रधिकारियों को यह ध्यान आया कि यदि पथिक जी द्वारा किए गए फैसले को उन्होने 
स्वीकार कर लिया तो बिजोल्या के किसानो पर पथिक जी का प्रभाव बहुत श्रधिक बढ़ 
जावेगा और भविष्य मे ठिकाने को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अस्तु 
उन्होंने यहा कुछ भर्तों को नही माना और उन पर अड़ गए | उनका सोचना थह था कि 
वे उन शर्तों को बिजोलिया जाकर स्वीकार लेगे तो पचायत समभोता करने पर 
तैयार हो जायेगी । अन्तिम समझौता बिजोल्या किसान पचायत से होने पर पथिक जी 
घोर राजरथान सेवा सघ को श्रेय नही मिलेगा । 
बिजोल्या पहुँच कर ठिकाने ने वे झर्ते भी मान ली जो भ्रजमेर मे नही मानी थी 
परन्तु किसानो ने कहा कि जब तक इस फंसले पर पथिक जी की रवीकृति की मुहर नही 
लग जाती हम इसे स्त्रीकार नहीं कर सकते | श्ररतु फेसला न हो सका झौर प्रान्दोलन 
तया दमन पूर्ववत चलता रहा। 
उधर विजोल्या आन्दोलन का प्रभाव केवल भेवाड तथा समीपवर्ती राज्यों कौ 
जागीरो पर ही नही वरत समस्त राजस्थान पर पडने लगा । बारवा, आातरी, भेसरोगढ़ 
नेगू, बस्ती, पारसोली, खेराड, भ्रमरगड तथा जहाजपुर के किसान भी उठ खडे हुए । वहा 
भी किसात लोग बेगार तथा जागीरदारो के शत्याचारों तथा शोषण के विरुद्ध प्रान्दोलन 
करने लगे । राजस्थाव के भीलो पर भी ब्रिजोल्या श्रान्दोलन का प्रभाव पडने लगा। 
प्विरोही के भी लोग उठ खडे हुए, बू दी मे भी किसामों में अ्रभूतपूर्व जागृति की झत्पत्ति 
होगई वे भी उठ खड़े हुए। उस समय बिजोल्या श्रान्दोलन का प्रभाव समस्त राजस्थाव 
पर पड रहा था । 
विजोल्या सत्याग्रह के बढते हुए प्रभाव के कारण भारत सरक्षार के विदेशी 
विमाग के उच्च अधिकारियों का धंर्य॑ छूटन लगा । उनको भय होने लगा कि कही यह 
श्रस्नि समस्त राजपूताने (राजस्थान) मे न फैन जावे । अ्स्तु सरकार ने मेवाड राज्य 
पर दवाव ठाला कि विजोल्या आन्रोलन को समाप्त करने के लिए पचायत से शीघ्र ही 
रामभोदा कर लिया जावे । | 
इस उद्ृ श्य से एक बडा कर्मचारी मडल बिजोल्पा पहुँचा । ब्रिटिश सरकार की 
धोर, से ए. जी जी हार्लड, उनके सेक्ने टरी ओगल्वी तथा मेवाड के रेजीडेन्ट विल्किन्दन, 
सैवाड़ राज्य की ओर से राज्य के मन्नी प्रभाषचन्द्र चटर्जी, विहारीलाल सायर हाकिम 


पशौगावा मारिक्यलाल वर्मा ४$ 


तथा ठिकाने के प्रतिनिधि के रूप में कामदार हीरालाल, फौजदार तेजसिह तंथा 
जालिम सिंह थे ! 

ए. जी. जी हालेंड ने ४ फरवरी १६२१ को विजोल्यां पहुँच कर किसान 
पंचायत को कहलाया कि हम किमानों के कष्डो को मिटाने आए हैं ग्रत वे उपस्थित हो 
झभौर अपने कष्टों के सवंध में हमे बतलावें । वर्मा जी ने पचायत की ओर से यह उत्तर 
भिजवाया कि यह लडाई हमारे तथा मेवाड़ राज्य और ठिकाने के बीच है श्रत हम 
झापसे ( तीसरी गक्ति ) से फैसला करवाना नहीं चाहते । इस पर प्रभाषचन्ध चर्जी 
ने लिखा कि हालैड माहव मेवाड राज्य की ओर से प्रतिनिधि है और मैं मेत्राड के मत्री 
को हैसियत से श्रापको निमत्रण दे रहा हुँ। श्रतः आप लोग पधारते का क्ठ करे । 
श्री चटर्जी के पत्र श्राने पर पंचायत ने श्रयने प्रतिनिधि भेजना निश्चित किया उत्तर में 
यह भी प्रकट कर दिया कि यदि किसान प्रतिनिधियों के साथ बराबरी का और सम्मान 
पूर्ण व्यवहार होगा तभी हमारे प्रतिनिधि सधिवार्ता मे भाग लेगे अन्यथा नहीं । पचायत्त 
ने यह भी अझ्राग्रह किया कि हम सचि चर्चा तभी करेंगे जबकि राजस्थान सेवासघ को 
बुलाया जावे । 

पथिक जी पर मेवाड मे प्रवेश करने पर प्रतिवन्ध था अ्रतएवं उन्होने राजस्थान 
सेवा सध के मत्री श्री रामनारायण चौवरी को विजोल्या पचायत को परामर्भ देने तथा' 
प्रान्दोलन के सचालन में सहायता करने के लिए भेजा था। ए जी जी हालैड के 
सेक्रेटरी का शिविर से इस आगय का पत्र चौधरी जी के पास झाया कि ए जी जी. 
महोदय राव साहब तथा किसानो के वीच समझौता कराने श्राए हुए है यदि श्राप इसमें 
सहायता देंगे तो राव साहव तया ए जी जी महोदय को प्रसन्नता होगी । चौधरो 
जी को निमत्रण मिलने पर किसान पचायत सधि चर्चा के लिए तंयार हो गई । 

किसानों की श्रोर से श्री माणिक्यलाल वर्मा, पचायत के सरपच मोती बन्द जी 
पटेल तथा मत्री नारायणजी पटेल, तथा श्री रामनारायण चौधरी प्रतिनिधि होकर 
गए । 

५ फरवरी १९२२ को प्रात काल दस बजे बिजोत्या के बाहर तालाव के पास 
वाग में खुले मैदान में संधि परिषद की बैठक श्रारंभ हुईं। वह हृदय बिजोल्या ही नहीं 
राजस्थान के इतिहास में श्रभूतपूर्व था। ऊपरमाल श्राचल मे समाचार वन की शअ्रग्ति 
के समान फैल गया कि श्रजमर से ए जी जी ठिकाने श्लौर किसान पचायत में सधि 
कराने आए है, समस्त ऊपरमाल' क्षेत्र की जनता उस बाग मे उमड़ पडी। नदी की 
धाराशो की भाति सब दिभाओ्रो से जनता श्राकर इकट॒ठी हो गई। सत्याग्रहियों के मुखों 
पर विजय का गये था परन्तु उनमें मर्यादा श्रोर सयम भी था। यह देशी राज्यों के 
इतिहास में पहला अवसर था कि शोपित शोर पीडित किसान जो दीर्घकाल से राज्य तथा 
ठिकाने के द्वारा पद दलित किए जा रहे थे वे सिर ऊचा कर आत्मविश्वास भ्रौर गये 
के साथ प्रवल शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार, मेवाड़ के महाराणा तथा क्गिल्या राव के 
प्रतिनिधियों से समान स्तर पर बात्त कर रहें थे 


४६ पशोगाया मारिकयलाल कमा 


विजोल्या आन्दोलन का महत्व इसी से प्रकट होता है कि स्वयं ए जी जी को 
उस छोटे से ठिकाने के प्रदन को सुलकाना पडा। जिस ए जी जी के भवन में जाने पर 
बड़े-बड़े राजस्थान के महाराजे भी श्रातकित हो जाते थे और जिसकी टेढी भृकुटि को 
देखकर मरेश भयभीत हो काप उठते थे उसे किसान पचाय्रत से समझौता करने के लिए 
स्वय चलकर विजोल्वा श्राना पडा । राजस्थान में ऐसा भी हो सकता है यह किसी की 
भी कल्पना के बाहर की बात थी । किसानो की यह श्रभूतपूर्वं विजय थी । 

ए जी जी हालंड के साथ मेवाड राज्य के प्रतिनिधि और समीप ही ठिकाने 
के प्रतिनिधि कुसियों पर बंठे थे। उनके ठीक सामने श्री माणिक्यलाल वर्मा श्री राम- 
नारायण चौधरी, सरपच मोतीचन्द पटेल तथा मत्री नारायण जी पटेल भी कुर्सियों पर 
बठे थे। पचायत ने निमत्रण स्वीकार करते समय यह शर्ते रख दी थी कि उनके प्र ति- 
निधि भी अ्धिका रियो के समान ही कुर्सियो पर बंठेगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता 
था कि नेतृत्व राजसत्ता के हाथ से निकल कर जनता जनार्दन के हाथ मे चना गया। 
किसानों की हजारों की भीड की व्यवस्था पचायत के वृद्ध कर्मचारी देवाजी, जो 
श्रान्दोलन के समय डाक एक गाव से दूसरे गाव ले जाते थे श्लौर जिन्हे किसान कोतवाल 
जी कहते थे, कर रहे थे । 

जब किसान पचायत के प्रतिनिधि उस्त सधि परिषद में चर्चा करने आए तो 
उन्होने बन्देमातरम कहकर अभ्रमिवादन किया और ए जी जी हालंड आदि ने हाथ 
जोड कर अ्रभिवादन किया । 

सबसे पहले श्री हालंड ने लागतो तथा वेगार आदि की सूची मागी जो उन्हे दे 
दी गई। श्रव एक एक लागत पर बहस होने लगी किसको रखा जावे फ्रिमको समाप्त 
किया जावे । इस पर किसानों की ओर से श्री मांणिक््यलाल वर्मा ने कहा “इस प्रकार 
कमी बेगी करने से फैसला असभव होग।। ठिकाते के अधिकारियों ने जो फंसला 
श्रजमेर में श्री पथिक जी के साथ किया था उसे श्राधार बनाइए बाद को किसानों को 
जिन जिन बातो पर आपत्ति हो आप उनको सुनिए श्रौर उन कष्टों को दूर कीजिए। ” 
ए जोी.जी हालेड ने वर्मा जी की इस बात को स्वीकार किया और शअ्रजमेर मे हुए फंसले 
तथा उसमे किपानों ने जो परिव्तंत चाहा उसकी प्रतिलिपिया कराई गई और श्री हालैड 
एक दिन वहा और अधिक ठहर गए | श्रीहालैड ने अधिक्राश लागतो को समाप्त कर 
दिया। भोग की रकम में कमी की गई खडलाखड छट्टूद तथा तलवार बधाई की रकमों 

को भी बहुत कम कर दिया । दाद में बेगार के सम्बन्ध मे वात हुई। श्री हालैंड ने 
कहा कि रेजीडेट के आने पर तो काम करना ही पडेगा । विसान, कल इसका 
उत्तर देंगे, कह कर चले गए । 

रात्रिभर किसानों मे वेगार के सम्बन्ध मे काफी बहस हुई। प्रात काल हं ते 
होते यह निश्चय हुआ कि वेगार बिलकुन स्वीकार नही करना है। लागत एक भी नहीं 
का और पंमाइय (वन्दीवस्त) कराने का निशचपय हुआ । हालैड को यह उत्तर देने 
के जिय श्री व जाल वमा है तेतृत्व ते वीव क्रियानो को भेजा गया। वर्मा जी पहले 


कशौगाया भा रिक्यलाल वर्मा ४७ 


मेवाड राज्य के मी श्री प्रभापचन्द्र से मिलि उसके उपरान्त श्री हालैड से मिले उन्होंने 
वर्मा जी की तीनो बाते स्वीकार कर ली। फिर भी कुछ थोडी सी वाते शेप रह गई 
थी। उनके सम्बन्ध में पथिक जी अजमेर तथा श्रावू मे श्री हालड से मिले परन्तु फिर 
भी उन बातों पर कोई समभौता न हो सका। पथ्चिक जी की यह इच्च्रा थी कि किसी 
प्रकार ए जी जी के हम्तक्ष प से समझौता हो जावे तो राज्य और ठिकाना भविष्य मे 
उसके विरुद्ध जाने का साहम नही करेगे परन्तु समभीता न हो सका। ऊपरमाल पचायत 
वेगार आदि के प्रश्न पर भुकने को तैयार नही थी । 
जब श्री हालैंड विजोन्यां से चले गए किन्तु कुछ बाते तय होना णेपष रह गई 
तो मेवाड़ राज्य के तत्कालीन मत्री श्री प्रभापवद चटर्जी तथा माल विभाग के अधिकारी 
पं० विहारीलाल जी ठहर गए और किसान पचायत्त से शेष प्रश्नों के सम्त्नन्च में वार्ता 
करते रहे । कुछ प्रश्न तय भी हुए शेप को तय करने के लिए वे अजमेर गए परन्तु 
उनकी इच्छा वाम से कम देने की थी । पथिक जी से भी वे मिले। यद्यपि चाहते थे 
कि समभौता हो जावे परन्तु ऊपरमाल के क्सिनो की भमनोभावना को जानते थे। वर्मा जी 
बेगार के उग्र विरोधी थे। श्रतएणव कोई समभोता न हो सका। अन्तिम ढार मेवाड 
के मंत्री श्री प्रभापचन्द्र चटर्जी जो रामभौता की शर्तें लेकर श्र ए उन्हें वर्मा जी तथा 
किसानो ने भ्रस्वीकार कर दिया। श्री चटर्जी बहुत क्रद्ध हो गए वे वापस चले गए। 
ऐवा प्रतीव होने लगा कि पुन भयकर दमन झआरभ होगा। ऊपरमाल पचायत भी 
आ्रान्दोलन की तंप्रारियां करने लगी। 
परन्तु हालैंड नही चाहते थे कि बात हट जावे । वे श्रजमेर तथा आवबू में पथिक 
जी से मिले ब'तचीत हुई समभीते की शर्तों मे कुछ परिवर्तन हुए पथिक जी के क्सिानों 
को समझाने पर पाच वर्षों के उस श्रान्दोलन का अन्त हुत्ना और किसानों की अ्रभूतपूर्व 
विजय हुईैं। भारत में यह पहला किसान श्रादोलन था । इस कारण इसका विशेष 
हत्व है। पाच वर्ष तक लगातार प्िक जी के नेतृत्व में किसान ठिकाने, मेवाड राज्य 
तथा ब्रिटिग सरकार की सम्मिलित शक्ति से मोर्चा लेते रहे । उन्होंने जिस हढता तथा 
संगठन शक्ति का परिचय दिया श्रदभुत थी । किसानो की विजय का केवल भेवाड पर 
ही प्रभाव नही पडा वरन समस्त राजस्थान पर पडा । 
हां इस आन्दोलन के आ्रथिक, राजनीतिक तौर सामाजिक व्यापक प्रभाव 
हुए वहा इस आन्दोलन को सबसे महत्वपूर्ण देन श्रीमाणिक्यलाल वर्मा थे। पथिक जी 
ने वर्मा जी को खोज निक्राला उन्हे पोडितो की सेवा की दीक्षा दी किसानो तथा जोपितो 
का सगठन कर उनको स्वाभिमानपूर्वक्त जीवन व्यतीत करने के लिए किस प्रकार 
अ्रत्याचार श्रौर उत्पीडन के विरुद्ध खड़ा किया जा सकता है इसका प्रशिक्षण दिया। 
बिजोल्या आन्दोलन में वे पथिक जी के दाहिने हाथ रहे । प॒थिक जी विजोल्या से जब 
चले गए तो यद्यपि वे श्रान्दोलन की व्यूह रचना करते और नीति निर्धारित करते थे 
किन्तु उसको कार्यान्वित करने का दायित्व मुख्यत श्री मारिवयलाल वर्मा श्रौर साधु 
सीतारामदास पर था । 


रद पंशीगाधा मारि[िवलाल धर्मा 


प्रत्त इस फैसले से भी बिजोल्यां के किसानों के कष्टों का भ्रत्त नहीं हुआ 
बयोकि ठिकाने की नियत ठीक नहीं थी। नए कामदार मकसूद अली ने फैसले की शर्तों 
को पूरी तरह पालन नही किया अतए व किसान पचायत और ठिकाने में सौहाद उत्पन्न 
नही हो सका । किसान पचायत फैसले की छर्तो का जो श्रर्थ स्वीकार करती थी, 
कामदार उससे भिन्न अर्थ निकालता था। इमका परिणाम यह हुग्ना कि फैसले की 
विभिन्न शर्तों का वास्तत्रिक श्र्थ क्या है, इस पर ठिकाने और किसान पंचायत में खीचा 
तानी होने लगी । 
इसी बीच बिजोल्या राव साहब का विवाह (सवत १६४८० ) में हुझा । 
परम्परा के अनुसार किसानो ने राव साहब को दावत देनी चाही * परन्तु ठिकाना विवाह 
मे किसानो से वेगार लेना चाहता था। श्री मारि[क्यलाल वर्मा के परामर्श पर किसानो 
ने बेगार देना श्रस्वीकार कर दिथा । अ्रस्तु राव साहब ने किसानो की दावत को स्वीकार 
नही किया । 
ठिकाने ने श्री माणिक्यलाल वर्मा श्री साधु सीतारामदास तथा कतिपय भ्रन्य 
व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। इन पर आरोप लगाए गए कि इन लोगों ने विदेशी 
वस्न्नरो की होली जलाने, वेगार नही करने श्र शराबबंदी करने के लिए लोगो को 
भडकाया आदि आदि । पुकृदम। चनतरा परल्तु श्री वर्मा व साथ सीतारामदास निर्दोष 
प्रमाणित हुए । 
है हम ऊपर कह श्राए हैं कि किसान पंचायत १६२२ के फंसले को कार्यान्वितत 
कराने के लिए प्रयत्नशील थी ठिकाना इस तबिन्‍्ता में थाकि किसी प्रकार से यह 
समभझोता भग हो णावे । 
देवयोग से (स्वत १९८० से ८ड तक किसी वर्ष वर्षा न होने से किसी वर्ष 
श्रधिक वर्षा होने ये और रोलो तथा श्रत्यधिक शीत से फसले नष्ट हो गई ठिकाने ने 
व्यापारियों श्रौर महाजनों को अपने साथ ले लिया । किसान के सामने दुष्काल भयकर 
मुह वाए खडा था उसी समय ठिकाने ने पिछले वर्षों के शेष लगान छठद चूत तथा 
बराड वसूल करना आरभ कर दिया ठिकाने के संकेत पर महाजनो तथा व्यापारियों ने भी 
किसान को अ्रपना ऋण चुकाने के लिए दबाना शुरू किया। किसान को तत्कालीन 
लागत देवा भी कठित था वह सब कैसे चुका सकता था। उधर जो बन्‍्दोवस्त में 
लगान निर्धारित हुआ वह भी बहुत ऊंचा था। किसान पंचायत ने ठिकाने तथा 
महकमा खास (मेवाड राज्य के सचिवालय) मे प्रार्थना-पत्र भेजे परन्तु उनकी प्रार्थना पर 
कोई ध्यान नही दिया गया । 
उन्ही दिनो ११-२-१६२६ को मेवाड के बन्दोवस्त विभाग के सर्वोच्च अधिकारी 
(मिटिलमेट कमिव्नर) श्री ट्रैच ब्रिजोल्या आए। ठिकामे तथा क्रिसान पंचायत ने श्री टैच 
को मध्यस्थ स्वीकार कर दोनो पक्षो के भगडे को तय करते के लिए कहा । ह 
कम किसान पंचायत ने श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में १६ प्रतिनिधियों का एक 
मल किसानो की मांगों को श्री टूँच के समक्ष रखने के लिए भेजा । 


8शोगावा मारिएक्यलाल दर्मा ४ 


श्री माणिक्यनाल वर्मा ने श्री ट्रैच के सामने १६२२ के हुए फैसले के विरुद्ध ठिकाने के 
आचरण की अनेक घटनाए बताई और किसानो की पद्रह मागो को अत्यन्त प्रभावशाली 
ढग से श्री ट्रेच के सामने रखा विश्लानो पर महाजनो के कर्ज के संबंध मे वर्मा जी ने 
ट्रेंच से कहा कि उपरमाल के ३४ गायों के क्सिनों पर ६ लाख रुपए कर्ज है यह 
कई पीढियो का है। आ्लौर ब्याज दर व्याज लगा कर कई गुना कर लिया गया है इसको 
बहुत घटा कर कम कर दिया जाव्रे और साधारण ब्याज से किब्लों में चुकाया जावे। 
श्री टच के सामने जब श्री वर्मानी ने किसानो की कठिनाइयो का वर्णन किया तो 
उन्होने उनके श्रौचित्य को रदीकार किया और किसानो के कर्ज तगान, तथा छंट्ू द 
आदि में ढहुत कमी की गई । 
वर्मा जी की जमानत . 

जबकि ट्रंच महोदय ने किसान पचायत श्रौर ठिकाने के मध्य मध्यस्थता 
स्वीकार की और वर्मा जी ने क्सिनों का पक्ष उनके सामने रखा तो ट्रेच समझ गए कि 
वे ही किसानो के शादोलन के पीछे वाम्तविक शक्ति है अस्तु मेवाड सरकार ने मुहकमा 
खास के द्वारा ठिकाने को एक पत्र भेजा कि श्री साणिक्यलाल वर्मा को भविष्य में 
राजनीतिक व्यक्तियो से पन्न व्यवहार या बातचीत करने तथा मिलने न दिया जाय और 
उनसे जमानत मागी जाये । 

सन्‌ १६२७ के मार्च के प्रथम सप्ताह में वर्माजी को उमाजी के खेडे मे 
गिरफ्तार कर लिया गया श्रीर उन्हे जेल मे डाल दिया गया। जेल मे उनसे ५०० रु 
की जमानत मागी गईं, उन्होंने जमावत देने से साफ इनकार कर दिया परन्तु किसान 
पचायत ने जमानत जमा करादी । अरत्‌ वर्मा जी को जेल से वारह दिनो के वाद मुक्त 
कर दिया ग्रण्ग । 

उसी समय पथिक जी लम्बे कारावास की भ्रवधि समाप्त कर उदयपुर जेल से 
मुक्त हुए । परन्तु उन्त पर मेद्राड राज्य की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिवध लगा 
दिया गया। श्रस्तु विजोल्या के किसानो के विशेप्र आग्रह पर वे ग्वालियर राज्य के 
सिंगोली परगने के फूसरिया गाव आकर रात्रि को रहे और वहा से उन्टोने विजोल्यां 
श्रपने पहुँचने के समाचार भेजे । विजोत्या से बडी सख्या मे किसान उनके दर्शनों के 
लिए गए | श्री माणिक्यलात वर्मा पर 9तिवन्‍्य था वे जमानत पर थे इस कारण वे 
नही गए। पथिक जी के साथ श्री रामनारायण चौधरी तथा श्री शोभालाल गुप्त 
भी थे विजोल्या से जाने वालो में साधु सीतारामदास भी थे वर्मा जी ने एक पत्र लिखकर 
पथिक ली को भेजा था। वाद में वह पत्र पकड़ ललित गया। उस पत्र लिखने के 
अपराध से वर्मा जी को पुन गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी ५४०० रु की जमानत 
जप्त करली गई । किसान पचायत ने अपने कोप में से यहु रकम दी तब जाकर सात 
महीने के उपरान्त वर्मा जी जेल से छूटे । 

विजोल्या के किसान बन्दोवस्त मे माल की जमीन की जो लागत निर्बारित की 
गई थी उससे बहुत परेशान ये क्योंकि माल की जमीन का बहुत ऊचा लगाने निर्बारित 


प्र्० पशोगाया मारि[क्यलाल वर्मा 


किया गया था जो उनकी सामथ्य के बाहर था। उन्होने अ्रप्ता कठिनाई को पथिक 
जी के सामने रखा । पथिक जी ने किसानो को रुत्याग्रह का परामर्श दिया और उसके 
लिए उनसे प्रतिज्ञा करवाई कि वे पचायत की ब्ाज्ञानुसार कार्य करेगे। किसानो का 
श्राग्रट था कि बे सामूहिक रूप से माल की जमीन से त्याग्र-पत्र दे दें। आज इस 
सम्बन्ध मे दो मत है कि माल की भूमि से त्याग-पत्र देने का सुझाव पथिक जी का था 
ग्रथवा विसानो काही यह आग्रह था। लेखक ने साधू सीतारामदास से बिजोल्यां में 
इस सम्बन्ध में पूछा था तो उन्होंने लेखक से यह कहा था कि पथिक जी ने किसानों को 
सामूहिक त्यागपत्र देने का परामर्श नहीं दिया था वह किसानों का ही आग्रह था| 
श्री रामनारायण चौधरी का भी यही मत है कि पथिक जी ने माल की भूमि से त्यागपत्र 
देने का परामर्ण नही दिया था परन्तु उन्होने उन्हे सावधान किया था किंतु श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय का कहना है कि पथिक जी ने विजोल्या के किसानो को माल की भूमि से 
त्यागपन्र देने का परामर्श दिया था। इससे श्रागे वर्मा जी और पथिक जी में घोर मनो- 
मालिन्य हो गया और उनके आपसी सम्बन्ध समाप्त हो गए । 

लेखक ने श्री रामनारायण चौधरी को इस सम्बन्ध मे लिखकर पूछा था। 
उन्होंने जो उत्तर दिया उसका अ्रद् नीचे लिखा है -- 

“ जमीन बाले मामले भे तो निश्चय ही पथिक जी ने श्रस्तीफा देने की 
वात किसानो से कभी नहीं कही । सन १८-१६ में सत्याग्रह के प्रारभ में अ्रवर्य ही 
ठिकाने के अत्याचार वहुत बढ जाने १२ पथिक जी ने जमीन पडत रखने की सलाह दी 
थी। लेकिन अस्तीफे तो तब दिए गए थे जब पथिक जी जेल मे थे। उस समय तो 
माणिक्यलाल जी ही नेता थे। किसान पथिक जी के जेल से छूटने पर कहा और 
कब भिले मुझे याद नरी परन्त मेरी जानकारी में तो वे सिंगोली (उवालियर) मे जब 
मिले और जब मे और श्ोभाल।ल जी मौजूद थे तब पथिक जी ने किसानो को जमीन 
छोड देने का कोई सलाह नही दी थी । ” 

रामतारायण चौधरी 
( ३१-१२-६६ ) 

श्री हरिभाऊ जी ने लेखक को जो उत्तर दिया बह निम्नलिखित था “ जहां 
हे मुझे याद है मुझे तो सभी ने यही बताया कि पथिक जी के सुभाव पर सक्यतं अस्तीफे 

देए थे। ” 
हरिभाऊ उपाध्याय 
( ५-१-७० ) 

श्री शोभालाल जी ने इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया वह नीचे लिखा है :-- 

“/ मुझे अब यह स्मरण नही है कि पशथ्िक जी और श्री माशिक्यलाल जी के 
सम्बन्ध किस बात को लेकर विगडे | मेरा छ्याल है कि जब जमीनो का इस्तीफा देने की 
बात तय हुई उसके पहले ही माणिवयलाल जी ने किप्तान पचायत से अपना हाथ खीच 
लिया था और वह उससे तट्स्थ हो गए थे। राजस्थान सेवा सधघ के साथ भी उन्होने पहले 


घंशोगायथा मारिक्यलाल वर्मा प्र 


ही अपना संवध विच्छेद कर लिया या किन्तु किसान पचायत का सम्बन्ध राजस्थान सेवा 
संघ से वना रहा। मेरा ख्याल है कि जब बिजोल्या में चर्खा सघ की शोर से खादी का 
काम छुरू हुआ और यह उस समय की बात है जब पथिकर जी जेल मे थे तो माणिक्यलाल 
जी का भुकाव हरिभाऊ जी श्रादि की ओर हो गया । चौधरी जी कुछ समय बिजोल्या 
रहे थे और उस समय वह राजस्थान सेवासथ के मत्री थे । माणिक्यलाल जी के साय 
उनकी पटरी नही बैठी थी । पथिक जी जब जेन से छूट कर आए तो चौधरी जी उनके 
साथ थे शायद इसलिए मारिवियज्ञाल जी ने सेवा संघ और पथिक जी से किनाराकशी 
की हो । 

शोमालाल गुप्त 

( ४-१२-७० ) 

श्री शोभालाल गुप्त वो. यद्यपि आज निश्चित रूप से स्मरण नही है कि वर्मा 
जी तथा पथिक जी के सवध-विच्छेद का क्या कारण था परन्तु यह स्पष्ट है कि 
जमीन के इस्तीफे के प्रघन को लेकर सम्बन्ध नहीं बिगड़े थे । 

स्पष्ट है कि श्री रामनारायण चौधरी श्री झोभालाल गुप्त तथा साधु सीता- 
रामदास फ्सरिया सिंगोली (ग्वालियर) में उस समय मौजूद थे जब पथिक जी जेल 
से छुटकर वहा क्सानों से मिलने आए थे उनका कहना है पथिक जी ने इस प्रकार 
माल की भूमि से इस्तीफा देने का किसानो को परामर्ण नहीं दिया था । श्री हरिभाऊ 
जी विजोल्या पंचायत के परामशंदाता वाद को बने उन्हे केवल कही हुई बान याद है 
श्रस्तु लेखक का भी यही मत है कि भूमि से इरतीफा देने का परामर्श पथिक जी 
का नहीं था | किसानो का ही यह आग्रह रहा होग । 

फिर प्रइन उठना है कि श्री माणिक्यलाल वर्मा तथा पथिक जी मे गहरा मतभेद 
तथा मनोमालिन्य वयो उठा खडा छुआआ। उस सम्बन्ध में मैंने श्री रामनारायण चोबरी 
से पूछा था उनका उत्तर नीचे लिखा है “-- 

“पथिक जी और मार्णिक्यलाल जी के मतभेदों पर एव उनकी जड पर प्रकाश 
डालने में तो मुझे उतना भर वसा ही सकोच हे जो मैंने उस समय रखा था 
जब आपने जयपुर में मुभसे पथिक के तथा मेरे व गोभालाल जी के अलग होने 
के कारण पूछे थे। मगर में इतना कह सकता हूँ कि वह कारण सार्वजनिक नहीं 
था । ” रामनारायण चौधरी ( ३१-१२-६६) 

श्री रामबारायण चौधरी तथा श्री झोभालाल मुप्त तथ। पथिक जी के बीच 
जो घोर मतभेद तथा वैमनस्थ उस समय फूट पडा और जिसके परिणामस्वरूप 
राजस्थान सेवासघ जेंसी तेजस्वी श्रौर अद्वितीय सस्था का दुखद अन्त हो गया उसका 
कया कारण था उसके सबंध में श्री रामनारायण चौधरी तथा श्री शोभालाल गुप्त 
आज तक मोन है। अवश्य ही मतभेद का कारण सार्वजनिक न होकर निजी था । 
पृथिकजी तथा वर्माजी क्रे मतभेद का कारण भी सार्वजनिक न होकर निजी रहा 


होगा । 


५२ पंगौगाया भारि[क्यलाल पर्मा 


पशथ्चिक जी ते भूमि का इस्तीफा देने का परामर्श किसानों को दिया ऐसा 
कहना उनके प्रति न्याय नहीं होगा । फिर लेखक के मन में यह प्रइन भी उठता है कि 
एक क्षण के लिए हम यदि यह स्वीकार भी करलें (जो कि सही नही ) कि पथिक्र जी 
ने इस प्रकार की सलाह दी थी तो भी प्रइन उठता है उसमे दोनों के व्यक्तिगत सम्बन्धों 
के समाप्त हो जाते की भूमिका कड़ा बनती है। नीति सत्बी मतभेद तो कार्यकर्ताश्रों 
में उत्पन्न हो ही सकते है उससे व्यक्तिगत सम्बन्ध समाप्त नही हो जाते । अ्रतएवं हमे 
इसी निष्कर्ष पर पहुचना पडता है कि पथिकजी तथा वर्माजी के सवध विच्छेंद के 
कारण निजी रहे होगे ' सार्वजनिक नहीं। और जिस प्रकार पथिक जी तथा श्री राम- 
पारायण चौधरी तथा श्री शोभालाल ग॒प्त के मतभेद के कारण प्रकाश में नहीं आए 
पथिक जी तथा वर्मा जी के मतभेद के कारण भी प्रकाश में नही आावेगे । 
जो भी हो किसान पंचायत ने २०-५ २७ को माल की जमीन से सामूहिक 
त्यागपत्र ठिक्ने को दिया परन्तु ठिकाने ने त्यागपत्र नहीं लिया। साथ ही ठिकाने ने 
राज्य को सूचित्र कर दिया कि क्रिसानों ने त्यागपत्र दिया है गौर बन्दोबस्त से जो लगान 
की दर निर्बारित की गई है उसका वे विरोध करते है। यह समाचार पहुचते ही श्री ट्रच 
सेना लेब र विजोत्या आए श्लौर क्रिसानो को आ्रातक्रित किया जाने लगा ! श्री ट्रंच तथा 
ठिकाना नहीं चाहते थे कि किसान इस्तीफा दें । ट्रंच ने किसानी को सलाह दी कि माल 
की भूमि की जो लगान निर्धारित वी गई हैं उसके विरुद्ध अपील करे परन्त पचायत ने 
यह सोचकर कि अडील अत्तत श्री ट्रैदे के पास जावेगी उसको स्वीकार नहीं किया शौर 
फिर ठिकाने के पष्स त्यागपत्र भेजा। उधर पचायत ने महकमा खास को लिखा कि 
ठिकाना त्यागयन्र स्वीकार नहीं करता है । मुत्कमा खास ने ठिकाने से त्यागणत्र स्वीकार 
न करने के लिए उत्तर मागा | इस पर ठिकाने ने सामृश्कि त्यागपत्र स्वीकार न कर 
व्यक्तिगत त्यागपत्र स्वीकार करने की आज्ञा दे दी। पचायत ने समान भापा और शेली 
के त्यागपत्र छपवाकर व्यक्तिगत रूप से ठिकाने को दिए जिसे ठिकाने ने स्वीकार 
कर लिया । 
उस समय स्वय राव साहव विसान पिचायत से समझौता कर लेना चाहते थे । 

वे स्वय उमाजी के बेडे श्री माणिक्यलाल वर्मा से मिलने गए और सम'कौते की बातचीत 
की । वे चाहते थे कि कामदार मकसुद अली को किसान पचायत के समर्थन से निकाल 

दिया जावे । उन्होने वर्मा जी से कहा कि यदि कामदार को निऋलवाने भें वे उनका 

समर्थन करे वो कद को वे उनक्री सभी वातो को स्वीकार कर लेगे । 

थी माणिवयलाल वर्मा भी कामदार मकसूद अ्रली को एक अ्रश्िज्ञाप मानते थे 

क्योकि उस पूर्व भी राव साहब ने किसानो को समभझोते के लिए बुनाया था परन्तु 

मक्सूद अली ते यह कह कर कि मेरी आज्ञा के बिना समझौता नही हो सकता समभौता 

नही होने दिया था। रात साहब तभी से कामदार को किसी प्रक्ार हटाना चाहते थे पर 

विवश थे । उन्होने वर्मा जी का समर्थन प्राम करने के लिए उनको वचन दिया था कि 

मकसूद ध्रली के निकल जाने के उपरान्त वे उनकी सब बाते स्वीकार कर लेगे अ्रस्तु 


वशौगाया मारिएक्यलाल वर्मा धरे 


वर्मा जी ने भी किसान पचायत की ओर से कामदार मबदृद अली को, इ्ज्त्या से 
हटाने के लिए राज्य सरकार को लिखा। राज्य ने कामदार मवसूद को हटाने का 
आ्रादेश दे दिया । 
कामदार मकसूद श्रली के हृंदते ही राव जी ने वर्मा जी से किए गए फंसले 
को श्रमान्य कर दिया । उन्होने अपने भाई गोवद्धत सिह तथा मामा त्ेजसिह को कामदार 
का कार्यभार सौप दिया। वास्तव में उन दोनों के प्रभाव में होने के कारण ही राव 
साहव ने वर्मा जी को जो वचन दिया था वे उससे पीछे हट गए । 
गोवर्द्धन सिह तथा तेजसिह ने किसानो के माल को भूमि से इस्तीफे को स्वीकार 
करने के दूसरे हो दित से भूमि को धाकडो को छोड कर अन्य जाति के लोगो को नीलाम 
करना आरम कर दिया । पंचायत ने नए किसानों से जिन्होंच माल की जमीन ली थीं 
उस पर खेती न करते की प्राथंना की परन्तु उन्होने पचाथत की प्रार्थता पर ध्यान 
नही दिया श्र ठिकाने से परवाना लेकर वे उस पर खेती करते लगे । 
दिसम्बर १६२७ में एक घटना ऐसी हुई कि जिससे स्पष्ट हो गया कि ठिकाना 
पुन. दमन पर उतार हैं। पथिक जी विजोल्या से दूर थे साथ ही राजस्थान सेवा सब 
पृथिक जी श्र रामताराधण चौवरी और श्री योमालाल झुप्त के परस्पर मतभेद तथा 
वैमनस्थ के कारण विघटन की स्थिति में से तिकता रहा था। ऐसी दा में बिजोल्या 
के किसानों के मार्गदर्गक एकमात्र वर्मा जी थे । वे परवायत की इस कठिन परिस्थित्ति में 
उसका मार्ग निर्देशन कर रहे थे । इसी संवव मे दिसम्बर १६२७ में रोडी की पचायत 
में आ्ानिवाले ठिकाने के प्िपाही से वर्माजा ने स्रों के सत्य में न बैठकर एक झोर बैठने 
को कहा । इस पर सिपाही ने ठिकाने मे इस श्राशय का प्राथतापत्र दिया कि वर्माजी 
ने उसे मारा । ठिकाना तो वर्माजी पर आाधात करने की ताक मे ही या सिपाही के उद्त 
प्रार्थनापत्र पर ही उन्हें एक मास का कारावास का दड़ दे दिया गया | 
इस समय किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। आपती मतभेद के कारण 
राजस्थान सेवासघ जैसी तेजस्वी सरथा का विघटन हो गया। पश्चिकजी अपने सहायको 
शिप्यो और कार्यत्र्ताशों से दूर पड़ गए। वे बिजोल्या के किसानो की सहायता करने 
की स्थिति मे नही ये । किसानों वी भूमि नए किसान जीत रहे थे। किसान पचायत 
में प्रार्थनापत्र दिया | मेवाड सरकार के सैटिलमेट कमिच्नर श्री ट्रंच ने उत्तर दिया कि 
हम नए किसानों को भूमि पर से नही हटा सकते । किसान चिन्तित हो उठे । 
ऊपरमाल पचायन ने वर्माजी के पाम सदेश भेजा श्र उनसे प्रार्थना को कि वे 
विजोल्या के किसानों का नेतृत्व करे। परन्तु राजस्थाव सेवासंव डिन्नभिन्न हो गया 
था। सच के कार्यकर्ता बिखर गए थे, पत्र तथा प्रेस इत्यादि भी वद था, और अन्त 
वह श्री मणिलाल कोठारी को सौप दिया गया । पथिक जी का श्री रामनारायण चौधरी 
तथा श्री शोमालाल गुप्त से मनमुठाव चल रहा था अतएवं पथिक जी इस स्थिति में नही 
थे कि वे विजोल्या के किसानों के नेतृत्व को स्वीकार करते। पशथ्चिक जी ने अपनी 
भसमथता प्रकट की । वर्माजी श्री जमनालाल बजाज तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय से 


ज् 


के पशोगायथा मारिक्यलाल वर्मा 


मिले। उन्होंने विजोत्या के प्रब्न को अपने हाथ में लेन। स्वीकार किया परन्तु यह शर्ते रखी 
कि जब पथिकजी बिजोल्या की बागडोर छोड देगे तभी वे पचायत की सहायता कर सकते 
है। पथ्चिकजी ने सहर्प विजोल्या किसान पचायत के नेतृत्व से त्यागपत्र लिखकर भेत्र दिया । 

श्री किसनलाल कल्याण॒पुरा ( सरपच ) की अध्यक्षता मे नारायशजी पटेल 
बडोदा ने प्रत्ताव रखा कि पथिकजी की महान सेवाओ्रो के प्रति पचायत श्रद्धा सहित 
कृतज्ञता प्रव॒ट करती हे भविष्य में श्रीजमनालाल बजाज तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय को 
ग्रपना नेता तथा परामशंदाता तथा श्री मारणिक्यलाल वर्मा को स्थानीय नेता तथा प्रधान 
कार्यकर्ता स्वीकार करती है । 
पथिक जी का नेतृत्व 

इस प्रकार श्री विजर्यावह पथिक के नेतृत्व में बिजोल्या के किसानो का जो 
भारत में सर्व प्रथम और अद्भुत संगठन खडा हुआ और उनके नेतृत्व मे बिजोल्या के 
किसानों मे ठिक्राने, भेवाड राज्य ओर परोक्ष रूप से ब्रिटिग सरकार की सम्मिलित शक्ति 
से मोर्चा लिया था वह गौरवमय पर्च्छेद समाप्त हो गया । इस आन्दोलन का इतिहास 
ग्रत्यन्त रोमाचकारी ओर प्रेरणास्पद है । इसमे तनिक भी सदेह नही है कि विज्ोल्या के 
इस किसान सत्याग्रह का अत्यन्त दूरगामी प्रभाव पडा था । राजस्थान मे बेगार प्रथा के 
विरुद्ध तथा सामती अत्याचार और गोपण के विरूद्ध जो आन्दोलन भविष्य में हुए उनको 
प्रेरणा विजोल्या से ही मिली थी। मेवाड तथा उनके समीपवर्ती अ्रन्य रियासतो के 
जागीरी इलांकों पर तो बिजोलया का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था और वहा के किसान भो 
उठ खड़े हुए थे । 

हा विजोल्या विसात संगठत तथा सत्याग्रह का मुख्य श्रेय पथिकजी की 

यूमबूक, सगठन शक्ति, गोय, साहम व नेतृत्व की कुशलता और तेजस्विता तथा क्वान्तिकारी 
रणनीति को है वहा श्री माणिवयलाल वर्मा तथा साथू सीतारामदास का भी इस आन्दोलन 
मे महत्वपूर्ण भाग रहा । श्री वर्माजी परथिकजी के दाहिने ओर साधुजी बाये हाथ के समान 
थे। दोनो ने ही इस आन्दोलन में महत्वपूर्णो भूमिका उपस्थित की थी इसके उपराब्त 
साघू नी किसान संगठन से हट गए वे खादी के कार्य मे लग गए। किसान पचायत के 
मार्गदर्शन का कार्य श्री माणिक्यलाल वर्मा करने लगे । 

विजोल्या के इस ऐतिहासिक सर्प के सत्रव में दो व्यक्तियों का उल्लेख न करना 
कृतध्नता होगी । जिस समय पथ्िकजी ने बिजोल्या के किसानो का सगठन' किया उस 
समय श्री इ गरसिह भाटी वहा नायठ मु सरिम थे । वे राष्ट्रीय विचारों के उदारमना 
व्यक्ति थे। उन्हीके प्रोत्साहन से विजोल्या मे विद्याप्रचारिणी सभा स्थापित हुई थी और 
उनकी पथिक्जी के प्रति श्रद्धा थो। वे पथिकजी को समय समय पर मह॒त्वपूर ठिकाते की 
तथा राजकीय नीति सबंधी जानकारी देते थे जिससे पथिकजी को सबथर्प की व्यूह रचना 
करने में बहुत सहायता मिली थी । 

दुसरे व्यक्ति तरुण क्रान्तिकारी ईव्वरदाव आसिया थे । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
दाकुर केंसरीसिंह बारहठ के जामाता तथा शहीद प्रताप सिह बारह॒ठ के बहनोई होने के 


चैशोगाया मारिक्यलाल वर्मा 9४ 


साथ ही वे र्वय क्रान्तिकारी थे | विप्लवी महाक्रान्तिकारी रासविहारी बोस के दल में 
वे रहे थे और मास्टर अमीचन्द जसे क्रान्तिकारी से उन्होने क्रान्ति की दीक्षा ली थी । 
उनके पिता ने उन्हे ह गरसिह भाटी के पास इस आशय से भेजा थां कि वे क्रान्तिकारियो 
से दूर रहे भीर उनकी आघीनता में काम सीखे ' परन्तु बिजोल्या मे उन्हें पधिकजी मिल 
गए और वे ठिकाने की कचहरी मे एक प्रकार से पथिकजी के गृप्चर के रूप में कम 
करने लगे । ठिकाने और राज्य के गुप्त पत्रतव्यवहार को वे पथिकजी को बतला देते थे । 
ठिकाने मे रहकर उन्होने किसान आन्दोलन की महत्वपूर्ण सेवा की थी । 
इस आन्दोलन की विशेषता यह थी कि पुरुष किसान तो इसमे सक्रिय थे ही 
उन्होने श्राइवर्यजनक साहस और त्याग का परिचय दिया था परन्तु किसानो की. 
पत्नियों ने श्पने पतियों को भी पीछे छोड दिया । कई बार ऐसे अवमर आये कि जब 
पुरुष ठिकाने के भीषण अत्याचार से विचलित हो उठे तो उनकी पत्नियों ने उन्हे 
ललकारा श्ौर सधष में श्रडिग रहने के लिए प्रोत्साहित किया । बिजोल्या किसन 
स्त्रियो का इस आन्दोलन में गौरवपूर्ण स्थान रहा ! पथिक जो ने स्वय पाठशाला के 
बालको ने श्रान्दोलन मे जो महती सेवा की उसकी अपने लेख मे भूरि भूरि प्रणसा वी 
है। पाठशाला के-वे बालक एक गाव से दूसरे गांव समाचार पहुँचाते थे जब ठिकाने के 
सिपाही किसी मात्र मे किसी को गिरफ्तार करने जाते तो यह बालक खेतो और 
प्गडडियों से दौड कर पहले ही वहा पहुच कर सूचना दे देते । ग्रुप्त रूप से सभाए रात्रि 
को होती थी स्थान और समय की सूचना यह बालक ही पहुँचाते थे। तो विज्नोल्या 
सत्याग्रह में स्त्री पुपष्ष वाल वृद्ध सभी का ग्रौरवशाली भाग रहा और ग्ान्दोलन की 
सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसके लिए बाहर से श्राथिक सहायता प्राप्त नही वी 
गई थी । विसान स्वय ही पचायत का अ्रथिक भार उठाते थे । सक्षेप मे हम कह सकते 
है कि पथिक जी के नेतृत्व मे विजोल्या आन्दोलन केवल तेजवान ही नही पूर्णारूप से 
स्वालम्बी भी था। महात्मा गावी तक इस आन्दोलन से बहुत प्रभावित हुए थे और[ 
उसके प्रशसक वन गए थे | यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत मे हुए 
किसान सघर्षा में वह बहुत हृष्टियो मे अद्वितीय था। और जहा इस आन्दोलन का? 
नेतृत्व पथिकजी का था श्री माणिक्यलाल उनके निकटम सहयोगी और कर्मठ सहकारीः 
के रूप मे किसानो में बैठकर उनका स्थानीय नेतृत्व. करते रहे और पशथिक जी के 
विजोल्या के नेतृत्व से हुट जाने के उपरान्त तो वास्तविक नेनृत्व श्री मारिगक्यलाल वर्मा 
का ही रहा । बिजोल्या किसान सगठन को क्रियाशील और तेजबान बनाए रखने का 
सपूर्णा भार वर्मा जी के कबो पर झा गया । यद्यवि राज्य से सविवार्ता करने अ्रथवा 
परामर्श इत्यादि मे. श्री जमनालाल_बजाज और विशेष कर हरिभाऊ उपाध्याय का 
सहयोग और सहायता उन्हे अवश्य मिली पर-तु किसान समगठन को तेजवान और सक्रिय 
बनाने का कार्य वर्मा जी ने ही आगे चल कर किया । 
.. सच तो यह है कि विजोल्या किसान आन्दोलन का सघर्ष युग तो पथिक जी 
के नेतृत्व में हुए आन्दोलन ते वाद समाप्त हो गया। उसके उपरान्त श्री जमनालाल 








न्‍ 


भ्द पश्ोगाया माशिपयलाल वर्मा 
बजाज तथा श्री र्त्ञ भाऊ जी के मार्गब्शन में राज्य से सविवार्ता युग आरभ हुआ | 
केवल एक बाग सद्दर्प की रिथति आाई जो कि श्री वर्मा जी का निज का निर्णय था श्री 
हरिभाऊ जी से विना परामर्ण किए हो उन्होंने उस नीति को अपनाया था । 
पथिह जी की वार्यप्रणाली , 
जब फुपरिया गाव में कियानो ने माल की भूमि से त्यागपन्न देने का निएमुचय 
कर लिया तो पथिक जी ने पुन सघप की व्यूह रचना की थी। उन्होंने कहा कि इस 
बार आन्दोलन अधिक हृढता से चनाना है ओर सत्प्राग्रह के थिद्धान्तों को लेकर कार्य 
करना है। प्रत्येक कियान से पथ्चिक्र जी ने अपते समक्ष फुपररेया में प्रतिजा करवाई, 
सिद्धान्त समझाएु, और श्रा दोलन का रवझूप और उस सम्बन्धी बातें समभझाई। 
पथिक जी ने किसानो से जो प्रतित्रा कराई वह निम्नलिखित है .-- 
मै प्रतिज्ञा करता हु कि आकर बताए पायों नियग्रमो को पालन करना प्रपना 
कतेज्य समभू गा और प्राण देकर भी उन्हें तिभाऊगा +- 
१ सत्य की खोज क ना और यथा समय उसके ज्ञान के अ्रनुसार व्यवहार 
करता । 
२ शभ्ाश्चितो और स्याय की रक्षा को छोडकर किसी के लिए भी हिसा 
न करना । 
३ पच यत को स्थिर रखना और उसके विरुद्ध बाते न मानना । 
४ सब प्रकार के नशे से विरवत रहना । 
५ सदंव खादो का व्यवहार कपना । 
प्रतिज्ञा की पात्र शर्तों को ध्यानवूत्रऊ पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जेव 
से छूटने के उपरान्त पथिकजी की विचारधारा जहात्मा गात्री के विचारों के पहले की 
अपेक्षा बहुत समीप पहुँच चुकी थी परन्तु अहिया के सम्बन्ध में थोडा मतभेद अब भी 
शेष था। पथिकजी प्रत्येक स्थिति में ग्रहिसमा की वजित नही मानते थे । 
भूमि से त्यागपत्र दे देने के फलस्परूप माल की भूमि दो वर्ष तक पड़त पड़ी 
रही श्र ठिकाने का दमन फिर आरम हुआ। दो वर्षो तक आन्दोलचब तथा दमन 
चलता रहा । इस बार मेवाड स/कार ने मिस्टर ट्रंच को आन्दोलन को दबाने के लिए 
भेजा | भिस्टर ट्रेंच सेना की टुकडी लेकर आराए। किसानों को घेर लिया, सब जगह 
पहरे विठा दिए गए। किसानों का एक गात्र से दूसरे गव जाना रोक दिया गया। 
घोर दमन आरभ हुआ । जनता को झतकित करने के लिए जो “बन्देमातरम' कहता 
जूतो से पिटवाया गया । एक बडा जुवा लटकाया गया जिससे सर्वेताधारण भयभीत 
हो। परन्तु विजोयया के किसान भयजीत नही हुए ये मगठित होकर “बन्देमातरम' का 
घोष करते । सेना न बहुन स'स्तथ्य की लोगो के घरो से बलपूर्वक सामान उठा लाते । 
कजरो के साथ मिलकर लूट चोरो करते । स्त्रियो-- को छोडते, लोगो को मारते 
पीठते, किसानो के पथ्ु खोल लते, बेगार लेते, और तरह तरह से लोगो को अपमानित 
करते परन्तु किसान विचलित नही हुए। उसी समय राजस्थान सेवासंघ मे फुट पड़ 


पशोगाया मारिगययलाल वर्मा प्र 


गई । पथिकजी में तथा रामनारायण चौधरी, श्री शोभालाल गुप्त मे गहरा मतभेद उत्पत्र 
होगया जिसके फलस्वरूप पर्थिक जी विजोल्या आन्दोलन के नेतृत्व से हट गए श्र 
विजोल्ण किसान संगठन का नेतृत्व पथिक जी के हाथ से निकल कर श्री जमनालाल 
बजाज तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय के हाथ मे आ गया । 
बदला हुआ नेतृत्व और बिजोलयां श्रान्दोलन 
श्री जमनालाल वजाज तथा श्री हरिभाऊ जी मार्गदर्शन मे पचायत ने माल की 
भूमि को पुन उसके पूर्व र्वामियो को दिलाने का प्रयत्न आरभ किया | श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय श्री ट्रंच से मिले दथा मेवाड राज्य के मन्रियों का द्वार खटखटाया । मेवाड 
सरकार को उन्होने यह बतलाने का प्रयत्न किया कि अरब बिजोल्या पचायत की नीति मे 
आमूल परिवतंन हो गया है। वह बझुद्द गावीवादी नीति के अनुसार कार्य करने के लिये 
प्रतिन्ावद्ध हे । वह पहले समभीते का प्रयत्त करेगी यदि किसी प्रकार समझौता न हो 
सत्रा तो अन्त में सत्याग्रह करेंगी। 
चतुर ट्रंच ने उनसे कहा कि वह इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि ठिकाना 
समभोौते को शर्तों का पालन करे किन्तु जिन किसानो ने माल की भूमि से त्याग-पत्र दे 
दिया था और वह भूमि अन्य लोगों ने नीलाम मे ले ली थी उनसे भूमि दिलवाने की 
बात को उन्होने स्पष्ट रूप से अ्रस्वीकार कर द्विया । हा यदि जिन्होंने जमीन नीलाम मे 
ले ली है यदि उनसे आपसी समभौता हो जावे तो राज्य को कोई आपत्ति नही होगी । 
जब हरिभाऊजी ने बन्दोवस्त में बहुत ऊ चा लगान निर्धारित करने की शिकायत की श्र 
पुन. वन्दोबस्त की माग की तो इस माग को भी मिस्टर ट्रंच ने ठ्ुकरा दिया | नए नेतृत्व 
को सान्‍्त्वना देने के अभिप्राय से उन्होने यह अ्रवश्य स्वीकार किया कि फसलो के खराब 
हो जाने से तथा किसानो की आशिक ध्थिति दयनीय हो जाने से लगान और बकाया में 
छूट दे दी जावेगी । 
सलप में श्री हरिभाऊजी से जो समभीता हुआ्आा वह इस प्रकार था । सच 
१६२२ के समभौते की दार्तो का ठिकाने से पालन करवाना ठिकाने के कब्जे मे जो जसी न 
ग्रभी तक भी थी और जो नोलाम नही हुई थी उसको उसके पर्व स्वायियों को दिलवादी 
ऊवेगी । जो जमीन नीलाम करदी गई थी उसको लेने वालो से आपसी समझौते के 
द्वारा दिलाने का प्रभत्न किया जावेगा । 
ऊपर के समभोते की शर्तो से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य ने किसान 
पंचायत की किसी भी महत्वपूर्ण और मूलभूत्र माग को स्वीकार नहीं किया। न राज्य ने 
पुन बन्दोबस्त करना ही स्वीकार दिया, ओर नीलाम हुई भूमि को वापस दिलाने की 
माग भी अस्वीकार करदी । केवल आासू पोछने के लिए वह सान्त्वना भर दे दी कि जिन 
ले.)गो ने नीलाम मे जमीन ले ली है उन्हें समझा कर वापस दिलाने का प्रयत्न किया 
जावगा । 
इस समभोते का जो परिणाम होना चाहिए था वहां हुआ । नीलाम हुई माल 
को भूमि में से एक बीघा भुमि भी पूर्व स्पासिया की नही मिल सकी । विसान विचलित 


भूछ पशौगाया मारिययलाल वर्भा 


हो उठे । परस्तु हरिभाऊ जी व्रिटिश भारत में होने वाले सत्याग्रह मे जन चले गए 
थरे। जब वे जेल मे थे लेखक ग्रीष्मांवकाश मे मेवाड श्राया । महाराणा फतेहसिंह का 
स्वर्गवास हो गया था उसने पैदल मेवाड की यात्रा की । उसने उस यात्रा के सम्बन्ध 
मे त्यागभूमि' मे एक लेख लिखा जिसमे मेवाड सरकार के शासन की थोडी 
झ्रालोचना भी थी। हरिभाऊ जी 'त्यागभूमि' के सपादक थे परन्तु जब लेखक का 
मेवाड़ सम्बन्धी लेख 'त्यागभूमि' में प्रकाशित हुआ वे जेल मे थे। लेख के सबब में 
उनका उत्तरदायित्व नही था परन्तु ट्रेच तथा मेवोड सरकार के उच्च अधिकारी उससे 
चिढ गए उन्होंने महाराणा को भी यह कहकर विरुद्ध कर दिया कि वह लेख 
अत्यन्त आपत्तिजनक है। इसका परिणाम यह हुत्रा कि जब श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
जेल से छूटे शौर उन्होने बिजोल्या पचायत के बारे में पुन सधिवार्ता आरभ की तो 
ट्रैच ने उनसे मिलने से भी अस्वीकार कर दिया। हरिभाऊ जी वरावर राज्य सरकार 
मे लिखा पढी करते रहे परन्तु राज्य सरकार ने उनक्रे पत्रों का उत्तर तक देने की 
झ्रावश्यकता नही समभी । 
बात यह थी कि मेवाड सरकार ब्रिटिश भारत में महात्मा जी के नेतृत्व मे हुए 
हितीय सत्याग्रह आन्दोलन के पूर्व यह नही चाहती थी कि विजोल्या किसान आन्दोलन 
भडक उठे | क्योकि उसे इस बात की आशका थी कि भारत सरकार का वेदेशिक विभाग 
इसको र।ज्य के कुशासन का उदाहरण मारकर राज्य की सरकार को अधिक दवाना 
चाहेगा। अस्तु वे श्री हरिभाऊ जी से तथा श्री जमनालाल बजाज से बहुत शालीनता 
से बात करते थे श्लौर उन पर यह छाप डालने का प्रयत्न करते थे कि वे पथिक्र जी की 
श्रपेक्षा उनको श्रधिक उत्तरदायित्वपूर्ण समझते है ओर उनसे समझौता करना चाहते है । 
परन्तु वास्तव में उनके मन से समभोता करने की इच्छा नही थी । 
ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह होते ही परिस्थिति मे परिवर्तत हो गया । भारत 
सरकार इस प्रकार के श्रान्दोलन का क्ठोर दमन कर रही थी अस्तु यदि मेवाड सरकार 
अपने यहा इस प्रकार के आन्दोलन का दमत करे तो उसको भारत सरकार के कोपभाजन 
होने का भय जाता रहा। अस्तु लेखक के मेवाड सबधों लेख का बहाना लेकर उन्होने 
सधिवार्ता समाप्त करदी । नही तो यह कसे मान लिया उावे कि ट्रंच ज॑सा अनुभवी 
शोर उच्च कोटि का प्रशासक इस बात को न समझ सका कि जब लेखक का लेख 
त्यागशूमि' से प्रकाशित हुआ उस समय हरिभाऊ जी जेल मे थे अस्तु वे किसो भी 
प्रकार उस लेख के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते थे । 
यहा लेखक यह स्पप्ट कर देना आवश्यक समभता है कि परित्थिति का जो 
विश्लेषण उसने विया है वह स्वय उसका है, परन्तु श्री हरिभाऊ जी तथा श्रन्य व्यक्तियो 
की यही मान्यता रही कि महाराणा श्री भूपाल नह तथा द्रैच बहुत सहानुभूतिपूर्णा थे, 
ओर वे चाहते थे कि जमोने लौठाने के सबध मे किसानो की माग स्वीकार करलो जावे 
किन्तु उस लेख के कारण के चिढ गए भर समभौता होते होते रह गया । 
जो भी हो मेवाड सरकार का रख अत्यन्त कडा हो गया । किसानो की जमीने 


पश्ञो गाया भारिगक्यलाल दर्भा ५६ 


नही लौटाई जावेगी यह स्पष्ट हो गया । 
वर्मा जी के नेतृत्व में किसान पचायत ने पहले ही यह निर्णय ले लिया था कि 
सत्याग्रह छेड दिया जावे । वर्मा जी ने किसान पचायत की ओर से रियासत को चेतावनी 
दे दी और सत्याग्रह की तैयारियां की जाने लगी । 
सत्याग्रह के पूर्व पचायत को ओर से उन व्यक्तियों के नाम एक अपील निकाली 
गई जिन्‍्टोने किसानो की भाल की जमीन नीलाम में ले ली थी ओर श्रव उसको छोडने 
से मना करते रहे थे । उस श्रपील को छगाकर बटवाया गया । अपील का कोई असर 
नही हुआ । अस्तु पचायत के सामने आन्दोलन छेंड देने के सिवाय और कोई विकल्प 
नही रहा । 
हु हम पहले ही लिख आए है कि पचायत ते ठिकाने तथा रियासत को 
चेतावनी दे दी थी कि यदि हमारो जमीने श्रमुक समय तक नही लोटाई गई तो हम 
सत्याग्रह करेंगे और उसके लिए जो भी कष्ट हमे सहन करना पडे हम उसके लिए 
तंयार हैं । 
राज्य के पास चेतावनी तथा चुनौती पहुँचते ही राज्य ने घोर दमन करना 
आरम्भ कर दिया। सत्याग्रह आरभ होन की भी राज्य ने प्रतीक्षा नही की । राज्य ने सेना 
भेज दी उसने किसानो पर अत्याचार करना आरम कर दिया। किसानो को धमकाया 
गया कि यदि उन्होने जमीन पर कब्जा किया तो उनको कठोर दड दिया जावेगा | उधर 
ठिकाने के आदमियो ने उन लोगो को भड़काया जिन्होने जमीन नीलाम मे ली थी) वे यह 
चाहते थे कि किसानो और उनमे कगडा हो जावे। सेना घोड़े दौड़ाती हुई निकलती, 
खडी फ्सला को नप्ट कर देती, किसानों १र अत्याचार होने लगे परन्तु श्री मारिगक्यलास 
वर्मा के नेतृत्व में किसान भ्रविचल डटे रहे । वर्मा जी ने एक अतिम प्रयास किया। 
पचायत्त ने राज्य सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि राज्य एक जाच कमीशन बिठादे 
भ्रौर जब तक वह कमीशन फंसला न दे उन जमीनो को नीलाम मे लेने वाले जोते नही । 
जमीने पडत रखी जावे । परन्तु श्री ट्रेच ने उनकी इस माग को भी टुकरा दिया । 
जब कोई विकल्प नही रहा तो अक्षय तृतीया के दिन किसानो ने सत्याग्रह 
ग्रभ कर दिया । उन्होने अपनी जमीनो पर कब्जा कर हल चताना आरभ कर दिया । 
ग्रत्र क्या या सेना और पुलिस ने निरीह किसानो पर श्रकथनीय अत्याचार करना आरभ 
कर दिया। श्री माणिक्यथलाल वर्मा तथा पचायत के अन्य प्रमुख व्यक्तियो को गिरफतार 
कर लिया गया और जेल मे डाल दिया गया । वहा उनके साथ भअत्वन्त कठोर व्यवहार 
फिया गया, परन्तु किसान विचलित नहीं हुए। 
यद्यपि पचायत ने सत्याग्रह करने का निरच्य स्वय किया था परन्तु 
श्री हरिभाऊ जी ने किसान पचायत की ग्हुत सहायता की । उन्होने वर्माजी को लिखा 
कि वे बादर से जो भी सहायता हो सकती है करेगे श्रावरयकता पड़ने पर अपने साथियों 
सहित स्वय भी सत्याग्रह करने आवेगे । हरिभाऊ जी ने देश के नेताओ्रो को विजोल्या 
सत्याग्रह से अचगत कराया, पत्रों में खूब प्रचार किया, लेख लिखे। इसके श्रतिरिक्‍त 


६२ परशोगाया मारिक्यलाल वर्मा 


खटाई में पड गया । 
ग्रन्‍्त मे जब १६४१ में विजय राधबाच,र्य मेवाड खे प्रधान मत्री वन कर श्राए 
तब इस प्रइन का निपटारा हुआ । कारण यह था कि उस समय महायुद्ध चल रहा था 
मेवाड सरकार किसी आन्दोलन के खबरे को मोल नहीं लेना चाहती थी। भारत 
सरकार उसको पसद नहीं करती | सर टी विजयराबबाचार्य एक अत्यन्त प्रभावशाली 
तथा प्रगतिशील प्रशासक थे । देश के राजनीतिक वायुमडल में जनशक्ति का प्रभाव बहुत 
बढ गया था। उमकी अब अवहेलना नही की जा सकती थी । देशी राज्यो की प्रजा 
जागरूक हो गई थी । देशी राज्य परिषद ने अपने वम्बई अधिवेशन में पहले ही बिजोल्या 
के किसानो की भूमि की वापसी का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास कर दिया था। 
इधर वर्माजी ने मेवाड़ प्रजामडल की १६३८ में स्थापता कर दी थी । राज्य से सचर्ष 
श्रौर दमन के उपरान्त प्रजामडल पर से प्रतिवव हटा लिया गया । मेवाड प्रजामडल 
एक अत्यन्त प्रभावशाली और सुहृठ सगठन बन चुका था। श्री माणिक्यलाल वर्मा उसके 
जन्मदाता सर्वमान्य नेता और प्रेरक गक्ति थे उनके साहसी और क्रान्तिकारी नेतृत्व में 
मेवाड प्रजामडल एक शक्रितिवान संगठन बन गया । राज्य सरकार को उसकी शक्ति 
और प्रभाव का भान हो चुका था । श्री माशिक्ग्नलाल वर्मा सेत्राड प्रजामडल के सर्वे 
सर्वो श्लौर एकछत्र नेता थे | उन्होने यह हृढ निश्चय कर लिया था कि बिजोल्या के 
किसानो की जमीन उन्हे वापत्तन मिलनी ही चाहिए । मेवाड सरकार श्रव इस प्रइन पर 
बिजोल्था की किसान' पचायत तथा मेवाड प्रजामडल से सघं नहीं करना चाहती थी 
श्रतएव सर टी विजयराघवाचार्य ने दूरदर्शिता से काम निया और किसानो की जमीने 
वापस दिलवा दी । 
इस प्रकार विजोल्या किसान आदोलन किसानो की विजय के साथ समाप्त 
हुआ । इस श्रादोलन का जहा यह प्रभाव तो हुआ ही कि मेवाड तथा शअ्रन्य राज्यो 
के किसानो में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न हुई, बेगार लाग तथा अन्य प्रकार के शोषण 
के प्रतिकार के लिए किसान उठ खडे हुए । प्रथम बार निरीह किसानो को अपनी शक्ति 
का भान हुआ और उनको यह विश्वास हो गया कि यदि प्रजा सगठित हो जावे तो 
ठिकाने और राज्य की दुर्देमनीय जक्ति को भी कुछाया जा सकता है और श्रत्याचार 
ओ्ोर शोषण का प्रतिकार किया जा सकता है । परन्तु बिजोल्या आदोलन का एक बडा 
शोर महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि शोपितो और पिछड़े हुए वर्गों को श्री वर्मा 
जी जैसा तेजस्वी श्रौर कर्मठ नेता हाप्त हो गया । 
दीर्घकाल तक चलनेवाने पिजोल्या श्रादोलन के द्वारा ही वर्मा जी के व्यक्त्व 
का निर्माण और विकास हुआ था । पथिक जी द्वारा आजन्म देशसेवा और जनसेवा 
की दीक्षा लेकर उनके नेतृत्व मे बिजोल्या किसान संघर्ष की प्रखर अग्नि मे तप कर 
वर्मा जी का व्यक्तित्व उभरा था । वर्मा जी को सहज ही सर्वसाघारण का विश्वास 
श्रद्धा भर नेतृत्व प्राप्त नही हो गया था । बिजोल्या ठिकाने के एक साधारण कर्मचारी 
के यहा उन्होने जन्म लिया था। शिशु अवस्था मे ही पिता का स्वरगंवास हो गया, 


यशो गाथा सारिगक्यलाल वर्मा ३ 


उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत ही साधारण हो पाई, भौतिक समृद्धि उनके पास छू तक 
नही गई थी, ऐसी परिस्थितियों मे रहकर उन्होने देश सेवा का ब्रत लिया और एक 
साधारण ग्राम्य कार्यकर्ता से ऊचे उठकर वे राजस्थान के सर्वमान्य नेता बन सके और 
पडित जवाहरलाल के प्रिय श्रौर विश्वासभाजन बने उसका रहस्य बिजोल्यां किसान 
ग्रान्दोलन के गर्भ मे छिपा है । 

बिजोल्याँ आन्दोलन मे लग्वे वर्षो तक भाग लेने के कारण वे साधारणजन के . 
बहुत निकट पहुँच सके | शोपित और पीडित जन-समुदाय की इच्छाग्रो भावनाओं श्रौर 
विचारों को उनसे श्रधिक अ्रन्य कोई भी राजनीतिक कर्मी नहीं जानता था। साथ ही 
विजोल्या आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता होने के नाते वे किसानों और पिछडे वर्ग के लोगों 
के मनोविज्ञान से भी भली भाति परिचत हो गए थे । उनको इतन। आत्मविश्वास उत्पन्न 
हो गया था कि वे कही भी किसी स्थान पर जाकर पिछड़े वर्गों क। सगठन' कर सकते 
थे। यही कारण था कि वे किसानो के अतिरिक्त गाडिया लुहारो, कालब्रेलियो, कजर 
सासी, भील इत्यादि पिछुडे तथा उपेक्षित वर्गों का विश्वास प्राप्त कर सके । विजोल्या 
झ्रानदोलन की प्रखर अ्रग्ति मे से निकलने के कारण उनका अन्तर केवल शोषितो और 
पीडितो से एकात्मता ही अनुभव नही करता था उनके श्रन्तर मे सामन्तशाही और 
पु जीपतियो के विरुद्ध एक गहरी वितृष्णा और क्षोभ उत्पन्न हो गया। वे जीवन के 
अन् म क्षण तक उनसे समभौता करने के लिये तयार नही थे। जीवन के श्रन्तिम 
दिनों मे उन्हे काग्रेस दल तथा अपने सहकरमियों के प्रति जी रोष और क्षोभ था यह इसी 
कारण था । 

व्रिजोल्या श्रान्दोलन मे ग्रामीण वे समाज के इतने निकट पहुँच गए थे कि उस 
समाज मे गहरे घुसे हुए दोषो को भी उन्होंने जान लिया था। यही कारण था कि वे 
जहा एक और राजनीतिक क्रान्ति के द्वारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदल डालना 
चाहते ये वहा वे उतना ही तीत्रता से सामाजिक क्रीतियो और श्रधविश्वासो पर भी 
प्रहार करते थे । 

सच तो यह है कि वर्मा जी पुूरणंतया विजोल्या आन्दोलन की उपज थे। 
विजोल्यां सबर्ष ही उनका विश्व विद्यालय और निर्माणशाला थी जहा उनका व्यक्तित्व 
,» निर्मित हुआ और तेजवान वना था | 
माल की जमोन का त्यागपतन्र देने के संबंध में विभिन्‍न मत--- 

फुमरियां ग्राम मे माल की जमीन के त्याग-पत्र के सबंध में लेखक ने श्री साधु 
सीतारामदास से विजोल्या मे विस्तारपू्व॑ंक बात की | साधुजी का कहना था कि सभी 
इस सवघ में एकमत थे कि माल की जमीन का त्यागपत्र दे दिया जावे । उनका कहना 
है कि स्वय वर्माजी भी इसी मत के थे। वर्मा जी फुसरिया ग्राम मे स्वय मौजूद थे या 
नही इस सबंध में उनकी स्मृति स्पष्ट नही थी । उनसे वात करने के उपरान्त लेखक ने 
उमा जी के खेड़ा तथा विजोल्या के समीपवर्ती उच किसानों से बात की उनका कहना था 


६० पशोगाथा मारियमयंलाल वर्सा 


उन्होने सर्व श्री दुर्गाप्रमाद चौधरी, वर्तमान सपादक नवज्योति, ओकारलालजी, अचलेश्वर 
प्रसाद शर्मा वर्तेमान सपादक प्रजासेवक, प्यारवन्द विश्नोई, रमादेवी, श्रादि को 
सत्याग्रहियो की सहायता करते के लिए भेजा | उस समय बिजोल्या के पट्टे में कोई भी 
बाहरी व्यक्ति घुपम नही सकवा था अतएव उनको गुप्त रूप से जगलो पहाडो में से 
होकर पहुँचता पड़ा | वे गुप्त रूप से वहा छिपे रहे और एक एक कर गिरफतार हुए। 
जिन लोगो के यहा वे छिपे थे उन्हे भी गिरफतार कर लिया गया। उस समय मेवाड़ 
सरकार के ग्धिकारी वौखना उठे थे वे किभानो को पीस डालना चाहते थे। श्री श्रचले- 
इवर प्रसाद शर्मा, श्री दुर्भाप्रसाद चौघरी तथा अन्य व्यक्तियों के साथ भी अभद्र व्यवहार 
किया गया । किसानों को तरह तरह की यातनाएं दी गई । स्त्रियों को भी नहीं छोडा 
गया, दमन की पराकाष्ठा हो गई थी । उस पाशविक और बर्वर दमन के पीछे अधिका- 
रियो का अभिप्राय यह था कि क्रिसान भड़क उठे और िसक कार्ये कर बैठे तो सेना 
झौर पुलिस को बे रता का नया प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके। एक महिला के 
वाल पकड कर घसीटा गया और उसको बग्न करने की धमकी दी गई तो उसके पुत्र का 
रुघिर खौल उठा, वह बदूक उठा लाया मरने मारते को तेयार हो गया परन्तु उसकी 
माता ने उसको रोक दिया | 
जवकि विजोल्या से पाशविक दमन का नगा नृत्य हो रहा था। श्री हरिभराऊजी 
का अन्तर पीटा से भर गया । उन पर मेवाड़ प्रवेश तियेत्र का प्रतिर्व पहले ही लगा 
दिया था | उन्होने विजोल्था की ममस्पर्शी दशा का विवरण सेठ जमनालाल बजाज को 
को लिख भेजा | हरिभाऊ जी ने सेठ जमतालाल दजाज को अपने हृदय की पीड़ा से 
अ्रवगत कराया और लिखा कि में ऐसी दशा में श्रामरण अ्रनशन करने के सिवाय ओौर 
कया कर सकता हूँ ? में अनशन करने के लिए कृत सकत्प हूँ । परन्तु महात्मा गांधी ने 
उन्हें अनप्नन करने की सहमति नट्टी दी | श्री जमनालाल बजाज ने महात्मा जी को 
सारी परिग्विति से श्रवृगत कराया । महात्मा जी ने परामर्ण दिया कि सत्याग्रह स्थगित 
कर समझकीते के लिए पहल को जावे । महात्माजो ने मालवीयजी कोबिजोल्या के किसानो 
के प्रान्दोपन के सम्बब मे कहा । मालवीय जी ने सर सुखदेवप्रसादजी जो उस समय भेवाड 
के प्रवान मन्नी थे लिया । महत्मा जी की प्रेरणा से श्री जमनालाल बजाज ने समझौता 
पारान मे मच्यस्थता करना स्वीकार कर लिया | जमनालाल बजाज ने सर सुखदेव से 
समभोठ थे; गये हा लिखा पटी की ) यह निश्चित ह्श्र। कि सर सुखदेव जब॒वबम्बई 
जाव त्ता ब्टा मित । अन्तु बम्बछ में सटाबना मालवीय जी, रो घनश्यामदास बिड़ला 
तथा श्री जमनाताव वजान से सर चुरादव की बात हुई | प्रापसी वार्तालाप से यह 
80 दर ६६२२ | हुए समभान की बर्तो का ठिकाने से पालन करवाया जावे। 
मिरफतार कोमा को छोड़ बिया जाबे । जो मात की जमीन नीलाम नहीं हुई थी बह 
खितानि हक ्ो बह टिगानों को वापस दिला दी जावे और जो जमीन नोलाम की 
जा चुद था उसडठ़ा वापस दिलवाया जाये । यद्यपि आपसी बातचीत से यह तय हो 
धया या परन्तु उन शर्तों भी वंधानिक रूप देने के लिए आझ्रावश्यक था कि उनको 


८24 


ए५ 


ऋ & 


पशौगाथा मारितकयलाल वर्मा ६१ 


लिखित रूप देकर महाराणा साहव से स्वीक्षति प्राप्त की जावे । अ्रस्तु सेठ जमनालाल 
बजाज उदयपुर आये महाराणा से मित्रे और ब्रम्बई मे हुए समझकोते की राज्य द्वारा 
वैधानिक रूप से स्प्रीक्ष किए जाने की प्रार्थना की | महाराणा साहब का रुख 
सहानुभूति पूर्णो था परन्तु उनके अ्रवीनस्थ राज्य कर्तेचारी तथा जागीरदार यह नही 
चाहते थे । 

वम्बई के समभीते के अनुसार सर सुखदेव के पास तथा उच्च न्यायालय में 
प्रपील करने पर ही वद्दियों की मुक्ति होनी थी। किसानों की अ्रपीले लिखने और 
उनकी वकालत करने के लिए बाहरी वकील तो आ नहीं सकता था । देशी वकील कोई 
तैयार नही था। श्रस्तु श्री शोभालाल गुप्त को विजोल्या भेजा गया श्रौर उन्होंने अ्रपीले 
लिखना झारभ किया। परन्तु ठिकाने को यह सब पसन्द नहीं आया। शोभालाल जी 
शुम और उनके सहयोगी साथियों को बुरी तरह पीटा गया। श्रतण्व शोौमभालाल जी 
खालियर राज्य के सिंगोली नामक स्थान पर चले गए जो बिजोल्या के बहुत समीप था 
प्रोर वहा वेठ कर किसानो की अपीलें लिखी। सर सुखदेव ने बम्बई के समभौते के 
श्रनुमार जमीनों को वापस करने के लिए लिखा । परन्तु कोई फल नही हुआ । किसान 
बंदी नही छोडे गए, जमीने वापस नहीं की गई। यहा तक कि किसानो के पशुओं को 
नीलाम श्रौर कर दिया गया । 

ठिकाना राज्य की श्राज्ञा की अ्वहेलना कर रहा था ! उधर जो ठिकाने मे 
भीपण श्रत्याचार किया थां उसके विरुद्ध पचायत ने मेवराड सरकार को लिखा तथा उसका 
विरोध शिया | सरकार ने श्री लक्ष्मीलाल जोशी तथा श्री ग्रुवजारीलाल माथुर का एक 
कमीशन अत्याचारो की जांच के लिए बिठाया। कमीशन ने जाच की, स्त्री पुरुषों के 
बयान लिए श्रीर ठिकाने के अ्रमानुपिक ग्त्याचार प्रषाणित हो गए। श्री जोशी मे 
ठिकाने की जमीनो को लौटाने तथा पशुओं जिनको ठिकाने ने नीलाम कर दिया था 
वापस करने की सरकारी आज्ञा से श्रवगत कर दिया परन्तु ठिकाने ने उसकी कोई परवाह 
तही की । जमीने वापस नही की । 

श्री माथुर शर जोशी जी की रिपोर्ट पर मेवाड सरकार ने ठिकाने पर 
मूंसरमात विठादी, और श्री यमुनालाल दशौरा को भूसरिम नियुक्त कर दिया। 
श्री दशोरा ने जमीतनें दिलाने का प्रयत्न क्रिया परग्तु वे सफल नही हुए । कारण यह 
था कि प्रधान मत्री सर सुखदेव तथा श्री ट्रैंच को यह कहा गया कि यदि किसानो के 
भान्दोलन के परिणामस्वर्प उतको जमीने दिलवादी जावेगी तो किसानो का साहस बहुत 
अधिक बढ जावेगा और वे ठिकाने अबवा मेवाड सरकार की परवाह नही करेगे । 
अतएवं सरकार की नीति में पुन परिवर्तेन श्रा गया । किसानो की जमीनें वापध्ष नही 
मिली | यहाँ नही वर्मा जी जब॒जमीनो की वापमी के सम्बन्ध मे उदयपुर प्रधान मत्री 
सर सुखदेव से किसान पत्रों के साय वातचीत करने गए तो उन्हे बगले पर ही गिरफ्तार 
कर कुम्भलगढ भेज कर नजरबन्द कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह कि मेवाड़ 
राज्य ने एक वार फिर दमन का मार्ग अपनाया और जमीनो की वापसी का प्रश्न 


६२ शोगाथा माणिक्यलाल वर्मा 


खटाई में पड गया । 
ग्रन्त मे जब १६४१ मे विजय राववाच.र्य मेवाड खे प्रधान मन्नी बन कर श्राए 
तब इस प्रइन का निपटारा हुआ । कारण यह था कि उस समय महायुद्ध चल रहा था 
मेवाड सरकार किसी आ्रानदोलन के खतरे को मोल नदी लेना चाहती थी। भारत 
सरकार उसको पस॒द नही करती | सर टी विजयराथवाचार्य एक श्रत्वन्त प्रभावशाली 
तथा प्रगतिशील प्रशासक थे । देश के राजनीतिक वायुमडल में जनगक्त का प्रभाव बहुत 
बढ गया था । उप्तकी श्रव अवहेलना नही की जा सकती थी | देशी राज्यों की प्रजा 
जागरूक हो गई थी । देशी राज्य परिपद ने अपने बम्त्रई अधिवेशन में पहले ही विजोल्यां 
के किसानो की भूमि की वापसी का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास कर दिया था। 
इधर वर्माजी ने मेवाट प्रजामडल की १६३८ में स्थापता कर दी थी । राज्य से संघर्ष 
श्रौर दमन के उपरान्त प्रजामडल पर से प्रतिवव हटा लिया गया। मेवाड़ प्रजामडल 
एक श्रत्यन्त प्रभावशाली और सुहृढ सगठन बन चुका था। श्री माशिक्यलाल वर्मा उमक्े 
जन्मदाता सर्वमान्य नेता और प्रेरक गक्ति थे उनके साहसी और क्रान्तिकारी नेतृत्व मे 
मेवाड प्रजामडल एक शक्तितवान संगठन बन गया । राज्य सरकार को उसकी शक्ति 
और प्रभाव का भान हो चुका था । श्री माशिवग्रलाल वर्मा मेत्राड़ प्रजामडल के सर्वे 
सर्वा श्रौर एकछत्र नेता थे | उन्होने यह हढ निश्चय कर लिया था कि बिजोल्या के 
किसानो की जमीन उन्हे वापस मिलनी ही चाहिए । मेवाड सरकार श्रव इस प्रश्न पर 
बिजोल्था की किसान पचायत तथा मेधाड प्रजामडल से संघर्ष नही करना चाहती थी 
अ्रतएव सर टी विजयराघवाचार्य ने दूरद्शिता से काम जिया और किसानो की जमीने 
वापस दिलवा दी । 
इस प्रकार विजोल्या किसान द्रादोलन किसानो की विजय के साथ समाप्त 
हुआ । इस श्रादोलन का जहा यह प्रभाव तो हुआ ही कि मेवाड तथा अन्य राज्यों 
के किसानो में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्त हुई, वेगार लाग तथा श्रन्य प्रकार के झोषण 
के प्रतिकार के लिए किसान उठ खडे हुए । प्रथम बार निरीह किसानी को अ्रपनी शक्ति 
का भान हुआ और उनको यह विद॒वास हो गया कि यदि प्रजा सगठित हो जावे तो 
ठिकाने श्रोर राज्य को दुर्देगमतीय जक्ति को भी कुकाया जा सकता है और अत्याचार 
झ्ोर शोषण का प्रतिकार किया जा सकता है| परन्तु विजोल्या आदोलन का एक बडा 
श्र महःवरपूर्ण परिणाम यह निकला कि शोपितो और पिछडे हुए वर्गों को श्री वर्मा 
जी जँसा तेजस्वी श्रीर कमेठ नेता हाप्त हो गया । 
दीघंकाल तक चलनेवाने भिजोल्या आदोलन के द्वारा ही वर्मा जी के व्यक्त्वि 
का निर्माण और विकास हुआ था । पश्चिक जी हारा आजन्म देशसेवा और जनसेवा 
की दीक्षा लेकर उनके नेतृत्व मे बिजोल्या किसान सचर्ष की प्रखर अग्नि मे तप कर 
वर्मा जी का व्यक्तित्व उभरा था | वर्मा जी को सहज ही सर्वसाधारण का विश्वास 
श्रद्धा और नेतृत्व प्राप्त नही हो गया था । बिजोल्या ठिकाने के एक साधारण कमंचारी 
के यहा उन्होने जन्म लिया था। शिद्रु अवस्था मे ही पिता का स्वर्गवास, हो गया, 


कशोगाया मारिगयक्यलाल वर्मा ६३ 


उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत ही साधारण हो पाई, भौतिक समृद्धि उनके पास छू तक 
नही गई थी, ऐसी परिस्थितियों मे रहकर उन्होने देश सेवा का ब्रत लिया और एक 
साघारण ग्राम्य कार्यकर्ता से ऊचे उठकर वे राजस्थान के सर्वमान्‍न्य नेता वन सके और 
पडित जवाहरलाल के प्रिय और विश्वासभाजन बने उसका रहस्य बिजोल्या किसान 
आ्रान्दोलन के गर्भ मे छिपा है । 
विजोल्याँ श्रान्दोलन में लग्बे वर्षों तक भाग लेने के कारण वे साधारणजन के 
बहुत निकट पहुँच सके । शोपित और पीडित जन-समुदाय की इच्छाओं भावनाओं श्रौर 
विद्यारों को उनसे अ्रधिक अन्य कोई भी राजनीतिक कर्मी नहीं जानता था। साथ ही 
विजोल्या आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता होने के नाते वे किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगो 
के मनोविज्ञान से भी भली भांति परिचत हो गए थे । उनको इतन। आत्मविश्वास उत्पन्न 
हो गया था कि वे कही भी किसी स्थान पर जाकर पिछड़े वर्गों का सगठन कर सकते 
थे। यही कारण था कि वे किसानो के अतिरिक्त गाडिया लुहारो, कालत्रेलियो, कजर 
सासी, भील इत्यादि पिछडे तथा उपेक्षित वर्गों का विश्वास प्राप्त कर सके । विजोल्यां 
्रान्दोलन की प्रखर अग्नि मे से निकलने के कारण उनका अन्तर केवल शोषितो और 
पीडितो से एकात्मता ही अनुभव नहीं करता था उनके श्रन्तर मे सामन्तशाही शौर 
पृ जीपतियो के विरुद्ध एक गहरी वितृष्णा और क्षोभ उत्पन्न हो गया। वे जीवन के 
भ्रन् म क्षण तक उनसे समभझीता करने के लिये तेयार नही थे। जीवन के श्रन्तिम 
दिनो मे उन्हें काग्रेस दल तथा श्रपने सहकमियो के प्रति जो रोप और क्षोभ था यह इसी 
कारण था । 
व्रिजोल्या श्रानदोलन में ग्रामीण वे समाज के इतने निकट पहुँच गए थे कि उस 
समाज मे गहरे घुसे हुए दोषो को भी उन्होंने जान लिया था । यही कारण था कि वे 
जहा एक और राजनीतिक क़ान्ति के द्वारा वर्तेमान सामाजिक व्यवस्था को बदल डालना 
चाहते ये वहा वे उतन। ही तीव्रता से सामाजिक क्रीतियों और अधविश्वासों पर भी 
प्रहार करते थे । 
सच तो यह है कि वर्मा जी पूर्णतया विजोल्यां आन्दोलन की उपज थे। 
विजोल्यां सवर्प ही उनका विश्व विद्यालय और निर्माणशाला थी जहा उनका व्यक्तित्व 
/ निर्मित हुआ और तेजवान वना था । 
माल की जमोन का त्यागपतन्र देने के संबंध में विभिन्‍न मत--- 
फुमरियां ग्राम मे माल की जमीन के त्याग-पत्र के सबंध मे लेखक ने श्री साधु 
सीतारामदास से विजोल्या में विस्तारपूर्वक वात की | साधुजी का कहना था कि सभी 
इस सबंध में एकमत थे कि माल को जमीन का त्यागपत्र दे दिया जाबे । उनका कहना 
है कि स्वय वर्माजी भी इसी मत के थे | वर्मा जी फुसरिया ग्राम में स्वय भौजुद थे या 
नही इस सवध मे उनकी स्मृति स्पष्ट नही थी । उनसे बात करने के उपरान्त लेखक ने 
उमा जी के खेड़ा तथा विजोल्या के समीपवर्ती उन किसानो से बात की उनका कहना था 


द्ड पशोगाया मारिगक्यलाल वर्मा 


वर्मा जी फसरिया ग्राम मे जब मःल की भूमि का त्यागपत्र दिया गया तब उपस्थित नही 
थे। श्री रामनारायण चौधरी तथा श्री शोभालाल ग्रुप्त वा भी यही कहना है कि वर्मा 
जी वहा उपस्थित नही थे | अ्रतु यश“निविवाद सत्य है कि वर्मा जी फूसरिया गाव में 
उपस्थित नही थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरमाल पच यत को अपनी शक्ति और सगठन पर 
बहुत अप्रिक भरोसा था । उनको निजोल्या राव के तथा मेवाड सरकार के विरुद्ध सघप 
मे सफलग़ा मिल चुकी थी । ठिकाने को पचायठ के लमक्ष नतमस्तक होना पडा था उस 
समय पद्ायत का सर्व व्यापी प्रभाव था। जब बन्दोवस्त में माल की जमीन की माल- 
गुजारों बहुत बढा दी गई तो किसानों ने सोचा कि यदि माल की जमीन को छोड दिया 
जाबे तो ठिकाने को जिवश होकर मालशुजारी घटाना पडेगी। यह उनकी कल्पता के 
बाहर की बात थी कि ठिकाना उस जमीन को नीलाम कर सक्रेगा और उसको लेने वाले 
खडे हो जावेगे । 
पथिक जी लम्बे समय तक जेल में थे । ऊपरमात की वास्तविक स्थिति उनको 
मालूम नही थी उस् समय पचायत का प्रभाव अधिकतर बाकडो पर ही श्रथ्विक था। 
उन्होने किसानो को इस खतरे से सावधान भी क्रिया था। परन्तु किसानों मे पचायत 
के प्रभाव और शक्ति के प्रति आवश्यकता से अधिक विच्वास था उनका यही अग्रह रहा 
कि माल की जमीन से त्यागपत्र दे दिया ज।य । अस्तु सर्व समाति से यह निश्चय किया 
गया था उसमे कोई सतभेद नही था । 
अस्तु माल की भूमि से त्यागपत्र देने का परामर्ण पथिक जी ने दिया यह 
कहना सही नहीं होगा । परन्तु यदि थोडो देर के लिए यह मा भी लिया जावे कि 
पृथिक जी की उससे सहमति थी तो भी यह पथिक जी तथा वर्मा जी के मनोमालिन्य 
का कारण नही हो सकता । उसका कोई श्रन्य निजी कारण रहा होगा जो सभवत्त. 
भ्रज्ञात ही बना रहेगा । 
श्री शोभालाल जी का मत 
“मुझे अब यह स्मरण नही है कि पथिकजी और श्री मारिक्र्यलाल जी के 
सबंध किस बात को लेकर विगडे । पथिक जी जेल से रिहा होने के बाद बिजोल्यां के 
किसानो से मिलने के लिए सिगोली (ग्वालियर) के निकटवर्नी गाव गए थे। उस समय 
में और श्री रामनारायण जी चौधरी दोनो उनके साथ गए थे । उस समय मारिक्पलाल 
जी वहा नही थाए थे | बढ़े हुए लगान का प्रतिकार कंसे किया जाय यह सवाल था 
श्रापसी परामर्ण के वाद माल जमीनो का त्यागपत्र देने की वात तय पायी थी। खथाल 
यह था कि विजोल्या क्षत्र मे पचायत के प्रभाव को देखते हुए इस्तीफा शुदा जमीन को 
ओर कोई दूसरा लेने को तैयार नही होगा और ठिकाने को किसानो की लगान कम 
करने की साग को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता पडेगा । किन्तु वैसा हुआ नही 
ठिकाने ने इस्तीफे शुदा जमीन को नीलाम पर चढाया तो ठिकाना ऐसे श्रादमी ढ ढ़ 





लल्ड 


विजोलिया के गढ के उस भाग का हृव्य जहा वर्मा जी कैद रहे 


६ लः 


है कट >टट श्र 8०२२७ ४ 2 कट: 
282 #०:, २4 * “० ४ 


प्र (८ कि ४८८८:22“॥ ८ 





उमा जी खेडा गाव में वर्मा जी द्वारा स्वय बनाया हुआ मकान 
जहा आन्दोलन के समय वे रहे थे । 





वि नम 2 0०४2000३७७७॥॥७/ 
/्च रा 
का 2 नर 





क्र ह 
2८००००+०+न्‍___-भ. | ०२ जाओ की डी 


उरसओ.. अमन्‍र 


हा 


०3--+०५३४०५ २०० नमक जजन 2बजन ऑजनन 


जल राजस्थान के मुस्यमन्त्री के रूप में वर्मा जी सरदार पटेल 
महाराजप्रमुख महाराणा भूपालसिह तथा अ्रपने मन्रिमन्डल के साथ 


प्रशोगायथा मारि|्यलाल वर्मा ६५ 


निकाले जो उस समय जमीन को लेने को तेयार हो गए | यह लोग मुण्यतः महाजन 
व्ग के थे । 
( शोभालाल ४-१२-७० ) 
श्री शोभालाल जी के लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिथिकजी का जमीन 
से इस्तीफा देने का कोई आग्रह नही था। सम्भवतः किसान पचो मे पचायत की शक्ति 
झ्रोर प्रभाव का अतिरजित विश्वास था वे यह समभते थे कि जब किसान भूमि का 
इस्तीफा दे देंगे तो पंचायत के प्रभाव के कारण कोई उस जमीन को लेने का साहस नही 
करेगा । साधु सीतारामदास ने लेखक से यही बात कही थी कि पथिकजी ने किसानो को 
यह चेतावनी भी दी थी कि यह निर्णय तभी करे कि जब उन्हे यह विश्वास हो कि श्रन्‍्य 
कोई उन जमीनो को नहीं लेगा परन्तु किसानो मे अपनी पचायत के प्रभाव और शक्ति के 
सवध में बहुत उत्साह था अस्तु यह निर्णय लिया गया। यह सही है कि श्रन्ततः 
पथिकजी भी सहमत हो गए थे । परन्तु एक तो वे लम्बे वर्षो में जेल मे रहने के उपरान्त 
छूट कर आए ही थे, पच्ायत का कंसा प्रभाव और शक्ति है उसका ठीक अनुमान वे नही 
कर सकते थे अ्रस्तु जो स्थानीय कार्यकर्ताग्रो ने बताया श्र श्राग्रह किया उसी के श्रनुसार 
निर्णय हुआ । 
श्री रामना रायणा चौधरी का मत : 
लेखक कुमारी डाक्टर पद्मजा दार्मा एम ए, पी एच डी जिन्हे राजस्थान 
सरकार ने बिजोल्याँ किसान शभ्रान्दोलन का इतिहास लिखने के लिए आवश्यक सामग्री 
एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया था-- के साथ २० मार्च १६७१ को श्री रामनारायण 
चोधरी के बंगले पर अ्रजमेर मे इस प्रइन पर उनका स्पष्ट मत जानने के लिए गया था । 
श्री चौधरी ने लेखक को बतलाया कि वे फुसरियां गांव मे पथिकजी के साथ गए थे । वहां 
बिजोल्यां से भारी सख्या मे आए हुए किसानों ने पथिकजी को बतलाया कि उन्होने माल 
की जमीन का लगान बहुत अझधिक बढ्ा देने के फलस्वरूप माल की जमीन के इस्तीफे दे 
दिए है। परथथिकजी ने कहा कि तुम लोगो ने सोच समझ कर ही इस्तीफे दिए होगे 
श्री रामना रायण चौधरी का कहना था कि पथिकजी ने किसानो को माल की जमीन के 
इस्तीफे देने का परामर्श नही दिया वे पहले ही इस्तीफे देने का निर्णाय कर चुके थे । 
पश्ििकजी को तो उन्होने फुसरिया गाव मे यह बतलाया भर था । 


श्री साध सीतारामदासजी से चर्चा: 
लेखक कमारो डाक्टर पद्माजा शर्मा के साथ बिजोल्या गया और वहा १८ 
मार्च १९७१ को श्री साधु सीतारामदास जी से इस सबंध में चर्चा की। साधूजी 
फुसरिया गांव में मौजूद थे। उनका कहना था कि पथिकजी जनवरी १६२८ मे उदयपुर 
जेल से छूट कर फुसरिया गांव ( ग्वालियर राज्य ) मे आए क्योकि मेवाड मे प्रवेश करने 
पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऊपरमाल के हजारो किसान उनके दर्शन के लिए 
,  झसरिया ग्राम श्राए थे । 


६६ पशोगाया मारि[क्यलाल वर्मा 


इससे पूर्व ही किसानो ने मुहकमा खास उदयपुर को सामूहिक इस्तीफे भेज 
दिए थे । महकमा खास ने कहा कि सामूहिक इस्तीफे नहीं लिए जा सकते । तब दो 
हजार इस्तीफे छपवाये गए और व्यक्तिश. उनको भर कर भेजा गया । 

पथिकजी ने पूछा कि क्या पूरी तैयारी है। ऊपरमाल के समी लोग इसके लिए 
तेयार है ” किसानो ने कहा कि हा सभी ऊपरमाल के लोग पंचायत के साथ हैं । जब 
किसानो ने पिथिकजी को विश्वास दिलाया तो उन्होने कहा कि वे इस्तीफा दे सकते है। 
साधु सीतारामदास का कथन था कि कैवल घाकडो ने इस्तीफा दिया अन्य जातियो ने 
इस्तीफा नही दिया था । 

श्री साधु सीतारामदास जी के श्रनुसार श्री पथिकजी ने इस्तीफा देने का 
परामशे नही दिया । इस्तीफा देने का किसानो ने पहले ही निश्चय कर लिया था। 


श्रध्धाप चौथा 
च्चछकुष्लात्कगाव्ड व्छी स्‍्वज्जरबव्वन्ब्टी 


सन्‌ १६३१ का बिजोल्या किसान सत्याग्रह राजस्थान सेवक सघ के टूटने 
के वाद हुआ था । पथिकजोी ने बिजोल्या पचायत का मार्गदर्शन करने तथा विजोल्यां से 
श्रपने को हटा लिया था। यो नाम मात्र का नेतृत्व श्री जमनालाल वजाज के हाथ में 
पहुँच गया था और उन्होने अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री हरिभाऊ उपाध्याय को 
बिजोलयां आन्दोलन की गति-विधियों को देखने के लिए नियुक्त कर दिया था। दे 
बिजोलया पचायत के परामशेंदाता थे । बात यह थी कि वर्माजी यह जानते थे कि किसान 
सत्याग्रह को तेजवान बनाने के लिए देश के नेताओं की सहानुभूति तथा समाचार पत्रो 
का समर्थन आवद्यक था अरत्एवं पथिकजी के विजोल्या श्रान्दोलन से हट जाने के उपरान्त 
उन्होने श्री जमनालाल बजाज को अपना नेता स्वीकार कर लिया था जिससे कि उन्हें 
देश के नेताओं तथा पत्रो का समर्थन मिल सके । परल्तु वस्तुस्थिति यह थी कि पथिक 
जी जैसा सक्रिय और तेजवान नेतृत्व उनके बाद बाहर से विजोल्या को नही मिल सका | 
दिन प्रति-दिन की समस्याप्रो का सामना करता आन्दोलन को चलाना, विजोल्यां पट्टे के 
किसानो का संगठन करना । ठिकाने तथा राज्य के श्रधिकारियों से बात करना यह 
सारे कार्य वर्माजी ही करते थे । वास्तविक स्थिति तो यह थी कि १६३१ के बविजोल्यां 
किसान आन्दोलन का श्रौपचारिक नेतृत्व तो श्री जमन।लाल बजाज के हाथ में था तथा 
हरिभाऊजी परामशंदाता थे ऐसा कहा जा सकता है परन्तु स्थानीय और क्रियात्मक 
नेतृत्व एक मात्र श्री माणिक्यलाल वर्मा के हाथ मे था। उन्होने ही उस आन्दोलन का 
सचालन किया था । 

१६९३१ के आन्दोलन से प्रभावित होकर महात्मा गाधी ने महामना मालवीयजी 
को भेवाड सरकार से वातकर बिजोल्या के किसानो को न्याय दिलाने के लिए लिखा। 
महात्मा गाघी बिजोल्यां किसानो की करुण कथा सुनकर द्रवित हो उठे थे। उन्हे 
पथिक जी को दिया हुआ वचन याद था। अंतएवं उन्होंने महामना मालवीय जो को 
बिजोल्यां के किसानो के कष्टो को दूर कराने के लिए लिखा क्योकि महात्मा जी जानते 
थे कि मेवाड़ के महाराणा महामना मालवीय को श्रत्यन्त श्रद्धा और श्रादर की हृष्टि से 
देखते थे 

महात्मा जी के प्रतुरोव के फलत्वर्प महामना मालवीय जी ने भेवाड के 


ध्छ यंशोगाथा मारिएक्यलाल वर्मा 


तत्कालीन प्रधान मंत्री सर सुखदेव को बिजोल्या ठिकाने के किसानो के साथ न्याय करने 
के लिए पत्र लिखा | सर सुखदेव अपने समय के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ थे लोग उन्हे देशी 
राज्यों के चाणक्य की सज्ञा देते थे । उन्होने देखा कि महात्मा गाधी और मालवीय जी 
जँसी महान शक्तियां जिस प्रश्न को लेकर चिन्तित है उसकी उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नही 
होगी और न यह राज्य के हित मे होगा। श्रतएवं उन्होंने मालवीय जी को लिखा कि मैं 
बम्वई भरा रहा हु सेठ जमनालाल बजाज मुझे वहा मिले तो मैं इस विषय मे उनसे बात“ 
चीत करने के लिए तैयार हूँ । परिणामस्वरूप सर सुखदेव ओर सेठ जमनालाल बजाज 
की बम्बई मे बात हुई श्रौर यह तय हुआ कि राज्य (१) किसानो की जमीन जो नीलाम 
रदी गई हैं वापस दिला देगा (२) सत्याग्रही किसानो को जेल से मुक्त कर दिया 

जावेगा (३) किसानो से जो जुर्माना वसुल कर लिया गया है और उनके पशुओ्रो को 
कुर्के कर लिया गया है उनको उन्हे वापस लौठा दिया जावेगा । 

चतुर कूटनीतिज्ञ सर सुखदेव की यूुक्ति यह थी कि यह समझौता करके वह 
महात्मा गाघी तथा मालवीय जो को विजोल्या आन्दोलन से प्रथक कर देगे और आगे 
चलकर उस समभोते को क्रियान्वित करने मे देरी करते रहे गे साथ ही किसानो के 
वास्तविक नेता श्री माणिक्यलाल वर्मा को उनसे प्रथक कर बिजोल्यां के किसानों को 
नेतृत्वहीन बना देंगे अतएव आन्दोलन शिधिल होकर स्वयं अपनी मृत्यु से मर जावेगा । 

सेठ जमुनालाल बजाज से फैसले की सूचना पाते ही श्री वर्मा जी कुछ किसान 
पचो को लेकर उदयपुर आए । सूरजपोल पर ठहरे ओर सरसुखदेव से मिलने का समय 
मांगा । वर्मा जी सर सुखदेव और सेठ जमुनालाल बजाज के बीच हुए समभौते को शीक्र 
से णीघ्र कार्यान्वित करना चाहते थे । अस्तु निर्धारित समय पर वे किसान' पचो के 
साथ प्रधान मनत्री के बगले पर उनसे मिलने और फैसले की शर्तो को कार्यान्वित कराने 
के लिए उनसे बातचीत करने पहुँचे । 

कूटनीतिज्ञ सर सुखदेव ने देखा कि श्री माणिक्यलाल वर्मा पर वार करने का और 
उन्हे किसानो से अलग कर देने का यही अनुकूल अवसर है । यह उनकी कूठनीति थी 
कि किसानो को थोडी राहत तथा सुविधाएँ देकर महात्मा गाधी व मालवीय जी की 
दृष्टि में उदार बन जावे, किसानो की सहानुभूति प्राप्त करले किन्तु श्रादोलन' के प्राण 
श्रौर वास्तविक नेता को किसानों से पृथक कर किसान आदोलन को प्राणहीन 
बना दिया जावे। 

श्रतएव जव वर्मा जी सर सुखदेव के बगले पर पहुंचे और उन्होने विजोल्यां के 
फैसले को राज्य द्वारा पूरी तरह से कार्यान्वित कराने दी बात फही तो सर सूखदेव 
ने बहुत गम्भीर मुद्रा बनाली । बोले राज्य ने विजोल्या के किसानो की जमीन दिलाने, 
कंदियों को रिहा करने, तथा कुक किए हुए पशुओ को वापस करने के सबन्ध में निर्णाय 
लिया है उसको कार्याविन्‍त करने की बात राज्य स्वय सोच लेगा इस संबन्ध में राज्य 


तुमसे कोई बात नही करेगा क्योकि राज्य तुमको गम्भीर अपराधी मानता है । तुम 
पर गम्मीर अपराधों के पभारोप हैं । 


वंशौगाया मारिक्यलाल वर्मा ६६ 


बात यह थी कि जब दूमरा किसान सत्याग्रह हुआ था उस समय लगभग सवा 
सौ धाकड़ ठिकाने और सरकार के साथ मिल गए और उन्होने किसानो का साथ छोड़ 
दिया था| सरकारी आतक तथा व्यविगत लाभ का लालच ऐसे प्रभाव थे कि जिनके कारण 
कुछ भीरू और कायर व्यक्ति सत्ता से सघर्ष छिडने पर किसानो का साथ छोड देते थे । 
पहले भी कई बार ऐसा हुआ था । कुछ किसान सर्देव आन्दोलन के समय किसानो का 
साथ छोड़ कर ठिकाने और सरकार के साथ चले जाते थे। वर्मा जी आगे ऐसी 
पुनरावृत्ति न हो, और इस प्रकार थोडे से किसान आदोलन को कलकित न कर सके 
इस उद्देश्य से उन भगोडे किसानो को पाठ पढाना चाहते थे जिप्तमे भविष्य मे फिर 
वे ऐसा करने का साहस न करे। अत्तएवं उन्होने किसान पवायत से उनके सामाजिक 
बहिष्कार का फैपला करवाया जो नीचे लिखे अनुसार था:-- फँंसला यह था कि जो 
किप्तान सत्याग्रह की गपथ लेकर प्रतिज्ञा करके किस्तान पचायत का साथ छोड दे उसका 
बहिप्कार किया जाय -- 

( १) जो किसान ठिकाने और सरकार के पक्ष मे चले गए उनका सामाजिक 

वहिष्कार किया जाय । बहिष्कार का रूप नीचे जिखे अनुसार निश्चय किया गया । 

( क ) जब तक वहिष्कूर किसान पचायत के समक्ष क्षमा प्रार्थी हो 
अपनी भूल को स्वीकार न करे और पचायत द्वारा निर्धारित जुरमाना 
या दड न चुकादे तब तक जाति के किसी भी भोज मे निमत्रित नहीं 
किया जावेगा। 

(ख ) उसके पुत्र पुनियों का जाति मे विवाह सबन्ब नहीं किया जावेगा । 
यदि सगाई इससे पूर्व हो चुकी है वह तोड दी जावेगी | कोई किसान 
न तो उसके लड़के को अ्रपनी पुत्री देगा श्रौर न उसकी पुत्री लेगा । 

(ग ) बंहिष्कृत किसानो की स्त्रिया जब पनघट पर पानी भरने जावे तो 
जब तक पहले गाव की अन्य स्त्रिया पानी न भरले तब तक वे काएँ 
के नोचे खडी रहे । 

(घ ) वहिष्कृत किसान की विवाहित लड़की यदि इस समय सुसराल में हो 
तो वह वही सुसराल में ही रहे उसे श्पने पीहर (मायके, न भेजा 
जावे और यदि पुत्री वहिष्कृत किसान के यहा व्याही है तो उसको 
बुलाया न जावे। कभी माता पिता से मिलने जाये तो व्यक्तिगत 
सम्बन्ध भले ही रहे मगर उसके माता पिता अथवा सास ससुर अपने 
घर के परिवार मे विवाह करे तो बहिष्कृत परिवार में रहने वाली 
लड़की बुलाई नही जावे और पीहर मे रहने वाली लड़की भेजी 
नही जावे । 

(ड ) गाव भर के किसानों के साथ जिन सेवा कार्य करनेवालो का संबंध 
है वह बहिप्कृत परिवारों के साथ नही रहे अर्थात्‌ बहिष्कृत परिवार 
का (१) नाई बाल नहीं बनाए, (२) कुम्हार पानी नहीं भरे, 


७० प्रशोगाथा माशिक्यलाल वर्भा 


(३) चमार मरे हुए पशुओं को नही ले जाबे श्रीर उसके फटे जूते 
और चरस नही सिये (४) टोली उसके होने वाली शादी में ढोल नही 
बजावे, इत्यादि । 
पचायत ने बहिष्कार की शर्तों का कडाई से पालन करवाया | उसका परिणाम 
है हुआ कि वहिप्कृर परिवार के लोगों की दगा खराब हो गई। मेवाड़ सरकार के 
रेवेन्यू विभाग के सर्वोच्च अधिकारी (सटिलमेट कमिय्नर ) श्री ट्रैंच जब जमीन वापस 
लौटाने का समभौता कराने श्राए तब बहिष्कृत परिवारों के किसान उनके सामने बहुत 
रोये और गिडगिडाये कि राज्य का किसान पचायत से समभीता तो हो गया, राज्य 
झौर किसान एक होगए हमारे बहिष्कार का क्या होगा । हमारा सरकार क॑ साथ रहना 
व्यथे हुआ । हमको राज्यभक्ति का दइ मिला कि हम बहिष्कृत हो गए। तब ट्रंच 
साहब ने किसान पचायत के तत्कालीन अध्यक्ष श्री कविस्ननाराम जी पटेल कल्याणपुरा 
निवासी को वुला भेजा और उनसे कहा कि तुम्हारा और मेबाड़ राज्य सरकार का 
समभीता हो गया अ्रव राज्य सरकार का साथ देनेवाले इन किसानों का वहिप्कार 
उठा दो । किसान पचायत के अध्यक्ष श्री किसनाराम जी ने कहा-- “आप इन्हे समझा 
दे कि हम इन पर जुर्माना नही करंगे परन्तु उन्हे किसान पच।यत की बेठक में अपने 
प्रपराध की क्षमा मायनी होगी । उस समय श्री माशिक्यलाल वर्मा जेल में थे उन्हें 
वर्मा जी से परामर्श करने का भी भश्रवसर और सुविधा नही थी परन्तु वर्मा जी ने 
किसानो का ऐसा सबल सगठग खडा कर दिया था, पंचो को ऐसा हृढ़ और 
स्वाभिमानी बता दिया था कि उनके पीछे भी वे पचायत के श्रनुशासन को भग करने 
वालो से विता क्षमा याचना किए वहिप्कार उठाने के लिए तंयार नही हुए। इस पर 
ट्रंच साहब क़ुद्ध होकर बोले समभौते में दोनो पक्षो को भुकना पड़ता है श्रतएवं क्षमा 
याचना किस बात की ? यदि तुम मेरी इस वात को स्वीकार नहीं करोगे तो तम 
लोगो को हानि उठानी पड़ेगी श्रोर पछतावोगे । किसनाराम जी ने द्रंच की धमकी की 
तनिक भी चिन्ता नही की उनके चेहरे से स्वाभिमान का श्रावेश फूट पड़ा उन्होने हृढ़ शब्दो 
में कहा “ आप नुकसान की बात कहते है ? श्राप माल की बत्तीस हजार बीघा जमीन 
नीलाम कर चुऊ हो तीन हजार बीघा पीवल जमीन जो बची है वह फिर नीलाम कर देना। 
श्रीमान्‌ ट्रेंच साहब उन बहिष्कृत किसानो को यदि बेटी लेने की झ्रावश्यकता होगी तो 
वे विवश हो हमारे पैरो में पड़ेगे आप तो उन्हे बेटी दे नही सकोगे । अतएवं जब वे 
क्षमा प्रार्थी हो पचायत के पैरो मे पड कर क्षमा याचना करेंगे बहिष्कार तभी उठेगा 
श्रन्यथा बहिष्कार ज्यो का त्यो रहेगा । ” किसान पचायत के श्रध्यक्ष की इस हढता से 
टरंच साहब के स्वाभिमान को गहरा धक्का लगा वे क़ुद्ध होकर चले गए और समभोौोता 
दस वर्ष के लिए फिर खटठाई मे पड़ गया । 
अब ह४+ किसान घबरा गए वे एक एक कर फूटने लगे । पचायत से 
उन्होंने माफी मागी ओर अपराध का दंड भुगतने के लिए अपनी तैयारी बतलाई । 
जब बहिप्कृत किसान अध्यक्ष के पास जाता, माफों मागने और दल््ड भुगताने की 


वशोगया मारिक्यलाल वसा ७१ 


तेयारी बतलाता तो प्रत्येक गांव के प्रमुख लगभग तीन सो से एक हजार तक उस किसान 
का बहिष्कार उठाने के लिए एकत्रित होते। उनके भोजन की सारी व्यवस्था बहिष्कृत 
क्सिान को करती पड़ती और दड स्वरूप वह पाच सौ से तीत हजार रुपये जो पच 
निश्चित करे जमा कराता तब बहिष्कार उठता था। 
यद्यपि जमीन दिलाने का समझौता शीपचारिक रूप से हो गया था परन्तु 
मेवाड सरकार ने न तो उस समभौते को कार्यान्वित किया और न उसे भग करने की 
ही घोषणा की । इसका परिणाम यह हुआ कि किसानो की जमीन उन्हे वापिस नहीं 
मिली । 
जब फरवरी १६३२ मे वर्मा जी तथा श्रन्य कार्यकर्ता जेल से निकले तो 
फरवरी के अ्रन्तिम सप्ताह में वे नारायशजी पटेल थडोदा, नारायण जी बेरीसाल, 
अमरचन्द जी सदारामजी का खेड़ा और किसनाराम जी, कल्याण॒पुर निवासी के साथ 
मेवाड़ के प्रधान मत्री सर सुखदेव प्रसाद जी से इस संबन्ध मे बातचीत करने उदयपुर 
आए | यह उस समय की बात थी । 
तो जब वर्मा जी का सर सुखदेव से समभौते के अमल के सबन्ध में वार्तालाप 
हुमा तो सर सुखदेव बहुत गुस्से मे थे ट्रन्च ने उन्हे किसान पचायत द्वारा राज्यभकत 
किसानो के बहिष्कार की कहानी सुना दी थी । वे वोले “माणिक्यलाल, तुम बदमाश हो 
सरकार को तुम मानते नही, तुमने राजभकत किसानो का सामाजिक बहिप्कार करवाया 
है, उनसे रोटी वेटी का सबन्ध तुमने तुडवा दिया है, और उनसे तीन हजार रुपये जुर्माना 
तुम वसूल करते हो । तुम वहा के सर्वेसर्वा बन गये हो तुमने वहा एक दूसरी सरकार 
बनाली है ।” सर सुखदेव फ्रोध में भरे हुए वर्मा जी को उनके अक्षम्य अपराधो की सूची 
सुनाने लगे | वर्मा जी ने पूछा ॥ आपके पास शिकायत करने कौन आया तो सर सुखदेव 
ने उत्तर दिया “कि यदि सरकार के पास कोई शिकायत करने आना चाहे तो वह तुम्हारे 
भय से भयभीत हो कांपता है सरकार तक आने का साहस नही करता तुमने वहा सरकार 
को खत्म कर दिया है तुम खुद सरकार बन गए हो ।” 
कूटनीतिज्ञ सर सुखदेव अभी तक क्रोध में बात कर रहे थे उनका चेहरा 
क्रोध से लाल था परन्तु एक साथ ही उनके फ्रोध की मुद्रा लुप्त हो गई श्रपने को उन्होने 
सम्हाला नरमी के साथ बोले--माणिक्यलाल तुम सरकार की एक शात॑ स्वीकार करलो 
तुम सरकार का पद स्वीकार करलो सरकारी भ्रफसर वन जावो । मेवाड सरकार तुम्हे 
भ्राठ सो रुपये मासिक वेतन श्रीर सवारो (घोड़ा) रखने का व्यय देगी तुम मेवाड़ में 
रचनात्मक कार्य करो । समाज सेवा का कार्य करो | इस काय के लिए लाखो रुपये के 
बजट की राज्य तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देगा । 
समाज सेवा ओर रचनात्मक कार्य करने का प्रलोभभ और उस समय की 
दृष्टि से कल्पनातीत ऊँचा वेतन' तथा अन्य सुविधाए और समाज सेवा तथा रचनात्मक 
कार्य के लिए लाखो रुपये की व्यवस्था अत्यन्त झ्राकर्षक प्रलोभन वर्मा जी के सामने उस 
कूंटनीतिज्ञ ने फेंका । सर सुखदेव मानव स्वभाव को बहुत भ्वच्छी तरह से जानते थे 


७२ पैश्ञोगीर्था मारिएक्यलो ल हेमा 


उन्होंने श्रपनी चतुराई से बड़े बडे सामंतो नरेशों अधिकारियों श्रौर सेवा कार्य करने 
वालो को परास्त कर उन्हे धर्मच्युत कर दिया था । वे जानते थे कि यदि मैं वर्मा को 
केवल सरकारी नौकरी का लालच दूँगा तो उनके श्रहं की तुष्टि नही होगी, वह उसे 
स्वीकार नही करेगे परन्तु रचनात्मक कार्य के लिए लाखो रुपये के प्रलोगत से वे 
सम्भवत. फस जावे । परन्तु सर सुखदेव को यह ज्ञात नही था कि वर्मा जी दूसरी ही 
धातु के बने है उन्होने श्राजन्म देश सेवा की दीक्षा ली है उनमें क्रान्तिकारी भावना 
गहरी बैठ चुकी हे भौर वे सतत क्रातिकारी जीवन व्यतीत करने के लिए हृढ भ्रतिश्ञ है । 
उन्होने सर सुखदेव को उत्तर दिया कि वह उनके तेजवान शोर्य का उत्कृष्ट 
उदाहरण है । उन्होने उस समय सर सुखदेव को जो उत्तर दिया था वह उनके व्यक्तित्व 
को बहुत ऊँचा और दीप्तपुर्ण बना देता है । 
वर्मा जी ने उत्तर दिया ' हमारे 'ऊपरमाल' (बिजोल्या) मे एक ऊँचा पहाड 
है जिसे 'दरोली की धार' कहते हैं। जब मै उस पर चढ कर देख लूगा कि बिजोल्या 
के किसानो की एक एक इच भूमि उनके मूल मालिको को वापिस मिल गई तो मेँ 
आपके प्रस्ताव पर विचार करने की सोचगा, आज तो मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार 
करने की फुसंत ही नही है ।” (मारिक्यलाल वर्मा के सस्मरण) सर सुखदेव के चेहरे 
पर रोष की लाली छा गई उनका चेहरा तमतमा उठा बोले -- 'हतना घमड' 
एकर पुलिस इस्पेक्टर वहा उपस्थित था उसकी ओर सक्ेत कर रोष भरे छाब्दों 
में कहा । “पकड़ो इसे श्लौर लेजा कर कुम्मलपढ मे नजरंबद कर दो ।” तत्काल वर्माजी 
की नजरबन्दी की आ्राज्ञा दे दी गई। कुम्भलगढ़ उदयपुर राज्य का कालापानी के नाम से 
कुर्पात था सरकार वहा उन लोगो को रखती थो जो मेवराड़ सरकार के श्रत्यन्त 
कोपभाजन होते थे। 
वर्मा जी ने सर सुखदेव से कहा कि जब मै आपसे मिलने आया तो सूरजपोल 
की धर्मशाला से जहा मै छहरा था किसानों के प्रतिनिधियों के साथ पंदल चल कर आया 
था क्योकि मै किसानो का सेवक था । परन्तु श्रव तो मैं मेवाड़ राज्य का अतिथि हू 
मैं पैदल नही जा संकृता । श्राप जहा चाहे मुझे भेजें परन्तु अब तो यहा से सवारी पर ही 
जाऊँगा। 
सर सुखदेव ने जीवन मे प्रथम बार ऐसे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखा कि 
जो उन्तकी पद गरिमा भौर रोव दाब से तनिक भी आतकित न होकर उनकी रोषपूरों 
धप्कियों की तनिक भी परवाह न कर स्वाभिमान पूर्वक उनकी नितात अ्रवहेलना कर 
उनके सामने श्रडिय खडा था । उनके द्वारा दिए गए बहुत बड़े प्रलोभन को तिरस्कार 
पूर्वक ठुकरा कर वर्मा जी ने सर सूखदेव को उनके ही खेल में जिसमें वे अपने को 
पारगत झीर दक्ष समभते थे उन्हें बुरी तरह पराजित कर दिया था। वर्मा जी का मुख 
विजय श्री की कान्तिपुर्ण ग्राभा से देदीप्यमान हो रहा था और मेवाड़ के प्रधान मत्री 
उस पराजय से श्री हीन हो गए थे । 


झाखिर ऋुभला कर उन्होंने तांगा लाने की भाज्ञा दी पुलिस इस्पेक्टर ते तागा 


क्शोगाये मोरिक्येलाल इंर्मा ७ 


मंगवाया वर्मा जी ने किसान प्रतिनिधियों, श्रपने साथियों से विदा लौ और तागे मे बैठ 
गए। बिजोल्यां के किसान प्रतिनिधियों का सर श्रद्धा से भुका और उन्होने विह्न॒ल 
हृदय से अपने प्रिय नेता को सादर विदा किया । 
पुलिस वर्मा जी को रंग विलास थाने मे ले गई । उस थाने में वर्मा जी रातभर 
रहे। उन पर पहरा बिठा दिया गया। पहरेदारों का जमादार (हैड-कास्टेबिल) एक 
मुसलमान था जो बाद को देवारी के पास वर्मा जी के खेत के पास ही रहने के कारण 
उनका निकट पड़ौसी बनकर मानो उनके खेत की पहरेदारी करता था 
रंगविलास थाने में राजिभर रहकर प्रातकाल ऊट पर सवार होकर 
वर्मा जी दो दिन में उस कठिन और कष्टपुर्णा यात्रा समाप्त कर कुम्भलगढ़ में 
पहुँचे । कुम्मलगढ दुर्ग मे वर्मा जी को उस स्थान मे रखा गया जहा कि पहले “धागड 
महू” के जागीरदार नजरबद थे । उन्हे हटाकर उनके स्थान पर वर्मा जी को नजरबंद 
कर दिया गया । यद्यपि कहने के लिए वर्मा जी को नजरबंद कर दिया गया परन्तु उन 
पर कडा पहरा बिठा दिया गया था मानो वे कोई भयकर कंदी हो । 
कुम्मलगढ उदयपुर से बहुत दूर पर निर्जन पहाड़ी स्थान है । उस समय कोई- 
पहियेदार गाड़ी वहा नही पहुँच सकती थी क्योकि सड़क का अ्रभाव था । जगलो श्रौर 
पहाड़ो से मरा वह प्रदेश यमनागमन तथा यातायात के साधनों से निवतान्तहीन था ! 
एक प्रकार से वहा पहुँचकर व्यक्ति बाहरी दुनिया से श्रलग पड़ जाता था। यही कारण 
था कि मेवाड़ के प्रधान मंत्री ने वर्मा जी को कुम्भलनढ़ में नजरबन्द करवाया | कुम्भल- 
गढ़ में चिकित्सा की भी कोई सुविधा नही थी । 
कुछ समय के उपरान्त वर्मा जी का परिवार भी पहुँच गया। कुम्मलगढ़ की 
नजरबन्दी के समय वर्मा जी की माता बीमार पडी श्रीर चिकित्सा के अभाव मे वहा 
उनकी मृत्यु हो गई । मेवाड़ सरकार की यह निर्मम क्रूरता थी कि वर्मा को एक ऐसे 
निर्जन स्थान में नजरबन्द किया गया कि जहा चिकित्सा की कोई सुविधा नही थी । उन 
दिनो देश पर अपने को निछावर कर देने वालो को इस सब के लिए त॑ंयार रहना पड़ता 
था। अपने प्रियजनों को भी देश भक्तो को देश के लिए बलिदान कर देना पड़ता था | 
तो वर्मा जो की मातेश्वरी का कुम्भलगढ़ में स्वगंवास हो गया । वर्मा जी का हृदय मात्र 
शोक से भर गया । जिस माता ने पिता के मर जाने पर परिवार को पिता का शअ्रभाव 
नही खटकने दिया वर्मा जी की देश सेवा के कंटकाकीणी मार्ग पर चलने से जिसने कभी 
नहीं रोका और जिसने बालकपन से ही वर्मा जी की स्वातत्र्य प्रियता स्वाभिमान वीरत्व, 
और कठिन श्रम करते के ग्रुणो का विकास किया वह मा वर्मा जी ज॑ंसे वरद पूत्र को 
देश के लिए देकर स्वर्ग सिधार गई । वास्तव में ऐसी ही माताए धन्य है जिन्होंने ऐसे 
पुत्री को जन्म दिया जो केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए ही जीवित नही रहे 
वरन जो देश शर समाज के लिए जिये झौर मरे । वर्मा जी की माता ऐसी ही वीर 
महिला थी। 
जिस दिन वर्मा जी की माता का स्वर्गवास हुआ उस दिन समस्त कुम्भलगढ़ 


७४ पंशोगाया माशिव्यलाल वर्मी 


कस्बे का जन समदाय उनकी शव-यात्रा में उमड़ पड़ा। उनकी शवयात्रा और दाह 
संस्कार ऐसा भव्य हुआं कि जो बिरलो को ही भाग्य से प्राप्त होता है । 
यद्यपि उस समय तक वर्मा जी का काये क्षेत्र अधिकतर विजोल्या बेगू तथा 
समीपवर्ती प्रदेश ही रहा था परन्तु उनकी यशकीति समस्त भेवाड़ मे फैल गई थी | लोग 
जान गए थे कि किमानो और पीड़ितो का सहायक, रक्षक और श्राता कुम्भलगढ़ में 
नजरबन्द है । अ्रस्तु जब उनकी माता के स्वर्गवास का समाचार कुम्भलगढ़ वासियों को 
मिला तो अझ्रपार जन समूह उमड पडा । माता के भ्रतिम सस्कार सम्बन्धी धामिक हृत्यों 
से जब वर्मा जी निवट गए, तो पुन. उतके पास मेवाड़ राज्य का एक प्रस्ताव आया। 
मेवाड के शासक यह भली भाति जान गए थे कि मेवाड के किसानो में जो चैतन्य, अपने 
अधिकारो के लिए सघर्ष करने का हौसला ग्रौर जागृति दिखलाई देती है उसका एक 
मात्र सूत्रधार, संगठन और सचालनकर्त्ता माणिक्यलाल वर्मा है। सर सुल्देव अपना 
ब्रह्मास्त्र उन पर चला चुके थे परन्तु वह व्यर्थ हो गया इस बार स्वय महाराणा की ओर 
से उनको सदेश आया । 
इस सम्बन्ध में श्री हेमराज धाकड़ खादी कार्यकर्त्ता ग्राम घडोदा बिजोल्यां का 
नीचे लिखा पत्र महत्वपूर्ण हे । वे उस समय कुम्भलगढ मे ही थे जबकि महाराणा 
के सदेशवाहक श्री लक्ष्मीचन्द वर्मा जी के पास आए थे । कुम्भलगढ किला 
ता० ५-१-१६३३ 
हम लोग नित्यक्र्म से निवठ कर बाहर घृप में चर्खें से सूत कात रहे थे 
कि लक्ष्मीचनच्द्र जी मन्त्री महाराणा भूपालासह जी के भेजे हुए उदयपुर से 
आए और वर्मा साहव से कहा कि आपके पास राणा जी ने मुझको भेजा है और 
कहलवाया है कि श्री माणिक्यलाल वर्मा को किसी भी ठिकाने का मृ सरिम बना देगे 
यदि वे विजोल्यां के किसानो का साथ छोड दे । वे आराम से जीवन वितावे क्यो मारे 
मारे फिरते है। वर्मा जी ने लम्बी सास खीचकर लक्ष्मीचन्द की पीठ पर हाथ रखकर 
कहा कि म्‌ सरम साहव ञ्राप पधारे सो अ्रच्छा किया परन्तु राणा जी को कह देना कि 
“मीरा के गिरघ्र गोपाल दूसरा न कोई” “मेरे भी ऊपरमाल बिजोल्यां के किसान 
दूसरा न कोई” में बिजोल्या के किसानो की माल की जमीन दिलाए बिना दम नहीं 
लूुगा। यह महाराणा जी को कह देना। सुझे मु सरिम नही बनना है। लक्ष्मीचन्द के 
जाने के बाद हम सबने भोजन किया । वहा से मैं फिर पूज्य गराथी जी के आश्रम 
अनन्तपुर सी पी चला गया । 
हेमराज धाकड़ 
ग्राम थडोदा विजोलयां 
देशी राज्यों मे श्र ब्रिटिश भारत में भी देश सेवको की कठिनाइयो का लाभ उठाकर 
शासन उन्हें पथ भअ्रप्ट करने का निरन्तर प्रयास करता था। निर्बल कार्यकर्ताओं का 


: श्री हेमराज ने लक्ष्मीचन्द जी को भूल से मनन्‍्त्री लिख दिया वे महाराणा के विश्वास 
प्राप्त दरबारोी थे । 


वैशोगायथा मारितंवयलाल वर्मा ७४ 


पतन भी हो जाता था । महात्मा गांवी बहुवा राष्ट्रीय कर्यकर्त्ताओं को इस खतरे से 
सजग रहने के लिए कहा करते थे । 
राजस्थान हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जन्मदाता प्रताप जयन्ती के प्रवर्तक 
राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और त्यागभूमि! के सहसम्पादक श्री क्षेमानस्द 
राहत” का कुछ देशी राज्यो के नरेशों से अच्छा सबन्ध था वे उनसे मिलते रहते थे। 
एक जब वे वर्धा में महात्मा गावी से मिलने गए तो गावी जी ने उनसे कहा था “मुझे 
ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप राजे महाराजो से अधिक मिलते हे। एक राष्ट्रकर्मी और 
देश सेवक के लिए इसमें खतरा है तुम्हे उस ओर से सचेत रहना चाहिए । मे जानता हूँ 
कि बहुत से कार्यकर्ता प्रो श्रौर राजनीतिज्ञों का इस कारण पतन हो गया ।” 
जब वर्मा जी ने महाराणा जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उनके 
साथ साधारण कंदी की भांति व्यवहार होने लगा। मेवाड़ के अ्रधिकारी मानो नजरबन्दी 
और जेल मे कोई भेद ही नही करते थे । 
वर्मा जी का परिवार अत्यन्त विपन्‍नत दशा में जीवन व्यतीत कर रहा था। 
ग्राथिक कठिनाइयों की चरम सीमा पहुच चुकी थी पेट भरना श्रीर तन ढकना भी 
कठिन हो रहा था ऐसी घोर निर्वंनता के समय मे एक बड़े ठिकाने के मु सरिम पद को 
अस्वीकार कर देना वर्मा जी जंसे दृढ़ प्रति और हृढ चरित्र वाले व्यक्ति के लिए ही 
सम्भव था वर्मा जी ने अपनी डायरी में एक स्थात पर लिखा हे कि जब मेरे जीवन में 
कठिन परीक्षा और सकट के क्षण आते हैं तो मेरे सामने पथिक जी द्वारा पाइवेनाथ 
में श्राजन्म देश सेवा की दिलाई गई प्रतिज्ञा का चित्र खिच जाता हैं ग्रोर वह मुझे वल 
ग्रौर साहस देता है । यही कारण था कि वे देन्‍्यता के दिनो से भी उन ऊँचे राजकीय 
पदों को ठुक रा सके कि जिनके लिए मेहता मुतसद्दी पृथ्वी आकाश एक कर देते थे । 
वर्मा जी की नगरबन्दी के समय उनकी देखरेख केलवाड़ा निवासी रामनिवासजी 
हैड मुहरिर के जिम्मे थी जो राजरथान वन जाने पर पुलिस इल्स्पैक्टर वन गए थे । 
उनके सहायक श्री रामतारायण देवपुरा थे | वे दोनो ही वर्मा जी का आदर करते थे । 
वर्मा जी का कुम्भलगढ की नजरबदी में भोजन घाराथोरया के एक राजपुत भीमसिह 
बनाते थे । 
यद्यपि वर्मा जी राज्य के कोप भाजन नजरबन्दी थे परन्तु सभी अहलकार और 
सिपाही उनको ग्रत्यन्त श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे। वर्मा जी ने अपने 
सत्मरणो मे लिखा “सिपाहियो और अहलकारों से मुझे मुहब्बत थी और सरकारी 
कायदे कानूनों के श्रलावा उनका व्यक्तिगत सद्व्यवहार जो देशभक्तो के साथ करना 
चाहिए था उसे भी ऊपर था परन्तु मैने उनमे कभी व्यक्तिगत लाभ नही लिया। तीन 
मास तक मुझे कपडे थोने का सावुन नही मिला । कुस्मलगढ के हाकिस श्री ओकारलाल 
टढीकड़िया थे । दफतर के काम मे कुछ नही समभते थे केवल महाराणा जी की कृपा पर 


* श्री क्षमानन्द राहुत श्रव एक सन्त का श्रध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे है वे 
अधिकतर भसूरी में रहते है श्लौर भगवान के नाम से प्रसिद्ध है । 


७६ धरीोगाथा सारिवयंलाल वर्मा 


हाकिम बने हुए ये । मगर उनके बजाय रामप्रताप जी पारीख नायव हाकिम होशियार 
सबसे ज्यादा मुहब्बत मेरे से रखते थे। मेरे म॑ले कड़े देखकर वे मुझे व्यक्तिगत रूप 
से साबुन देने लगे | मैने कहा श्रापको धन्यवाद । जाबने से मेवाड़ सरकार मुर्क साबुन 
नही देगी तो मै मैला रहना पथ्द करूँगा मगर चोरी से कोई लाभ नहीं उठाऊगा। 
उनपर मेरी इस बात की बहुत अच्छी छाप पडो । इपी हृढता की छाप ने उनका मेरा 
सम्त्रन्ध जीवन भर का बता दिया उनके रिटायर होने वी बाद एक बार में उनके 
गाव (रइमी तहसील) में भी गया ।” 
वर्मा जी को कुम्भलणढ मे डेढ़ वर्ष नजरबन्द रसा गया। मेवाए सरकार अपने 
मन में दोपी श्रनुभव कर रही थी वर्मा जी पर कोई अपराध सिद्ध नही हुआ था ने उन 
पर कोई मुकदमा ही चलाया गया था | उन्हें बिना किसी कारण के नजरबन्द कर दिया 
गया तथा उनके साथ कंदी ज॑ंसा व्यवहार किया जाता था। महाराणा जी तथा सर 
सुखदेव प्रसाद के पास संकड़ो की सखझ्या मे बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा नेताओं 
के उनको छोड़ देने के लिए पत्र आए थे। समाचार पत्रो में वर्मा जी की नजरबन्दी की 
कटु श्रालोचना होती थी इस कारण मेवाड सरकार उनको छोड देना तो चाहती थी 
परन्तु साथ ही वह यह नही चाहती थी कि वर्मा जी मेवाड की सीमा में न रहे क्योंकि वे 
जानते थे कि यदि वे मेवाड मे रहे तो विजोल्या बेगू के पट्टो के किसानो पर तो उनका 
प्रभाव है ही समत्त मेवाड के किसानो पर उनका प्रभाव बढ जायेगा और उनके नेतृत्व 
मे किसान उठ खड़े होगे। अस्तु कूटनीतिज्ञ प्रधान मत्री सर सुखदेव प्रसाद ने एक युक्ति 
निकाली कि जिसमे मेसाड सरकार की अपकीति भी त हो श्र उनका उहदेच्य पूरा हो 
जावे। मेवाड सरकार ने वर्मा जी से कहा ऊफि मेवाड राज्य उन्हे इस शर्तें पर रिहा 
करने को तैपार है कि स्वेच्जा से मेवा४ छोड कर चले जावे झौर फिर वापस न आावे । 
वर्मा जी से कहा गया कि यदि वे स्वेच्छा से मेवाड से वाहर चले जावे भौर भविष्य में 
मेवाड मे वापस न आने का लिखित वचन दे ठे तो उन्हे नजरबन्दी से रिहा कर दिया 
जावेगा । दूसरे अर्थों में चनुर दीवान वर्मा जी को श्रपने निष्कासन को स्वय स्वीकार 
करने के लिए कह रहे थे । परन्तु वर्मा जी इस छझते पर अपनी स्वतत्रता क्रय करना 
नही चाहते थे। उन्होने मेत्राड राज्य सरकार से स्पष्ट शब्दो मे कह दिया कि वे ऐसी 
कोई शर्त स्वीकार करने के लिए तंयार नहीं है यह उनका मौलिक नागरिक अधिकार 
है कि वे मेवाड में स्वतत्रतापूवंक रहे अतएव मेवाड़ को स्वेच्छापूर्वक नही छोड सकते । 
राज्य चाहे तो उन्हें मेवाइ से निर्वासित करने की आज्ञा निकाल सकता है और यदि वे 
निर्वासन की भ्राज्ञा को भग कर मेव्राड मे प्रवेश करे तोजो भी चाहे उन्हे सजा 
दे सकता है । 
मेवाड राज्य के सभी प्रलोभन व्यर्थ हो गए। ऊचे राजकीय पद उन्हे 

पथ म्रष्ट नही कर सके और न रिहाई का लोभ ही उन्हे स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार 
करने के लिए तैयार कर सका । 


कुम्भलगढ़ की नजरबन्दी के श्रच्तिम चरण में वर्मा जी भयंकर रूप से रोग 


पशोगाथा मारि[यलाल वर्मा ७७ 


ग्रस्त हो गए। उनकी इक्क्रीस दिन का मोतीकरा ( टायफाइड ) हुश्ना उनकी स्थिति 
गम्भीर हो गई। प्रारभ में राज्य ने उनकी चिकित्सा की कोई व्नवस्था नहीं की । 
उन दिनो कुम्मलगढ़ में राज्य की ओर से कोई चिकित्सालय नहीं था । किले पर 
केवल एक कंपाउडर रहता था। एक दो देशी वैद्य निजी रूप वैद्यक घंघा करते ये । 
गाज कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि राज्य सरकार 
ऐवी निष्ठुरता का भी व्यवहार कर सकती है कि एक नजरबन्द राजनीतिक 
कार्यकर्ता हे गम्भीर रूप से बीमार हो जाने पर भी उसकी चिकित्सा का प्रवन्ध भी 
न करे। परन्तु उस सामन्ती युग के निरकुश श।सन का ऐसा ही ऊक़ूर व्यवहार था। 
ब्रिटिश भारत की जेलें देशी राज्यों की जेलो की श्रपेक्षा कही अधिक सुविधाजनक थी । 
देगी राज्यो मे राजनीतिक कार्य करना वास्तव में बहुत कठिन था क्योंकि वहां कोई 
नियम अथवा कानून तो थे नही पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी जासन था। नरेश की इच्छा 
ही कानून था । 
वर्मा जी के परिवार के लोग तथा मित्र और हितंपी उनकी गम्भीर बीमारी 
से चिन्तित हो उठे । उन्होने वर्मा जी से बहुत श्राग्रह किया कि वे निजी रूप से भ्रपनी 
चिकित्सा करावे परन्तु वर्मा जी ने व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा कराना स्वीकार नहीं 
किया । उनका कहना था कि मै मेवाड़ राज्य का नजरबद कंदी हूँ। राज्य सरकार का 
हे कर्तव्य है कि वह मेरी चिक्रित्सा की उचित व्यवस्था करे मैं स्वयं अ्रपनी चिकित्सा 
नही कराऊंगा । 
जब वर्मा जी भयंकर ज्वर से पीडित थे तो उनके मित्र तथा राजस्थान सेवा 
मंघ्र के सहकर्मी प्रसिद्ध पत्रकार श्री शोमालाल गुप्त उतको देखने कुम्भलगढ़ पहुंचे । 
वे वर्मा जी के स्वास्थ्य की गिरती हुई दशा श्ौर उनके स्वय चिकित्सा न कराने के 
ग्राग्रह से बहुत चिन्तित हो उठे | उन्होने तुरन्त ही सेठ जमुनालाल बजाज को वर्मा जी 
के चिन्ताननक स्व्रास्थ्य से अवगत कराया ओर समाचार पत्रो में लिखकर मेवाड़ राज्य 
की उनके स्वरास्थ्य की ओर से गहरी उदासीनता की कठोर आलोचना की। सेठ 
जमुनालाल वजाज ने मेत्राड के प्रवान मत्री सर सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा उघर 
समाचार पत्नी में राज्य सरकार की कडी श्रालोचना के फलस्वरुप सर सुखदेव ने आवश्यक 
डाक्टरी चिकित्सा की व्यवस्था की । वर्मा जी के ज्वर के बीसवे दिन राजनगर के 
डाक्टर राधाकृष्ण उनकी चिकित्सा के लिए भेजे गये । उनकी चिकित्सा से कुछ दिलों 
में वर्मा जी का ज्वर जाता रहा और उन्होने स्वास्थ्य लाभ किया । 
वीमारी के बाद नजरवन्दी की कडाई कुछ हलकी करदी गई । राज्य सरकार 
ने श्रीमत्ती नारायणी देवी को वर्मा जी के साथ रहने की ग्राज्ञा दे दी | श्रीमती नारायणी 
देवी की सेवा सुश्रुषा और देख रेख से वर्मा जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा । 
भ्पने वीर देशभक्त और समाज सेवी पति के साथ रहने के कारण अश्रवः तक श्रीमती 
नारायणी देवी स्वयं वर्मा जी के विचारो श्रौर सिद्धान्तो को आत्मसात कर उन्हें पूरी 


कप 


तरह अपना चुकी थी | भ्रतएवं उन्होने केलवाडा कुम्मलगढ में एक कन्या पाठ्याला 


छ्द घदयोगाया मारितकियलाल वर्मा 


चलाई और केलवाडा में सबसे पहले कन्याशिक्षा का श्रीगशोश किया। उस समय 
मेवाड में युवकों की शिक्षा की ही व्यवस्था नही थी कन्या शिक्षा की वहुत ऊँचे श्र 
शिक्षित घरो वो छोड़ कर कोई कल्पना भी नही करता था उन घरों में भी कन्याओ की 
शिक्षा केवल साधारण हिन्दी भाषा के ज्ञान तक ही सीमित थी । 

यह वर्मा जी के जीवन की एक उल्लेखनीय वात है कि यद्यपि वर्मा जी को 
स्वय उच्च विक्षा प्राप्त करमे का अवसर नही मिला | उन्होने किस्ती स्कूल या पाठशाला 
में विधिवत शिक्षा प्राप्त नही की परन्तु उन्होंने सदंव पिछड़ी जातियों और महिलाओीं 
की शिक्षा पर विशेष वल दिया । उनकी प्रेरणा से श्रीमती नारायणी देवी ने केलवाड़ा 
कुम्भल गढ़ में कन्या पाठशाला स्थापित कर वहा की कन्याओ्रो में भी शिक्षा को भूख 
जाग्रत करदी | केलवाड़ा की उनकी यह महती सेवा थी। 

वर्मा जी गम्भीर वीमारी और उसके परिणाम स्वरूप मेवाड राज्य शासन की 
जो सर्वत्र कट आ्रालोचना हुई उससे मेवाड सरकार ने वर्मा जी को श्र अधिक समय 
तक नजरबद रखने की जोखिम को उठाना बुद्धिमानी नही समझा । श्रस्तु उन्होंने उन्हें 
वर्मा जी को नजरबस्दी से कुछ समय उपरान्त रिहा तो कर दिया परन्तु साथ ही उन्हें 
निर्वासित किए जाने की श्राज्ञा भी निकाल दी । मेवाड की पुलिस ने अपनी हिरासत 
में उन्हे नवस्वर १६३३ में श्रजमेर ले जाकर छोड दिया और उन्हे मेवाड़ से निर्वासित 
कर दिया गया । 

निर्वासित होने पर वर्मा जी के मन मे जो प्रतिक्रिया हुई उसके सबन्ध से 
उन्होने श्रपते सस्मरण में नीचे लिखे अनुसार उस प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है । 

“अनेक जेलयात्राश्रों की भाति कुम्भलगढ़ की नजरबदी भी सामन्‍्ती 
निरक्‌शता की एक कट स्मृति हृदय पर छोड़ गई । उससे यह सकलप और भी मजबूत 
हुआ कि इस निरंकुततवा से भविष्य मे और भी डट कर मोर्चा लेना होगा । और तब तक 
रियासतो मे सामन्‍्तवाद की समाप्ति नही होगी नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित नही हो 
सकती ४” (श्री माणिक्यलाल वर्मा ) 

श्रव वर्मा जी श्रजमेर पहुचे । मेवाड़ सरकार ने उन्हे निष्कासित कर दिया 
था वे विजोल्यां श्रथवा मेवाड के किसी माग मे जा नही सकते थे । यहां तक कि मेवाड 
की सीसा में घुसता भी उतके लिए वर्जित था । यदि वे निष्कासन की श्रवहेलना कर 
मेवाड़ मे घुसते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसी दशा में एकमात्र विकल्प 
यही था कि या तो राज्य श्रानज्ञा की अवहेलना कर सत्याग्रह किया जाता श्रथवा श्रजमेर 
में रहा जाता। एकाकी सत्याग्रह करने से कोई लाभ नही था। बिजोल्यां के किसानों 
का जो संगठन खड़ा.किया गया था वह किसानो के आर्थिक कष्ठों को दूर कराने के 
लिए खटा किया गया था। किसानो का आ्ांदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर 
नहीं किया गया था । यदि विजोल्यां किसान पचायत को उस राजनीतिक संघर्ष मे 
डाला जता तो किसानो के हिंतो को हानि पहुंचती राज्य सरकार को किसान संगठन 
को नष्ठ कर देने का बढ़ाना मिच जाता । वर्मा जी किपान पचरायत को राजनीतिक 


पशोगाया मारित्यलाल वर्मा ७8 


संघर्ष में नही ठालना चाहते थे । उस समय तक मेवाड में प्रजामण्डल जैसी कोई संस्था 
नही थी जो कि नागरिक अधिका रो के लिए संघर्ष करती । इसके श्रतिरिक्त उस समय 
महात्मा गांधी तथा कांग्रेस देशी राज्यों मे राजनीतिक सधर्ष करने के विरुद्ध थे। राष्ट्र 
पिता महात्मा गाघी की देणी राज्यो के कार्यकर्ताओं को यही सलाह थी कि देशी राज्य 
रचनात्मक कार करे राज्य से जहा तक सम्भव हो संघर्ष न करे। सम्भवत* गांधी जी 
की मान्यता यह थी कि जव ब्रिटिय्य शक्ति से हमारा संघर्ष चल रहा है उस समय देशी 
राज्यों के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर युद्ध छेड देना बुद्धिमानी नहीं होगी उससे ब्रिटिश 
सरकार को शक्ति मिलेगी अस्तु काग्रेस तथा महात्मा जी उस पक्ष मे नही थे कि देशी 
राज्यों में राजनीतिक अ्धिकारो के लिए सघधर्ष छेडा जावे । उनकी वह भी मान्यता थी 
कि भारत के स्वतन्न होते ही देशी राज्यो की समस्या स्वय हल हो जावेगी । 

ऐसो दशा मे वर्मा जी के लिए एक मात्र विकल्प यह था कि वे रचनात्मक 
कार्य में जुट जावे । यही सोचकर वर्मा जी ने अजमेर मे ही रहने का निश्चय किया । 


अध्याय पांचवां 
एू गरप्छर व्के ब्नील्कों स्तें 


राजस्थान सेवक मंडल 


श्री वर्मा जी जब कुम्भलगढ़ से श्रजमेर ले जाकर मेवाड पुलिस द्वारा छोड़ दिए 
गए तो वर्मा जी के समक्ष यह प्रइन उपस्थित था कि वे कहां रहे झौर किस क्षेत्र में 
सेवा का कार्य करे। राजस्थान सेवा संघ आपसी वेमनस्थ के कारण द्वठ चुका था | 
पथिक जी तथा उनके मुख्य कार्यकर्ताश्रो श्री रामना रायण चौधरी तथा श्री शोमालाल गुप्त 
में भयंकर मतभेद उठ खड़े हुए थे । अवश्य ही वे मतभेद वैयक्तिक कारणो से थे। 
सिद्धान्त तथा नीति सबन्धी कोई मतभेद नही था। प्रताप के यशस्वी संपादक श्री गणेश 
शंकर विद्यार्थी रुप्ण अवस्था में दौड़े आए उन्हीने भरसक प्रयत्वत किया कि राजस्थान की 
एकमात्र वर्मठ और तेजस्वी सस्था को नष्ट होने से बचाया जावे किन्तु ,व्यक्तिगत 
मतभेद इतने गहरे पैठ चुके थे कि संस्था समाप्त हो गई । राजस्थान के राजनैतिर 
इतिहास की यह सबसे अधिक दुखद घटना थी उसके उपरान्त ऐसी तेजस्वी संस्था का 
राजस्थान में उदय नही हुआ । पथिक जी अजमेर से चले गये और उसके उपराब्त 
उनका राजस्थान के सार्वजनिक जीवन से सबन्ध हूट गया। परन्तु जब वर्माजी 
श्रजमेर पहुँचे तो श्री रामनारायण चौधरी ओर श्री श्ोभालाल ग्रुप्त अजमेर में 
ही थे। उन्होने श्री रामनारायण चौधरी तथा श्री शोभालाल भ्रुप्त से मिलकर एक 
नई संस्था “राजस्थान सेवक मंडल” को जन्म दिया । उतका उस सस्था को 
जन्म देने का लक्ष्य यहु था कि उनके द्वारा राजस्थान मे रचनात्मक तथा 
राजनीतिक काये किया जावे । बाद को श्री चन्द्रभान जी गुप्त, जग्नसिंह, 
नथनराम जी हार्मा, रामसिह, हुक्मीचंद, दुर्गाप्रसाद तथा मास्टर श्रोंकार लाख 
बाकलीवाल को भी उन्होने मंडल का सदस्य बना लिया। दूसरे शब्दों मे पथ्चिक जी 
तथा हरि जी को छोडकर पुराने राजस्थान सेवासंघ के सभी पुराने कार्यकर्त्ता एक 
संगठन में श्रा गए। नरेली झाश्रम की स्थापना की गई। वर्मा जी उसके संस्थापक थे । 


वर्धा में 


उघर श्री जमुनालाल वजाज को जब यह ज्ञात हुआ्ला कि वर्माजी को 
मेवाड़ से विरवात्तिद कर दिया गया है तो उन्होंने वर्मा जी को तार दिया कि तुम वर्धा 


पशोगाया माशिव्यलाल वर्मा घर 


# भाझ। सेठ जमनालाल बजाज का तार पाकर वर्माजी वर्धा गए। सेठ जी ने वर्मा जी को 
गांधी आश्रम के मेहमानों की देखभाल का कार्य सौप दिया | दूसरे छाब्दो मे वर्मा जी को 
भ्रतिधिशाला के व्यवस्थापक का कार्य सौप दिया गया । 

भला फ्रातिकारी वर्मा जी को यह कार्य क्योकर रुचिकर होना । यद्यपि वर्धा 
उन दिनों भारत की राजनीति का केन्द्र था। शीर्पस्थ राजनीनिक नेता वहा आते ही 
रहते थे, महात्मा गाघी जैसे युगपुरुष का सान्निध्य श्रनायास ही मिलता था, श्रवव्य ही 
एक 'राजनीत्कि कार्यकर्त्ता के लिए यह भ्रत्यन्त लुभावना कार्य था। परन्तु वर्मा जी के 
प्रन्तर मे जो देशी राज्यो विशेषकर राजस्थान मे निरकुश सामन्ती शासन मे जनता 
पझत्याचार से कराह रही थी उसको सगठित कर अत्याचार के विरुद्ध खडा कर देने तथा 
पीडित श्र शोपित जनसमूह के दुख-दर्द को दूर करने के लिए उनमे सेवाकार्य की 
जो भूख थी वह वहा रहकर शान्त नही हो सकती थी । वास्तव में वर्मा जी का जन्म 
अ्रत्याचार जो कुछ समाज में शोपण और पीडन है उसके विरुद्ध सतत सघर्ष करने के 
लिए हुआ था । अ्रतएवं उन्हें अतिथिशाला की व्यवस्था का कार्य तनिक भी नही रुचा । 
जब उनके श्रन्तर का द्वन्‍्द तीम्र हो गया तो उन्होने सेठजी से स्पष्ट कह दिया कि उन्हें 
उस कार्य मे रुचि नही है वे उसे छोड देना चाहते हें। सच तो यह था कि दो मास मे 
ही वर्मा जी उस कार्य से ऊब चुके थे । सेठ जी की वर्मा जी के साथ सहज सहानुभूति 
थी। वे वर्मा जी के उज्ज्वल चरित्र, अथक परिश्रम करने की शक्ति साहसिकता तथा 
उत्कट देशप्रेम से प्रभावित थे । परन्तु साथ ही वे मानवी स्वभाव के विलक्षण पारखी 
भी थे। वे जान गए थे कि फ़ातिकारी सघषं से सुख और सतोप माननेवाले वर्माजी 
के यह उपयुक्त कार्य नही है । उनकी आत्मा राजस्थान के लिए छटपटा रही है । 
राजस्थान की रियासतो की निरीह प्रजा का करुण कफ्रन्दन उन्हे अपनी ओर खीच रहा 
है। वे बोले कि भेवाड़ राज्य ने तो तुम्हे निर्वासित कर दिया है कहा रह कर काम 
करोगे ? वर्मा जी ने कहा राजस्थान बहुत बडा है, राजस्थान की अन्य रियासतो मे 
क्रही भी काम करू गा। श्रस्तु वर्मा जी गाघीशश्रम वर्षा को छोड कर पुन अजमेर वापस 
, त्रा गए। उस समय वर्मा जी के सामने यह प्रस्ताव भी रखा गया कि वे ग्धी सेवा सघ 
के सदस्य बन जावे पर-त्‌ वर्मा जी उस समय अहिंसा को नीति के रूप में ही मानने थे 
धर्म के रूप में उसे स्वीकार नही करते थे भ्रतएव यह प्रस्ताव भी उन्होंने श्रस्वीकार 
कर दिया । 
नरेली आश्रम : 
] उस समय गाघी जी ने हरिजन आदोलन शभ्रारभ किया था| वे देशव्यापी 
दोरा कर रहे थे, और हरिजनो के उद्धार के कार्य को उन्होने अपने रचनात्मक कार्यक्रम 
में सर्वोच्चि स्थान दिया था | महात्मा जी सभी रचनात्मक कार्य करने वालो को हरिजन 
कार्य मे जुट जाने के लिए आह्वान करते थे । जब गाधी जी हरिजनोड्धार यात्रा के लिए 
निकले तो श्री रामनारायण चौबरी भी उनकी यात्रा मे सम्मिलित हो गए | एक मास 
तक वे गाघी जी की महत्वपूर्ण यात्रा मे उनके साथ रहे । महात्मा गाघी की यात्रा छे 


्<+ 


दर पशोगाथा सारिएक्‍्यलाल वर्मा 


लौटकर चौधरी जी ने राजपुताने के हरिजन कार्य का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर ले लिया। 
राजपुताना हरिजन सेवकमध की उन्होने स्थापना की। वे उसके श्रध्यक्ष थे श्रीर 
शोभालाल थ्रुप्त उसके मत्नी निर्वाचित हुए। सम्पूर्ण राजपूवाना मे हरिजन सेवक संध 
की शाखाएं स्थापित करदी गईं । 

यह हम पहले ही कह श्राए हैं कि जब श्री वर्मा जी कम्मलगढ की नजरवन्दी से 
रिहा होकर अजमेर श्राए तो उन्होंने श्री रामनारायण चौधरी तथा श्री शोभालाल जी के 
सहयोग से राजस्थान सेवकमडल नामक सस्था को जन्म दिया था। चौधरी जी ने 
हरिजन सेवा कार्य का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर ले लिया था। परन्तु श्री वर्मा जी को 
केवल हरिजन कार्य जैसे सामाजिक कार्य से सनोष नहीं हो सकता था। श्रतएवं इन 
तीनो ने राजस्थान सेवक मंडल स्थापित किग्रा जिसके सदस्य रचनात्मक कार्य करने के 
झतिरिक्त कुछ सीमाग्रो मे देशी राज्यो मे राजनीतिक कार्य भी कर सच्तते थे। राजस्थान 
सेवक मडल में श्री रामनारायण चौधरी, शोभालान जी गुप्त तथा श्री मारिक्यलाल वर्मा 
के भ्रतिरिक्त चन्द्रमुत, नयनूरामजी हार्मा, रामसिंह, हुक्‍्मसिह, श्री दुर्गाप्रयाद तथा 
श्री वाकलीवाल भी सा मलित हो गए । 

१९३४ में वर्माजी तथा शोभालाल जी ने अजमेर से सात मील दूर नारेली 
तामक एक छोटे से गाव में सेवाआश्रम खोला। आश्रम का मुख्य उद्देश्य प्रान्त के 
रचनात्मक कार्य के लिए योग्य कार्यकर्ताश्रो को तेयार करना और उनको प्रशिक्षण देना 
था। श्री माणिक्यलाल वर्मा उसके सचालक थे उन्होने श्राश्रम की बडी सुन्दर व्यवस्था 
की और रचनात्मक काये के लिए थुवको को प्रशिक्षित करने लगे | प्रत्येक प्रशिक्षण प्राप्त 
करनेवाले कार्यकर्ता को इस श्राश्षम में दो महीने रहना श्रनिवार्थ आ। प्रत्येक 
प्रशिक्षणार्थी को खादी पहनना, सूत कातना तथा गाघ्री साहित्य का श्रध्ययन करना 
प्रावदयक था | वें लोग गांव के गदे मु?ल्लों मे सफाई करते, मल मूत्र की सफाई करते, 
माइडू लगाते, मिट्टी खोदते और अपना सब काम स्वय करते थे । 

अब आश्रम खोला गया तो सबको सलाह से वर्मा जी ने अपने नाम से 
नारेली मे जमीन ली थी एक वर्ष उपरान्त वहां कार्यकर्ताओं के लिए पक्के मकान भी 
बनवा लिए। आराश्चम का कार्य मुख्यत. हरिजन सेवा से आरम हुथा परन्तु वर्मा जी 
जैसे प्रगतिशील व्यक्ति को केवल माश्र हरिजन सेवा कार्य सतोषप्रद नही था । एक घटना 
ऐसी हुई कि जिससे वर्मा जी ने इस कार्य से अपने को हटा लेने का निएचय कर लिया । 
घटना इस प्रकार थी-- 

एक दिन रेगर मुहल्ले मे एक कुत्ता मर गया। रेगरो ने उसे रात भर नहीं 
उठाया, मरा पडा रहने दिया। वे इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि जब श्राश्रम के 
हरिजन कायेंकर्ता ( नएभंगी ) श्रावेगे तब वे उसे उठायेंगे। प्रात काल वर्मा जी से 
रेगरो ने उस मरे हुए कत्ते को उठाने को कहा। वर्मा जी का श्रच्तर उनके इस 
प्रशोभनीय कार्य से रोष श्रौर घृणा से भर गया । उन्हें यह देख कर गहरा रोष 
हैमा कि हम तो इन लोगो की सेवा करते हैँ परन्तु वे इतने परावलम्बी होगए हैं कि 


क्शोशाबा मारि[्य्लाल वर्मा दर 


स्वयं भपने मुहल्ले की सफाई भी नहीं करना चाहते । हमसे श्रपेक्षा करते हैं कि हम उनकी 
सफाई करें। यो भी फ़ान्तिकारी वर्मा जी को केवल हरिजन सेवाकार्य से संतोष नही 
था। इस घटना ने उनके मन को अत्यन्त खिन्न कर दिया। उस मरे हुए कुत्ते को तो 
उन्होने उठा लिया परन्तु उन्होने इस कार्य को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। वे 
हरिजन सेवाकार्य को छोड़ कर श्रजमेर मेरवाडा में अन्य रचनात्मक कार्य करने के 
उहेदय से क्षेत्र चुनने के लिए निकल पडे | वे लगातार अजमेर मेरवाडा में कार्यक्षेत्र की 
खोज में कई दिन इधर उधर घूमे । परन्तु उन्हे यह देखकर आाइचर्य और खेद हुआ कि 
ग्रजमेर मेरवाड़ा काग्रेसी नेता यह नही चाहते थे कि श्री वर्माजी अजमेर मेरवाडा में 
बठें। वे वर्मा जी की किसानों में बैठकर उनका संगठन करने की अद्भुत शक्ति से 
परिचित थे। उनको भय था क्रि यदि वे अ्रजमेर मेरवाड़ा मे जम गए तो उनके 
रखनात्मक कार्य से उनका राजनंतिक प्रभाव बढ़ेगा श्रस्तु वर्मा जी को श्रजमेर मेरवाडा 
में कार्य करने के लिए वहां के कांग्रेसियों से कोई सहयोग नही मिला । वे कोटा गए 
परश्तु वहा का वातावरण भी उन्होंने अनुकूल नही पाया; श्रन्त में वर्मा जी हूगरपुर 
गए । 
इगरपुर के भीलों में : 
हूगरपुर में समाज सेवा मे रुचि लेने तथा सावंजनिक काये करने के एक मात्र 
साधन श्रोर स्रोत श्री भोगीलाल पांडिया थे। डू'गरप्र के हाई स्कूल में अ्रध्यापक थे । 
जो कुछ डूगरपुर में सेवाकार्य होता था उसमे उनका योगदान रहता था| महारावल 
भी उन पर भरोसा रखते थे। वहा जो हरिजन कार्य हो रहा था उसमे भी उनका 
सहयोग था । वे हरिजन कार्यकर्ताओं तथा महारावल के बीच की कडी थे। शअ्रतएव 
वर्मा जी श्री पड़या जी से मिलि। उन दिनो पड़या जी के पैर मे 'नारू' * ( बाला ) 
निकला हुआ था । वर्मा जी रातभर उनके मकान पर रहे श्रौर भावी कार्यक्रम के संबंध 
में उन्होने चर्चा थी। वर्मा जी भीलो में सेवा कार्य करना चाहते थे हूगरपुर 
तथा बांसवाडा जो वागड के नाम से प्रसिद्ध हैं भीलक्षेत्र है। उस क्षेत्र 
की अ्धिकाद जनसष्या पचहत्तर से नव्ये प्रतिशत भील थी इस कारगणा वर्मा जी 
इस क्षेत्र मे बेठकर भीलसेवाकाय करता चाहते थे। पंड्या जी ने वर्माजी को 
सलाह दी कि यदि वे भीलो में सेवा कार्य करना चाहते हैं तो उन्हे ड्ू गरपुर महारावल 
वर्तमान श्री लक्षमणस्तचिह से बात कर लेनी चाहिए श्रौर उनसे सलाह लेनी चाहिए 
परन्तु वर्मा जी को महारावल से परामर्श करने की बात कुछ जंची नही ॥ 
महारावल ने हरिजन उत्थान के काये की अनुमति दे दो थी वह उनकी इच्छा 
झोौर सदभावना के साथ इ्वृगरपुर क्षेत्र से किया जा रहा था। हरिजन सेवाकार्य 
से महारावल को कोई खतरा या भय नहीं था बरन उस कार्य की श्रोर उदार हृष्टिकोण 
* नाए (वाला) एक प्रकार का कीड़ा जो जल में होता है श्रौर मनुष्य जब उस जल को 
पी लेश है तो कई महीनी के उपरान्त वह शरीर के किसी भी भाग से निकलता है 
उसके निकलने में बहुत कष्ठ होता है १ 


छ्र्डा यशोगाया मारिवयलाल वर्मा 


रखने से उन्हें श्रनायास ही प्रगतिशील शासक होने का यश प्राप्त होता था। देशवासियों 
प्र तथा ब्रिटिश सरकार पर भी उनका श्रच्छा प्रभाव पडता था परन्तु भीलो का 
उत्थान महारावल के निरकुश शासन के लिए खतरा बन सकता था। वह हरिजन-सेवा 
कार्य जैसा निर्दोष तथा राज्य के लिए खतरे से खाली नहीं था। 
जिस राज्य की तीन चौथाई से श्रधिक जनसख्या भील हो वहा भीलों के 

| उत्थान के कार्य करने का अर्थ होता उन्हे शिक्षित बनाना उनकी गिरी हुई श्राथिक दशा 
को ऊंचा उठाना, उनके लिए कूटीर उद्योग चल ना, खेती तथा जगल पर श्राधारित 
उद्योगो के लिए राज्य से सुविधा प्राप्त करना, उनकी ऋणग्रस्तता को दूर करना आदि । 
अवश्य ही यदि भील जाग पडते, उनमे जागृति उत्पन्न हो जाती तो वह राज्य के लिए 
एक सिर ददे बन सकते थे । अस्तु वर्मा जी के मन मे पड़या जी की सलाह नहीं बेठी । 

उन्होमे सोचा कि यदि वे महारावल से मिले और भील सेवा कार्य के लिए उनसे अनुमति 
चाही तो सभवत उनको अनुमति न मिले श्लौर 'फिर उनको भील सेवाकार्य करने का 
विचार ही छोड देना पडे । वर्मा जी का मन यह कहता था कि महारावल भील सेवा 
कार्य को कभी भी पसद नही करेगे श्रस्तु उन्होंने महारावल से न मिलने का निरचय 
किया | अतएव प्रात'काल होते ही वर्मा जी पड़याजी के मकान से चल दिए । 

भीलों का प्रपमानजनक व्यवहार : 

जब वर्मा जी ने नारेली आश्रम के हरिजन कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्य को 

छोडा तो श्री शोभालाल ग्रुप और उनका एकमत था। उन्हे भी केवल हरिजन कार्य 
से सतोप नही था। वे वर्मा जी से पहले ही ड्ू गरपुर से २५ मील दूर सागवाडा नामक 
स्थान परआ चुके थे। शोभालालजी मुप्त, बाबा लक्ष्मणदासजी के साथ सागवाडा मे हरिजन 
आश्रम चलाते थे। आश्रम में एक भी हरिजन वालक नही था। तीन भील लडके थे 
जो सागवाडा के समीप ही भीमदडी गाव के थे। यद्यपि वे उस आश्रम मे रहते थे, 
शोभालालजी तथा वावा लक्ष्मणदासजी उन्हे पढाते थे, परन्तु वे लड़के उन दोनो से श्रद्ूतों 
जेसा व्यवहार करते थे । बात यह थी कि उन बालको को यह ज्ञात हो गया था कि 
यह लोग हरिजनो के साथ मिलते जुनते है उन्हे छूते है, उनके द्वारा लाया हुआ जल और 
भोजन कर लेते हैँ श्रतण्व वे भील बालक उन्हे भी भगी के समान ही समभते थे । वे 
भील वालक श्रपना भोजन अलग पकाते थे। अ्रपने चूल्हे भर चौके के पास श्री शोभालाल 
ग्रुप और बाबा लक्ष्मणदास जी को आने मी नही देते । वे भील बालक शोभालाल जी 
तथा वावा जी को रोटिया देते तो दूर से उनके हाथों मे छोड देते जैसा कि ऊची जाति 
के लोग हरिजनो के साथ करते हैं | श्राश्रम के कार्यकर्ता तथा अ्रन्य आाश्रमवासी जिस कुएं 
से पानी लाते थे उस मुहल्ले के लोग भी उनसे श्रत्यन्न लज्जाजनक दुग्येबहार करते थे । 
जब सब सब अन्य मुहल्लेवाले कुय्ये से पानी भर लेते तब कही आश्रमवासी उससे पानी 
भरते थे। आ्लाश्न मवासी कु्ये पर तभी चढ सकते थे कि जब सभी मुहल्लेवाले पाती भर 
कर चले जावे । 


वाबा लक्ष्मणदास जी तथा श्री शोभालाल जी गुप्त का यिचार यह था कि 


हा 


वेशोगाया साशिक्यलाल वर्मा हू 


कालान्तर मे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तत होगा और उनका हृदय परिवर्तित हो जावेगा । 
वे इस बात की आशा करते थे कि वे कुछ समय के उपरान्त इन शभ्रधयिश्वासों श्ौर 
रढ़ियो को छोड देंगे। 
वर्मा जी ने यह तो निह्चय कर ही लिया था कि उन्हे भीलो में कार्य करना 
है क्योकि भीलो के प्रति उनको गहरा मोह था। सघन वनो से आच्छादित पर्वतीय प्रदेश 
में जहां कि गमनागमन के साधनों का नितान्‍्त अभाव यथा अलग श्लग पह़ाडो पर भील 
पाल बसी हुई थी | भीलो में कुछ जन्मजात गुण थे । वे अत्यन्त परिश्रमी, साहसी श्रौर 
पीर होते हैं परन्तु शताबव्दियों के श्रनवरत गोपण तथा आर्थिक देन्‍्यता ने उनमें अनेक 
कुरीतियो को जन्म दे दिया था। कन्या विक्रय की प्रथा भीलो मे स्वंत्र पाई जाती थी । 
निर्धम भील के पास धन प्राप्त करने के लिए मृुल्यवान वस्तु तो रहती नहीं थी वह 
भ्रपनी पुत्री को ही वेच कर धन प्राप्त करने लगा । इसका एक भयकर परिणाम यह 
हुआ कि अनमेल तथा वृद्ध विवाह होने लगे । एक स्वस्थ समान आयु के युवक के पास 
वधू को खरीदने के योग्य धनराशि नही हो सकती थी श्रतएव अधिक आयु के पुरुष 
बहुत कम आयु की लड़कियों से विवाह करते थे । उसका अवश्यम्भावी परिणाम होता 
कि भील युवतियां वहुधा अपने प्रेमियों के साथ भाग जाती । भील की अ्रसीम निर्धनता 
के कारण वह ऋणग्रस्त वतन जाता था विशेषकर विवाह के समय वधू का मुल्य चुकाने के 
के लिए तो उसको ऋण लेना ही पडता था | वह केवल ऋणी ही नही बन जाता था 
वरन एक प्रकार से अपने साहकार का दास ही बन जाता था, वह अपने श्रम को गिरवी 
रख देता । गोषित और पीड़ित भील को जिसका जीवन श्रसीम निर्धनता में व्यतीत 
होता था उसके मनोरंजन के साधन और अवसर प्राय. नही मिलते थे। भील क्षेत्र में 
महुग्ना बहुतायत से उत्पन्त होता था और गराब बनने की सुविधा थी अ्रतएव भील 
मद्यपान का अम्प॒त्त हो गया । सभ्प जगत से बहुत दूर शिक्षा के नितानन्‍्त अभाव में 
यदि मील रूढिवादी और श्रन्वविद्वाप्ती बन गया तो इसमें शआ्राइचर्य की कौनसी 
बात थी । 
वर्मा जी ने भीलो का वारीकी से श्रध्ययन किया, उनके जन्मजात ग्रुणो ने उन्हें 
आकरवित कर लिया कि वे भीलो मे ही बँठेगे और उनकी सेवा करेगे । 
यह सब होते हुए भी उस नीति को स्वीकार करने के पक्ष में वे नही थे जो 
श्री जोभालाल ग्रुप्त तथा बाबा वहा अ्रपता रहे थे । 
वर्मा जी ने पहली रात को आश्रम भे भील बालको द्वारा आश्रम के कार्य कर्ताश्रो 
के प्रति जो अपमानजनक व्यवहार किया उसका हृदय देखा । उनका मन क्षोभ से भर 
गया वे उसे सहन नही कर सके । वर्मा जी ने रात्रि को श्री गोमालालजी तथा वाबा जी 
से विचार विनिमय किया। उन्होने अपना हढ निश्चय प्रकट कर दिया। मे भीलो में 
बेंदूँगा और भीलो में ही सेवा कार्य करंगा परन्तु मेरे कार्य करने की पद्धति और नीति 
मेरी श्रपनी होगी | श्रापके हुदय परिवर्तन के प्रयोग की दीर्घकालीन प्रतीक्षा नही 
कर सकूगा। वर्मा जी की यह भात्यता थी कि अपने को भ्रस्प्ृश्यो जैसी स्थिति मे 


दाद पश्ौधाया भारिवायसात वर्षा 


रखकर हम भीलो के उन कुसंस्कारों को और बढावा देंगे, उनके उन कुसंस्कारों को 
तथा अब विश्वासों को दृढ करेगे । अतएवं ग्रावश्यकता इस वात की है कि उनको एक 
बार भकभोर दिया जावे श्रौर उन्हे इन अ्रध-विश्वासों और रुढियों को छोड़ने पर 
विवश किया जावे । जिस प्रकार फोड़ा बहुत खराब हो जाने पर इस बात का भय 
रहता है कि उसका विष समस्त शरीर मे फेल न जावे अ्रतएवं आपरेशन के द्वारा उसको 
काट कर निकाल देता श्रावश्यक हो जाता है उस्ती प्रकार भीलो के भ्रन्दर जो यह 
कुपस्कार तथा अविश्वास जहर की तरह फैना हुप्रा है वहु साधारण उपचार से दूर 
नहीं होगा। यदि हम लोग उनके प्रति इसी प्रकार अपमानजनक व्यवहार सहते रहे तो 
उनके यह कुसस्कार हृढ होते ज.वेंगे। श्रस्तु राव को वर्मा जी ने निश्चय कर लिया कि 
भीलो मे काम करने की नीति को बदलना होगा । 
प्रात.काल हुआ्ना वर्मा जी उठे और भील छात्रो को वुलाकर उनसे स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि श्राज से यदि तुम हम लोगो के हाथ का बनाया हुम्ना भोजन करते हो तो 
यहा रहो अन्यया यहा से चले जावो | भील छात्र आश्रम छोड़ कर चले गये । साथियों 
ने वर्मा जी को अपनी नीति मे परिवर्तत करने का उपदेश दिया परन्तु वर्मा जी अडिग 
रहे उन्होंने कित्ती की भी वात नही सुनी । उन्होने कहा कि उनके अ्रपमानजनक व्यवहार 
को सहनकर श्रपने को अस्पृइ्यो जैता बनाकर हम उन्हे ऊँचा नहीं उठा सकते। उन्हें 
शिक्षा देने वालो और उतके उत्थान का कार्य करने वालो के प्रति यदि उनकी श्रादर 
भावना नही वतन सकी तो यह आशा करना व्यय है कि वे अपनी सेवाकार्य करनेवालों 
की बात को सुतगे श्रौर स्वीकार करेगे। अध्तु आश्रम के साथियों के श्राग्रह तथा सुझाव 
की तनिक भी परवाह न कर वर्मा जी अ्रडिग बने रहे शझ्ौर भील सेवाकार्य की अपनी 
नीति का ही आग्रह रखा । 
दूसरे ही दिन अर्थात १० अगस्त १६३४ को वर्मा जी भीलो के समीषचर्ती 
गाव भीदड़ी में गए। वे भील छात्र उत्ती गाव के थे | भीबदड़ी के भीलो को इकट्ठा 
किया और उनसे कहा कि तुम अपन बच्चों को आश्रम में भेज दो । एक वर्ष में में यहा 
बैठकर भीलो में इतनी जागृति उत्पत्त कर दूगा कि १० अगस्त १६३५ को हजारो भील 
हमारे हाथ का भोजन करने आवेगे, और उनके सैकड़ो बच्चे हमारे पास रहने के लिए 
आवेगे शिक्षा प्राप्त करेंगे, उद्योग धन्धे सीखेगे, मनुष्य बनेगे, उस समय स्थानाभाव के 
कारण हम तुम्हारे बच्चो को तुम चाहोगे फिर भी प्रवेश दे नही सकेंगे । उस समय तुम्हे 
पदचाताप होगा कि तुम्हारे समीप होते हुए भी आश्रम तुम्हारे बच्चो को अपने यहां 
नही रखता । ऊच चाच कां भेद स्वार्थी लोगो श्रौर तुम्हारे शोषको ने उत्पन्त कर दिया 
है। मनुष्य ऊंचा ओर नीचा अपने विचारों और कर्मो से होता है। तुम्हे भी उच्च वर्ग 
के लोग नीचा मान कर तुम्हारे साथ खानपान का सम्बन्ध नही रखते । होना तो यह 
चाहिए कि तुम इस अपसानजनक परवपरा को समाप्त कर दो जो मनुष्य मनुष्य मे भेद 
करना सिखाती है पर तुम हो जो उसको स्वय अपना कर उसकी जड़े मजबूत बना रहे 
द्वी। वर्मा जी में ग्रामीण और पिछड़ी जातियो के लोगो का विश्वास प्राप्त करने डी 


पशौगाया सारित्यतान वर्मा ध७ 


अद्भुत क्षमता थी वे उनकी ही भाषा में उनसे बात करते, उनके ममनोगत भावों को 
जानकर उनकी हाक्ताग्रों का समावान करते, और उनके साथ इस प्रकार घुलमिल जाते 
मानो वे उनमे से ही एक हैँ । यह क्षमता लेखक को किसी अन्य रचनात्मक कार्य करने 
वाले में दिखनाई नही दी | टर्मा जी द्वारा भीलो से बानचीत करने का परिणाम यह 
निकला कि भीलो की समझ में वात आ गई शोर उन्होने सहर्षे अपने बच्चो को उनके 
सुपुर्दे कर दिया । वर्मा जी ने भीलो के अ्रवविद्धास के गढ़ में अपनी तेजस्वी नीति से 
पहली दरार कर दी यह उनकी विजय थी । 
भील बालक तो उन्हे मिल गये अ्रव प्रश्न यह था कि श्राश्नम कहा स्थापित 
किया जावे | सागवाडा बहुत बड़ा कस्बा था वहाँ अधिकाश जनसखस्या सवर्णो की थी 
फिर वर्मा जी की मान्यता थी कि भीलो में सेवाकार्य भीलश्षेत्र मे वेठकऋर भीलो के 
वातावरण में ही किया जावे । नगर में उन्हे रखने से जो उनके नैसगिक जन्मजात गुण 
हैं वे समाप्त हो जावेगे और वे नयरो मे प्रचलित बुराइयों की श्रोर कुक जावेगे । अस्त 
उन्होंने सागवाडा से दस सील दूर सब वनों से भरे हुए और पहाडो की श्रेणियों की 
उपत्पका में बसी हुई भीलो की पालो के मञ्य खड़लाई पाल को चुना झौर वहां श्रपना 
भ्रश्नम स्थापित किया । 
खड़लाई आश्रम : 
वर्मा जी ने सर्व प्रथम भील बच्चों को पढाने के लिए आश्रम में पाठशाला 
स्थापित की क्योंकि उनका मानना था कि भीनों का उत्थान तभी होग। कि जब बच्चों 
में नए संस्कार उत्पन्त किए जा सऊ शरीर उन्हे शिक्षा दी जावे। जो रुढिप्स्त और 
प्रवविश्वास मे ग्रस्त प्रोह और वृद्ध हैं उनपे इतना परिवतंव लाया जा सकता है कि दे 
अ्रपने कुसम्कारों और रुढियो को छोड दें परन्तु उनके अतर के विश्वासों मे परिवर्तन 
लाना कठिन होगा | वह तो केवल शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है अतएव 
उन्होने सर्व प्रथम आश्रम में पाठशाला स्थापित्र की श्रौर भील बच्चो को पढाने लगे । 
झारभ मे पन्द्रह भील वालक पाठशाला में पढ़ने श्राए । भीली के लिए यह बड़े 
कीौतूहल की वात थी । बच्चो के माता-पिता तथा अ्रभिभावक्त पाठशाला में बच्चों को 
पढ़ते देखने आते थे । वर्मा जी बच्चों को अक्षर ज्ञान करा रहे थे। वृद्ध भील आश्रम 
के कार्यकर्ताओं के हरिजन सेवाकार्य से पहले ही सशंकित थे, उत्तका समस्त कार्य 
कलाप और जीव्नयापत ही उन्हे आदरचर्य मे डाल देनेवाला लगता था। फिर अभी 
तक जिन झहरी लोगो से उनका सम्त्रन्ध पड़ा था वे सब के सव उनका शोषण करने 
वाले थे श्रतएय उनको यह विश्वास ही नही होता था कि बवेत वस्त्रधारी लोग वास्तव 
में उनके हितपी है श्र उनके हितवर्धन के लिए वहा धुनी जमाकर बेंठे हैं। वे इस 
सारे अनोखे व्यापार को जक्ा और कौतूहल की दृष्टि से देखते थे । 
हां तो वर्मा जी भील वालको को हिन्दी का श्रक्षर ज्ञान करा रहे थे। उस 
समय भील बालक 'ए' 'ऐ' ओ' भी अक्षरों के उच्चारण का श्रभ्यास कर रहे थे | 
वे वृद्ध भील जो कोतृदृतवच्च वहां खड़े थे भड़क गए। उत्होने श्रत्य भीलो से जाकूद 


हज 


ष्ध धंेश्ोगाया माशिवयलात वर्मा 


कहा कि अरे यह लोग तो छोरो (लडको) को छोरियो (लड़कियो) की तरह बोलना 
सिखाते हैं। बात यह थी कि बागडी भाषा (वागड़ श्रर्थात्‌ ड्ू गरपुर वासवाड। क्षेत्र की 
बोली) मे 'ए ऐ' का श्रर्थ होता है ऐमा श्रथात्‌ मा को पुकारना और उत्तर मे ओ श्रो' 
का अर्थ होता है “हां बेटा आ रही हू।” भीलो में यो ही श्राश्रम के प्रति कोतृहल 
भरी आगका थी उन्होने कहा कि हमे ऐसी पढाई नही करानी जिसमे लडके लडकियों 
की तरह बोलना सीखे । इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होने अपने बच्चो को पाठशाला 
से उठा लिया। पन्द्रह छात्रो मे से वारह छात्र भाग गए। केवल तीन छात्र जो अधिक 
मेत्रावी थे और जिनके अभिभावकोी का वर्माजी पर इतने दिनों मे ही गहरा विश्वास 
जम गया था पाठशाला में शेप रह गए। वर्माजी इस घटना से निराण नही हुए। वे 
जानते थे कि अज्ञानवश वे बःलक अभी चले गए है कुछ दिनो वाद वे वापस आ जावेंगे । 
श्रतएव वर्मा जी ने उन बालयो को वापस लाने का प्रयत्व न करके उन शेप तीन भील 
छात्रो पर अ्रपना सारा समय और झक्ति लगाई । उन भील छात्रो को पढाने के अ्रतिरिक्त 
उ होने भीलो की दुर्दशा का चित्र एक कविता में भीलो को भाषा मे ही खीचा और 
तीनो भील छात्रो को उस गीत को गाना सिखाया। वर्माजी ने भीकक्षेत्र मे भी 
सगीत के ह्ातय प्रचार को अपनी कला का खूब उपयोग किया। उस गाने की प्रथम 
पक्ति थी :--- 
४ भाई मनख जपमारो रामे आल्योरे, 
पोतानी करणी थी चौपा थई गया ।॥” 
प्र्थात्‌ ऐ भाइयो ईव्वर ने तुम्हे मनुष्य जन्म दिया मानव की जिंदगी दी 
परन्तु तुम अपने ही कर्मो से पशु बन गए हो । 
कविता बहुत लम्बी थी उसमे भीलो मे जो प्रचलित कुरीतिया, रुढि संस्कार 
तथा अ्रधविच्वास प्रचलित थे उनका चित्र तो खीचा ही गया था उनकी श्राथिक दैन्यता 
श्रीर साहुकारों तथा राज्य द्वारा उनके आश्राथिक शोषण का भी चित्रण था और भ्रत में 
उनसे यह कहा गया था कि मद्यपान, कन्या विक्रय, आदि कुरीतियों को तो छोड़ो ही 
पर यदि चाहते हो कि तुम लोग भी मनुष्यों जेसा जीवन व्यतीत करो तो अपने लड़को 
को पढ़ावों । न्‍ 
भीलो में मृतकृभोज बहुत बड़े होते थे जब कोई भील मर जाता तो बीस 
पालो के हजारो भीलो को भोज दिया जाता। जहा भी कोई मृत्युभोज होता वर्मा जी 
श्रपने उन शिप्यो को लेकर पहुँचते श्रीर भीलो की दुर्देशा सम्बन्धी अपने उस गीत 
को गवाकर उन एकत्रित भीलों को सुनवाते । 
कि वर्मा जी के यह युक्ति श्राशातीत रूप से सफल हुई । मृत्युभोज मे एकत्रित 
हजारो भीन जब भोौल वालका के मबुर कण्ठ से भीलों की भाषा मे भीलों की दुर्दशा 
की वह कहानी सुनते तो आत्मविभोर हो उठते और अपनी क्रीतियों और 
श्रवविग्वासों पर पुन. सोचने के लिए विवश हो जाते । 
बा जी के इस संगीत द्वारा प्रचारकार्य का परिणाम यह हुआ कि भाश्रम 


्ः 


परशौगाथा माशिक्यलाज वर्मा ध्ह 


की पाठशाला के प्रति जो अज्ञानवश भीलो मे भ्रम फैल गया था दुर हो गया भ्रौर भील 
बच्चे क्रमश पाठशाला में आने लगे । तीन मास के अ्रल्पकाल में पाठशाला में लगभग 
डेढ़ सौ भील बालक नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने लगे | पन्द्रह वालको से बढ़कर 
भील छात्रो की सल्या १५० हो गई । 
यही नहीं मील अपने बालको को अ्राश्रम की पाठशाला में अध्ययन के लिए 
भेजने लगे, वे स्वय भी दूर दूर से चलकर आश्रम में श्राते श्र वर्मा जी से बात करते । 
दूर दूर के गावो से आनेवाले भील जब वर्माजी से मिलते तो पूछते कि श्रापको 
मारी दयनीय दशा का पता केसे चला जो सगीत में सुनाई जाती है | वर्मा जी उन्हें 
बनलाते कि हम लोग तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हुए है तुम मे बहुत से जन्मजात 
ग़ुग है केवल यह कुरीतियां तुम में घुस आई है जिनके कारण तुम्हारी ऐसी दुदंशा हो 
रही है, और तुम्हारा णनोषण होता है । यदि तुम इन्हे छोड़ दो और जैसा हम कहे वसा 
करा तो तुम्हारी यह देन्‍्यता दूर हो सकती है। श्रब भीलो मे वर्मा जी के प्रति विश्वास 
और आस्था उत्पन्त होने लगी वे उन्हें परम हितेषी और पूजनीय समझने लगे | 
जव श्रीमान महारावल को यह ज्ञात हुआ कि खड़लाई की पाल पर जो भील 
प्राश्म वर्मा जी ने स्थापित किया है उसके प्रति उस क्षेत्र के भीलो का विश्वास और 
श्रद्धा उत्पन्त हो गई है तो उन्होंने उस क्षेत्र के गिरदावर को भीलो के पास भेजा 
गिरदावर ने भीलो को बहुत समझाया कि तुम इस श्राश्वम को तोड़ दो, ये आश्रम 
वाले तुम्हे भ्रष्ट कर देंगे | यो गिरदावर का भील क्षेत्र तथा गावो मे बहुत अ्रधिक प्रभाव 
होता है परन्तु अब तो भील वर्मा जी को पहचान चुके थे अतएवं विरदावर की बातो 
का उन पर तनिक भी प्रभाव नही पडा । वे टस से मस नही हुए । बात यह थी कि 
राज्य रचनात्मक कार्य को राजाज्ञा से तो बन्द करना नही चाहता था उससे राज्य 
की श्रपकीति होती परन्तु साथ ही राज्य इस कार्य से सशक था अतएवं उसने गिरदांवर 
के द्वारा भीलो को भड़काते का प्रयत्न किया जिससे आश्रम टूट जावे परन्तु वर्मा जी ने 
इतने दिनों में ही भीलो के हृदयो को जीत लिया था अ्तएवं वे अडिग रहे । शझाश्रम के 
प्रति उनमे आदर की भावना उत्पन्त हो गई थी। श्रतएवं राज्य का भील-आश्रम कौ 
समाप्त कर देने का प्रयत्त अ्सफल हो गया । 
रात्रि भर भीगते रहे ' 
तब तक श्रीमती नारायणी देवी बच्चो सहित अजमेर से खडलाई पहुच गई 
थी । वर्मा जी के परिवार के लिए कोई मकान तो वहा था नही कुछ पेडो के नीचे डेरा 
जमाया । भीलो ने निशम्वय किया था कि उनके परिवार के लिए मकान वे स्वय 
बनावेगे | वर्मा जी ने खडलाई मे जब भील सेवाकार्य आरभ किया तो यह आग्रह रखा था 
कि भील स्वय कार्यकर्ताश्रों के लिए न्यूनतम साधन और सुविधाएं उपलब्ध करे। अस्तु 
भीलो ने वर्मा परिवार के लिए मकान (फोपडा) बना देते का वचन दिया था। परन्तु 
आलस्यवश उन्होने शीघ्र मकान नही बनाया वे भूल गए कि वर्षा सर पर आगई है। 
एक रात वर्षा आगई वर्मा जी और उसका परिवार तीम के पेड़ो के खलिहान मे 


8० घंशीगायर भारिवंयलाल वर्मा 


पढ़े भोगते रहे । केवल वर्मा जी श्रीमती तारायणी देवी जी ही नही वरत सभी वच्चे भी 
थे । वर्षा हो रही थी सबके सब भीग रहे थे और कुछ थोड़ा बहुत ग्रहस्थी का सामान 
था वह भी भीग रहा था | वर्मा जी तथा उनके परिवार की भगवान मानों परीक्षा 
ले रहा था कि उनमे भीलो की सेवा करने के लिए आवश्यक कष्ट सहिष्णुता तथा धैर्य 
है या नही । जबकि उस सघन वन से और हिसक पशुग्रो से भरे हुए पर्वतीय प्रदेश से 
वर्मा परिवार भीग रहा था तो समीपवर्ती पहाड़ी पर रहनेवाला बील-जी भील आया 
श्रीर उसने वर्मा जी से श्रपने मकान मे चलने के लिए कहा परन्तु वर्माजी ने उसके 
यहां जाना अ्स्वीकार कर दिया । वर्मा जी ने बीन-जी भील के यहा जाना इस कारण 
कारण अध्वीकार कर दिया जिसमे भीलो को अपनी भूल का भाव हो जावे श्र उनमें जो 
झालस्य के कारण उत्तरदायित्व को निवाहने के ग्रुण की कमी है वह दूर हो | वे अनुभव 
करे कि जो लोग उनकी सेवा के लिए खप रहे है उनके प्रति उनका भी कुड्ध कतंव्य है । 
प्रात काल का प्रकाश अभी नही फैला था शधेरा उस समस्त वनप्रंदेश को 
झ्रपनी काली चादर मे ढके हुए था | चार और पाच बजे के बीच का समय था कि 
जहा वर्मा नी तया उनके परिव।र के समी लोप पेड़ों के नीचे बंठे थे सौ भील शआाकर 
झ्राकर इकटठे हो गए । बात यह थी कि वर्बा बन्द होगे ही बील-जी भील ने जाकर 
भील-पाल के भी वो से र॒ त्रि में वर्मा जी के परिगर के लोगो के तथा उनके सामान 
के भीगने की सूचना दे दी थी । 
जब वे लगभग एक सी भील एकत्रित हुए तो पूछने लगे “'बाबजी पलली गया! 
प्रथा भीग गये। प्रात कान का प्रक्राश फूठते ही उन्होंने जातीय ठोल बजाया । ढोल 
वबजने ही उस भीलपाल की सभी दूर दूर स्थित टेकरियों से भील आकर एकत्रित हो 
गए । सभी ने जुटकर वर्मा जी के परिवार के लिए रात्रि पडने से पुृ्वे एक दिन मे मकान 
बनाकर खडा कर दिया । एक थोड़ा ऊंचा मिट्टी का चबूचरा वनाकर उसकी मिट्टी की 
दीवारे खडी कर दी और उसको छाठिया | रात्रि पड़ने से पूर्व वर्माजी का मकान 
(मिट्टो की कपड़ा) बन कर तैयार हो गया। 
वर्मा जी ने खडलाई मे यह नियम आगे भी रसा कि कार्यकर्ताओं के लिए 
ग्रावास, स्कूल, छात्रावास, कताई पिजाईग्रह, जिस भी कार्य के लिए मकाब की 
श्रावश्यकता होती थी स्वयं भील उस मकान को आश्रम के लिए बनाकर देते थे । वर्मा जी 
इस वात में वरिग्वास करते ये कि जित भीलो मे वे सेवा कार्य करने बैठे है उन्हे भी उन 
लोगो के प्रति तथा उस कार्य के प्रति स्नेह ममता और लगाव होना चाहिए | नही तो 
वे उसके महत्व को नही समभ सकेंगे, और भिक्षुक जेसी मनोवृत्ति उत्पत्त हो जावेगी । 
ऐसी दशा मे जो सेवाकार्य उन्तमे बैठकर किया जावेगा वह उनको छूपेगा नही वे उसे 
हृदय से अपना नही सकेंगे । उस कार्य के प्रति अपनापन, स्नेह और ममता उत्पन्त करने 
के लिए यह भ्रावज््यक था कि वे उसके लिए जो भी त्याग कर सके साधन जुटा सके 
श्रवश्य जुटाये । फिर वर्मा जी कोई साधनसम्पन्न व्यक्ति तो थे नही और न उस ममय तक 
उन्हें वाहरी कोई सहायता ही प्राप्त हुईं थी अस्तु उच भीलो से ही आवदयक साधन प्रोर 


क्ीताया भारिकयलाल वर्मा ६१ 


सुविधाएँ प्राप्त करना आवश्यक था । 
बागड़ सेवा मंदिर : 

अ्रव वर्मा जी के कार्य का क्षेत्र बढ़ते लगा । वर्मा जी ने एक संस्था को जन्म 
दिया और उसकी स्थापना की । उसका नाम उन्होने 'बागड़ सेवामदिर' रक्षा । उस संस्था 
के द्वारा वे वागड़ (द्गरपुर वगसवाडा के प्रदेश को बागड़ कहते है) की सेवा का कार्य 
करना चाहते थे । _ 

वर्मा जी ने अपने अपने कार्य के लिए खड़लाई मील पाल को चुना था। यह 
भीलपाल अनेकों भीलपालो के बीच में स्थित थी चारो ओर पव॑तश्रेणियां थी और 
देवदारु के सघन वन | इन्ही पव॑त श्रेणियों मे भील पाले स्थित थी । प्रत्येक पाल में सो 
से तीन सी घर होते थे परन्तु भील कभी वस्ती वना कर तो रहते नही हैं वे श्लग श्रलग 
टेकरी (छोटी पहाड़ी) पर अपना झोपड़ा अलग बना कर रहते है श्रस्तु प्रत्येक पाल में 
सौ दो सौ टेकरियों पर भीलों के भोपड़े थे । खड़लाई की पाल मे ३०० घर थे जो 
तीन सौ टेकरियो पर स्थित थे । वर्माजी ने एक ठेकरी पर अ्रपना श्राश्रम स्थापित 
किया था। उस श्राश्नम का वर्णान सुनिए । 


आधभ्रस : 


एक टेकरी (छोटी पहाड़ी) की चोटी को काट कर लगभग छः या सात वीधा 
भूमि को समतल कर लिया गया था। श्रत्रश्य ही चोटी को काट कर समतल करने में 
भीलो का श्रम लगा था | पहाडी की चोटी पर इस विशाल समतल चवबूतरे पर भीलों 
की सहायता से एक पाठशाला भवन, वाचनालय, दवाखाना, सुथारी शिक्षण शाला 
(बढई गीरी सिखाने की शाला) कपास के ओटने और पीजने की शाला, सुत कताई 
तथा खादा बुवाई घर, वस्तु रगाई घर, भीलों और किसानों से वातचीत करने का चौक 
झ्रीर नृत्य घर था।। कुए खोदने का श्रौजारघर, वीजघर, गोबाला श्रीर घांसघर, 
शौचालय आदि मकान वबनवाए गए। इन मकानों को बनवाने मे कोई बाहरी सहायता 
नही ली गईं। भीलो ने ही श्रम दिया और जगल की लकड़ी तथा पत्तों का उपयोग 
किया गया । स्वावलम्बन का ऐसा सुन्दर उदाहरण सम्भवत, कही भी नहीं मिल 
सकता । 

पाठशाला भवन को लताओ्रो से घेर दिया गया था । ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानो पाठशाला के चारो ओर श्ौर ऊपर लताए ही लताएं हो। वह एक विद्याल 
लताक्‌ँज जैसा प्रतीत होता था जिसमें वैठकर वर्मानी तथा उनके सहायक कार्यकर्ता 
दिन मे भील बालको को पढाया करते थे । भीलो की कताई के उद्योग तथा कपास 
श्रोटने भर पीजने की शिक्षा दी जाती थी । यही नही कपास की खेती करने की भी 
शिक्षा दी जाती थी और कपास का बीज बाटा जाता था । भील स्त्रियो को सुत कातने 
की शिक्षा दी जाती थी । साधारण लकड़ी की वस्तुए बनाने की शिक्षा, सुथारीशाला 
बढईगिरी में दो जाती थी। पश्मुपालन इत्यादि की भी जानकारी कराई जाती थी। 


8४ यदशोगायथा मरिक्यलाल वर्मा 


को युवक तथा प्रोढों की शात्राएं लगती थीं। श्रक्षर ज्ञान के साथ उन्हें स्तान करना 
घरीर की स्वच्छता आ्रादि की भी शिक्षा दी जाती थी । 

भील खेती पशुपालन तथा रहनसहन सभी में पिछडे हुए थे । खाद को सुखा 
कर नणप्ट कर देते ये । वर्मा जी ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गोबर को गडहे में. दाव 
कर साद बनाने का प्रचार किया। पशुप्रो की देखभाल भी भील ठीक से नही करते थे । 
पशुओं को श्रपने रहते के मकान में ही बाघते थे। आश्रम के कार्यकर्ताओं ने उन्हे परशुो 
को झादमियों के रहने के घरो मे न बांध कर दूर रखने तथा उनको ठीके से 
खिलाने पिलाने की शिक्षा दी। जहा तक खेती का प्रदइन था भील केवल वर्षा पर ही 
निर्भर रहता था इस कारण वर्ष से केवल एक फसल मक्का शअश्रथवा कूरबद्ठी आदि 
मोटे श्रनाज को ही पैदावार करता था। वर्मा जी ने भीलों को कुए खोदकर -ेहूँ 
कपास, तिलहन, आदि मूल्यवान फसलें उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। कुएं खोदने भ्रादि 
के लिए श्रौजार श्राश्नम से दिए जाते थे श्रौर श्रम भील स्वय करते थे। इस प्रकार उस 
क्षेत्र में पाच सी से श्रधिक कुएं खोदे गए । 


शराबबन्दी आन्दोलन : 


जव वर्मा जी ने देखा कि श्रव भीलों का विद्ववास उन्हें प्राप्त हो गया है तो 
उन्होंने शराववन्दी आन्दोलन चलाया । जहा भी भील जातीय भोज इत्यादि के अवसर 
पर एकत्रित होते वर्मा जी श्रपने बनाए शराब विरोधी गीतो के द्वारा उसके विरुद्ध 
प्रचार करवाते | श्रन्तत. उन्होने पालो की भील पंचायत से यह निश्चय करवा दिया कि 
छराब बन्द की जावे | क्योकि भीलो की पचायत बहुत सजीब हुढ सामाजिक संगठन 
था। उन पालो में शराववन्दी हो गई । 


दापा ओर सागड़ो: 


भीलों में कन्या विक्रय की भर्यकर प्रथा थी। वर ऋणी हो जाता थां शौर 
जीवन भर भ्राथिक दास बना रहता था। अपने साहुकार के यहा केवल रोटी कपड़े पर 
सेवा करता रहता था और क्योकि उसके पास इतना रुपया कभी जमा नही होता था कि 
महाजन का कर्ज चुका सके । वह श्राजीवन 'सागड़ी” दास के रूप मे महाजन की मजदूरी 
फ़रता रहता था। वर्मा जी ने पंचायतों के द्वारा इस प्रथा को भी बद करवाया । 


कार्येकर्ताश्रों का जीवन : 


वर्मा जी स्वयं और अपने सहयोगी कार्य कताश्रो से श्राश्नम की सेवा मावना 
के अनुरूप द्धी अपना जीवन रखने का आग्रह रखते थे। वे जिस किसी भी 
कार्यकर्ता को भ्रपने साथ सेवाकार्य करने को बुलाते थे वो उसको स्पष्ट बतला देते श्रे 
कि उसे वहां कष्टो का जीवन व्यतीव करना पड़ेगा । लेखक यहा उस पत्र को उदघत 
करने का लोम सवरण नही कर सकता जो उन्होने खादी कार्यकर्ता श्री हेमराज जी 
को लिया था। पत्र इस प्रकार था-« 


बशोगाया मारि्यलाल वर्मा है 


प्रिय भाई हेमराज--वन्दे 

आपने पांच वर्ष पृज्य महात्मा गाबी के झाश्रम मे रहकर खादी बी० ए० कर 
लिया है। धन्यवाद । श्रव आप मेरे पास चले शआ्रावे | हरिजनों श्रौर भीलो में काम 
करना है। 

आने जाने के खर्च श्रीर यहां भोजन के श्रलावा कुछ नही है । 

आपका 
माणिक्यलाल वर्मा 
कठिन साधना : 

वर्मा जी ने स्वयं अपने संस्मरण में एक स्थान पर लिखा है कि कार्यकर्ताश्रों 
को बुलाकर मैंने जगह जगह गांवों (भील पालो) में विठाया | हमने उस समय छात्रालय 
के बजाए स्कूल (पाठशालाए) ही स्थापित की । भील मकान इत्यादि तो श्रम से बना 
देते ये परन्तु मासिक चदा या सहायता कठिनाई से ही प्राप्त होती थी। (वर्माजी का 
लक्ष्य था कि सेवाकार्य जहां तक हो सके स्वावलंबी बने) परन्तु भील इतने निर्धन थे कि 
उनसे कुछ सहायता मिल नहीं सकनी थी उनके पास थोड़ी सी पहाड़ी भूमि खेती की “थी 
वे भ्रपनी उदरपूर्ति ही कठिनाई से कर सकते थे | श्रधिकाश भील कजंदार थे श्रतएव 
श्रम के अतिरिक्त उनसे श्रौर श्रधिक सहायता सिलना सभव नही था। 

“मुझे एक बात याद है जब केवल एक सी रुपया सहायता श्राई। हमारे 
कार्यकर्ता वारह थे शऔर उनके परिवार के सदस्य मिलकर उन्चास थे। सब को प्रति 
सदस्य दो रुपये देकर बचत से सस्था का दफ्तर चलाया” 
एक स्मरणीय घटना : 

यह २७ जून १६३७ की बात है । खडलाई पाल के भील श्राश्रम में सागवाढ़ा 
से वर्मा जी से मिनने चार मेहमात आ्रागए । उस दिन घर मे दो सेर श्राटे से श्रधिक 
था नही, वर्मा जी ने आश्रम में यह नियम वना दिया था कि कोई श्राश्रमवासी कोई 
चीज न तो उधार लेगा और न उधार दुकान द्वार से खरीदेगा । श्रीमती नारायणीदेवी 
कया करें घर में उस समय ग्यारह व्यक्ति पहले से ही खाने वाले मौज़ुद थे चार मेहमान 
ध्रौर आगए पंद्रह व्यक्तियों के लिए यथेष्ट श्राठा नही था । अ्रतएवं श्रीमती नारायणीदेवी 
ने खादी कार्यकर्ता श्री हेमराज को साथ लिया। वे दोनो थानाभाई भील के कुएं पंर 
गए । उसके खेत मे से खुखुरडी * के नरम नरम पत्ते चुने । उन्हे घोकर श्रौर उबाल कर 
पीस कर भाटे के साथ गद दिया और उसकी रोटियां बनाई |जब सब लोग भोजन 
करने बैठे वर्मा जी ने हेमराज जी से कहा हेमराज जी नारायणी देवी को वुलावो यह हरी 
हरी रोटियां बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं उन्हें कसे बनाया हैं। स्नेहलता सत्यवती 
सुशीला और सुमित्रा पुत्रियों ने भी वर्मा जी की वात का समर्थन किया कि रोटियां 
बहुत स्वादिष्ट बनी है। नारायणीदेवी जी श्राई हसकर बोली कि आटे की कमी होने 


* छुरखंडी एक प्रकार की जंगसी घास 


&३ पशौगाथा मारिक्यलास वर्मा 


आरंभ में जहा वर्माजी ने अपना श्राश्रम स्थापित किया था वहा श्रासपास 
कोई कर्म नही था | स्नान करने भर पीने का जल तीन चार मील को दूरी पर एक 
क॒श्रा था वहा से लाना पडता था। प्रात.काल होते ही श्राश्रमवासी शौचादि के लिए 
जगल में चले जाते और वहा से कुए पर जाकर स्नाव इत्यादि से निवृत हो 
जल भरकर सर पर मटका रख कर लाते थे । 


श्रीमती नारायणी देवी कये से जल भर मटका सर पर रख आधी दूर लाती 
वर्मा जी वहा उनसे मटका ले लेते, वे फिर कुये पर दूसरा मठका भरने के लिए चली 
जाती जब तक वे दूसरे मठके को भरकर आधे मार्ग में पहुँचती वर्माजी घडे का पानी 
बतंनो मे भर कर खाली मटका लेकर उनसे आधे रास्ते मे मिल जाते और भरा मटका 
ले जाते। एक वर्ष तक यही क्रम चलता रहा परन्तु इसी बीच घोरे धीरे श्राश्रम की 
पहाडी की तलह॒टी मे वर्मा जी ने कुत्रा खुदवाना आरंभ कर दिया था। भील श्रम 
करते । पक्का कुग्रा बन जाने पर जल का कष्ट नही रहा श्रौर समीप ही एक स्नानगृह 


भी बना दिया गया । परन्तु कुये से टेकरी पर स्थित आश्रम में पानी ले जाने का श्रम 
तो करना ही पडता था । 


वर्माजी ने केवल खड़लाई पाल में सेवाकार्य ही को सीमित नहीं रखा । 
खड़लाई के अतिरिक्त ग्यारह मील पला में उन्होने भीलसेया कार्य को फैलाया। 
ग्यारह भील पालो में ग्यारह पाठ्शालाए स्थापित की जहा भील बालको को शिक्षा दी 
जाती थी। उन ग्यारह भील पालो मे कपास की खेती को प्रारभ किया गया। कपास 
को ओटना पीजना तथा सूत कातना सिखलाया गया। भील बअ्रभी तक केवल मक्का 
उत्पन्न करते थे। उन्हे गेहूँ, कपास, तिलहन उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया । 
भील स्त्रियों को कपास ओटना पीजना श्रोर सृत कातना सिखलाया गया । चर्खे बनाने 
के लिए लकडी जगल से उपलब्ध हो जाती थी । 


सामाजिक सुधार कार्य : 


वर्मा जी ने केवल शिक्षण श्रौर खादी के कार्य से ही सतोष नही किया। 
भीलो में प्रचलित कुरीतियो से उन्हे सघर्ष करता था । भीलो मे शराव पीने तथा कन्या 
विक्रय की भयकर क्रीतिया प्रचलित थी। वर्मा जी ने उनके विरुद्ध प्रबल संघर्ष छेड 
दिया। वे रात्रि को भील पालो मे जाते । स्त्री पुरुषों की पहले से सूचना रहती वे 
एकत्रित हो जाते । वर्मा जी के गीतों को गाया जाता, वर्मा जी उनकी भाषा में ही 
उनको समभाते झौर उनसे शपथ लेते | वर्माजी ने देखा कि भील हनुमान की मूर्ति के 
सामने पाडे की वलि चढाते हैं। उन्होने भीलो को उसे बद कर. देने के लिए राजी कर 
लिया | वर्माजी की यह श्रभूतपूर्व सामाजिक सफलता थी । क्रमश भील वर्माजी से अपनी 


सारी समस्याओझ्रों के बारे में परामशे लेने लग गये । वर्माजनी उनकी समस्याओं का 
समाधान करते । 


बैशीगाया मारिक्यलाल वर्मा ६३ 


महाजनों से छुटकारा 

डूगरपुर राज्य मे भूमि का लगान ऐसे कुसमय मे वसूल किया जाता था कि 
उस समय भीलो तथा किसानों की फसल तेयार नही हो पाती थी जिसे बेच कर वे 
लगान चुका सकते । भ्रतएव उन्हे कमर तोड ऊँचे सुद पर महाजनों तथा साहुकारों से 
ऋण लेना पइता था । जब्र फसल तैयार होती श्रौर उनके पास पंसा शझ्राता तो वे शराब 
आदि अन्य सामाजिक ऊकृत्यो मे उसको व्यय कर देते । इसका परिणाम यह होता कि 
वे महाजन के दास वन जाते और महाजन उनका शोषण करता । राज्य मे उन महाजनो 
और साहकारा का प्रभाव था उनके वन्धु वाधव ही राज्य कर्मचारी तथा श्रधिकारी थे । 
अस्तु लगान वसूनी का समय जानबूक कर ऐसा रखा गया था कि किसान को लगाने 
चुकाने के लिए ऋण लेना पडे । 

वर्मा जी ने इस समस्या को हल करने की एक युक्ति निकाली । श्री भोगीलाल 
पॉडिया के द्वारा उन्होने डूगरपुर के कतिपय सन्नान्त व्यक्तियों से जिनकी इस प्रकार के 
सेवा कार्य से रुचि थी कुछ रुपया उचार लिया श्रौर भीलो को लगान चुकाने के लिए 
बांट दिया । फसल तेयार हो जाने पर उसको बेच कर उचित सूद के साथ यह रकम 
भर दी जाती | वर्मा जी की इस युक्ति से महाजनो को बहुत गहरी क्षति हुई श्नौर बहुत से 
भील उनके चग्रुल से छूट गए । 

पाठशालाओ में भील वालको को श्रक्षरज्ञान तो कराया ही जाता परन्तु 
साथ हो घगराब पीते, कन्या विक्रय आ्रादि क्रीतियो के विरुद्ध भी उन्हे बतलाया जाता। 
खेती की पैदावार को किस प्रकार बढाया जावे इसकी शिक्षा दी जाती और प्रत्येक भील 
परिवार को श्राम और महुआ के फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता । वर्मा जी ने देख 
लिया था कि उस क्षेत्र मे श्राम और महुझआ सरलता से फलता है श्रतएव इन फलो के 
वृक्षों को लगाने का उन्होंने खूब प्रचार किया । 

कहने का अर्थ यह कि खड़लाई पाल के धागड़ सेवामदिर श्राश्रम केन्द्र' से 
वर्मा जी ने उस विशाल भील क्षेत्र मे फैले हुए शभ्ज्ञान, दैच्यता, अधविश्वास तथा 
सामाजिक क्रीतियो के विरुद्ध युद्ध छेड दिया । 

इस कार्य के लिए उन्हे सहायको की आ्रावश्यकता पडी तो उन्होंने खोज खोज 
कर अपने सहयोगी जुटाये | श्रजमेर से उन्होंने दुर्गाप्रसाद चौघरी (वर्तमान संपादक तथा 
व्यवस्थापक नवज्योति तथा नवज्योति हैराल्ड) को बुला लिया । उनके अतिरिक्त 
श्री कल्याणजी विद्यार्थी ( भूतपूर्व मत्री राजस्थान विमुक्तजाति सेवक्सघ ), श्री स्वर्गीय 
गोरीगकर जी उपाध्याय, श्री चदू भाई जी, श्री रेवाशकर जी, खादी के कार्य के 
जानकार श्री हेमराज जी, श्री मदर्नाधह, थ्री भरुलाल और श्री गोवर्धनलाल मुख्य थे । 

सभी कार्यकर्ताओं के लिए स्वच्छु और हवादार भौपडे श्राश्नम में भीलो से 
बनवाए गए जिससे कि वे भी उस प्रकार के स्वच्छ तथा हवादार मकान अपने रहने के 
बनावें। 


पाठ्शालाओ में दिन में भील लड़के लडकियों को पढाया जाता था और रात्रि 


8९६ धशोगाया समारि]व्यलाल वर्मा 


से खुरखडी के पत्ते उबाल कर आाठे मे गू थ कर रोटिया बनाई हैं । 

खडलाई में भीलसेवा काये का जैसा ऊचा मानदड वर्मा जी ने स्थापित किया 
था उसकी एक भलक लेखक को भी तब देखने को मिली थी जब वह वर्मा जी से उन्ही 
दिनो मिलने के लिए खड़लाई आया था। कभी कभी लेखक यह सोचने लगता है कि 
झ्राज से पचास सो वर्ष के उपरान्त समवत कोई व्यक्ति यह विश्वास ही नही कर सकेगा 
कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था जिसने अपरिग्रह की चरम सीमा को स्वीकार कर अपने 
परिवार और सहयोगियो को देश की सबसे अधिक निर्घन उपेक्षित श्रीर पीड़ित 
श्रादिवासी समुदाय की सेवा मे इस प्रकार भोक दिया था। देशसेवा की बह पावन 
गंगा श्राज भ्रवसरवादिता, भ्रष्ठाचार, श्रौर पदलोलुपता के दूषित जल से भरे गन्दे 
नालो के मिलने से दूपित हो गई । 


हृदय विदारक शोकपूर्णो दुर्घटना : 


वर्मा जी ने जिस साधना श्रौर त्यागमय जीवन को स्वीकार कर भीलसेवा में 
झपने तथा श्रपने परिवार को भोक दिया था नियति केवल उससे ही संतुष्ट नही थी । 
बहु उनकी अधिक कठोर और क्र,र परीक्षा करना चाहती थी। वर्माजी का छोटा पुत्र 
प्रुरेन्द्र वर्मा जो केवल तीन वर्ष का बालक था श्रस्वस्थ हो गया । जब उसको दशा 
चिन्ताजनक होगई तो श्रीमती नारायणी देवी को लेकर वर्मा जी सागवाड़ा आए। 
सागवाडा मे भो चिकित्सा की कोई सत्ोोपजनक व्यवस्था नहीं थी। साधन ओर 
सुविधाओं का नितान्त अभाव था। सुरेन्द्र वर्मा की दशा गिरती ही गई। जानकार 
व्यक्तियों ने ववतलाया कि यदि ब्राडी (शराव) मिल जावे तो बच्चे का जीवन बच 
सकता हैं। वर्मा जी घर घर गए पर ब्राडी नही मिल सकी । बालक की दशा बिगड़ रही 
थी श्रन्त समय निकट श्रा रहा था । श्रीमत्ती नारायणी देवी का मातृ हृदय अत्यन्त व्यथित 
झोर शोकग्रस्त हो उठा। वर्मा जी समझ गए कि नारायणी देवी यह आघात सहन 
नही कर सकेगी । उन्होने चन्दू भाई से कहा सुरेन्द्र को नारायणी देवी की गोद से तुम 
ले लो। चन्दू भाई ने बालक को गोद मे ले लिया। उपचार श्पधि के श्रभाव मे वालक 
सुरेन्द्र चिरिनिद्रा मे सो गया। नारायणी देवी पर वज़प्रहार हुआ वे शोकातुर हो 
उठी। वर्मा जी के मन पर भी गहरा आघात लगा परन्तु जीवन तो दूसरो की सेवा 
करने के लिए भ्रपेण था । खडलाई का कष्टमय कठोर साधनामय और जोखिम से भरा 
जीवन उनको पुनः बुला रहा था। सेवा के उस यज्ञ मे उन्होने अपने पुत्र की श्राहुति 
दे दी फिर भी वे विचलित नही हुए । साधारण व्यक्ति सम्मवत पुन ऐसे क्षेत्र मै वापस 
न जाना चाहता । परच्तु वर्माजी एक दूसरी ही घातु के वने थे। यह दुखद घटना 
उन्हें श्रपे पथ से विचलित न कर सकी, वे श्रीमती नारायणी देवी के साथ खड़लाई 
झागए भौर भीलो के सेवाकाय्य मे अपने शोक को भुलाने का प्रयत्न करने लगे । 
खड़लाई की श्नोर देश का ध्यान आकर्षित हुआ : 


श्रभी घक खड़लाई में तो सेवाकार्य ही हो रहा था परन्तु घीरे धीरे इस 


बसौगाय! मारिक्यलाल वर्मा 8७ 


प्रनोसे शौर तेजस्वी सेवायश की सुरभि फैलने लगी प्ौर लोगों का ध्यान उस शोर 
गया। खड़लाई के आश्रम को देखने के लिए श्री लक्ष्मीदास भाई सेठ भील सेवामंडल 
गुजरात के उपाध्यक्ष खड़लाई श्राए । सागवाडा से उन्होंने वैलगाडी की और बेलगाड़ी 
द्वारा वे खडलाई पहुचे | वहा वे रहे उस सेवा के महान यज्ञ को भली भाति देखा । 
बारीकी से उसकी छानवीन की । उन्होने जो कुछ देखा वे श्राइवर्य चकित रह गए। 
इतने अल्प साधनो से ऐसा बडा काम हो सकता है यह उनकी कल्पना के बाहर की बात 
थी, भोर न उन्होने वसा कार्य कही देखा ही था | उन्होने जाकर स्वर्गीय ठक्कर बापा 
को रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट को सुन कर भीलो के श्रति श्रसीम ममता रखनेवाले 
ठवकर बापा रुक नही सके वे गुजरात से चलकर खडलाई श्राए भौर वर्माजी के भील 
सेवाकार्य को देखा | ठवकर वापा खडलाई मे जो कार्य हो रहा था उससे इतने अधिक 
संतुष्ट हुए कि उन्होने भीलकार्य को भी हरिजन सेवाकार्य मानकर हरिजन 
सेवकर्मंघ से उदार सहायता दिलवाई। वे खडलाई के कार्य से इतने श्रधिक प्रभावित 
हुए कि उन्होंने सेठ घनश्थामदास बिरला से भी उसकी प्रशसा की श्रोर श्री विरला ने 
भी इस कार्य के लिए सहायता प्रदान की । बाद को जब श्री भागीरथ कानोडिया ने भी 
रामनारायण चौधरी के कलकत्ता जाने पर इस कार्य के लिए सहायता भिजवाई थी । 
टक्कर वापा तो खड़लाई के कार्य से इतने प्धिक सतुष्ट श्रौर प्रभावित हुए कि तीन बार 
खडलाई जैसे दुर्गंम स्थान पर यात्रा का कष्ट भुगत कर पहुँचे । इसमे तनिक भी सदेह 
नहीं कि खडलाई मे जो भील सेवा कार्य वर्माजी के सक्रिय श्रीर तेजवान नेतृत्व में हुआ 
बह कई अर्थो मे अनोखा और भव्य था । 
वर्मा जी की पीड़ा : 
जहा भीलसेवा कार्य का फल थश्रा रहा था। भीलो में खडलाई श्राश्रम के 
कार्यकर्ताओो के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया था। उनकी श्राथिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों मे सुधार के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे, भीलो मे शिक्षा की श्रभिरुचि 
बढ रही थी, वहा वर्माजी को पग पग पर राज्य द्वारा भीलो का जोपण श्रौर उत्पीडन 
भ्रतरता था। उनका मन पीडा से भर जाता था। राज्य श्रादिधासियो का बुरी तरह 
शोषण करता था वेगार कर का स्वरूप वहा और भी झ्रधिक भयकर और क्रूर था । खेत 
में हल चलाते हुए किसान को पुलिस का पाच सर्पए पाने वाला सिपाही बेगार मे अपने 
सामान को उठाकर ले चलने के लिए बुलाता तो उसे बैलो को जुता खेत मे छोड कर 
झ्राना पडता था उसकी स्त्री को वेगार मे जाना पडता । मजदूरी देना तो दूर रहा 
उसको खाना भी नहीं दिया जाता था। कभी कभी भीलो को पीटा भी जाता था। 
वर्माजी का शौय जाग उठा | वे सोचने लगे कि क्‍या यह उचित है कि रचनात्मक 
कार्यकर्ता इस अस्याचार को चुपचाप देखते रहे और भीलो को इस अत्याचार सहन न 
करने की प्रेरणा भी न दे । 
डुगरपुर राज्य मे उस समय ग्राश्रम द्वारा वारह केन्द्र चल रहे थे। वर्माजी 
ने सभी रचनात्मक कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओं को बुलाया। उनसे परामर्श किया 


हद पशोगाया मारिक्यलालस वर्मा 


कि क्या बेगार तथा अन्य भअत्याचारों की ओर से रचनात्मक कार्यकर्ताश्रो का उदासीन 
रहना उचित है | वर्मा जी की मान्यता थी कि भीलो को अत्याचारों को न सहन करने 
की प्रेरणा देना रचनात्मक कार्येकर्ताश्रों का क्तंब्य होना चाहिए। श्रन्‍्य कार्यकर्ता भी 
वर्मा जी से सहमत हो गये। अब वर्मा जी तथा उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने भीलो 
को सलाह देना शुरू कर दी कि उन्हे वेगार देने से साफ इन्कार कर देना चाहिए | 
इसका परिणाम यह हुआ कि उन क्षेत्रों मे जहा वर्मा जी रचनात्मक कार्य कर रहे थे 
वहां के भील वेगार देने से इन्कार करने लगे । डूगरपुर राज्य सरकार चोकन्ती हुई । 
महारावल समझ गए कि यह वर्मा जी के रचनात्मक कारये का प्रभाव है अतएवं उन्होने 
वर्माजी से कहलाया कि वे डू गरपुर से बाहर चले जावे । कहा तो यह गया कि भारत 
सरकार का विदेशी विभाग इस कार्य को सदेह की इृष्टि से देखता है परन्तु वास्तविकता 
यह थी राज्य वर्माजी के कार्य से चौकन्ना हो गया था । वह नही चाहता था कि वे 
हा रहे । अब वर्माजी के सामने यह प्रइन था कि या तो संघर्ष किया जावे प्रथवा क्षेत्र 
को छोड दिया जावे | बात यह थी कि जन्न वर्मात्री डू गरपुर में बंठे थे तो वहां केवल 
रचनात्मक कार्य करने की दृष्टि से ही बंठे थे कोई राजनीतिक सघर्ष का लक्ष्य उनके 
सामने नही था। वहा रचनात्मक कार्य करते समय भीलो पर होनेवाले श्रत्याचारो को 
देख कर उनकी पीडितो के प्रति सहज सहानुभूति जागृत हो गई और उन्हें यह विचार 
उद्वलित करने लगा कि रचनात्मक कार्यकर्ता उनके उत्पीडन की ओर से उदासीन रहे 
यह उचित नही है । परन्तु रचन त्मक कार्यकर्ता की बेडी उनके परो में थी, उन्हे उसकी 
मर्यादा का भान था। जिन मित्रो का सहयोग श्रौर सहानुभूति वर्माजी को प्राप्त 
था जो उनके कार्य मे सहायक थे उनमे से कुछ महारावल के विश्वासभाजन भी थे। 
उनका भी यही परामर् हुझा क्रि वर्मा जी को क्षेत्र छोड देना चाहिए । वर्मा जी संघर्ष 
खड़ा करके उन मित्रो तथा रचनात्मक कार्यकताश्रो के लिए कठिनाई उपस्थित नहीं 
करना चाहते थे । सबसे बडा कारण यह था कि ऐसा करने से जो कार्य भीलो में हो 
रहा था उसको धक्का लगता। अतएव हू गरपुर का भीलसेवाकार्य श्री भोगीलाल 
पाडया को सौव कर वर्माजी ने टू गरपुर छोड दिया । ह॒ 
श्री भोगीलाल पाडया यद्यपि उस समय हू गरपुर हाई स्कूल मे श्रध्यापक थे 
परस्तु वे सार्वजनिक कार्यो मे रूचि लेते थे भौर यथाशक्ति सेवाकार्यों में सहयोग देते 
थे। उन्हें साधारणजन का श्रादर और विश्वास तो प्राप्त था ही महारावल को भी 
उनका विश्वास था। श्स्तु वर्माडी ने डू गरपुर का कार्य पाडया जी के सुपुर्दे कर दिया । 
इसका एक अच्छा परिणाम यह हुम्ना कि वह सेवाक्रार्य समाप्त नही हो गया वह चलता 
रहा। स्वर्गीय श्री गौरीशकर उपाध्याय, चब्दू भाई जिन्हे वर्माजी ने राजकीय 
सेवा से त्यागपत्र दिला कर रचनात्मक कार्य मे आर्काषत किया था तथा श्रन्य कार्यकर्ता 
उन्हें वर्माजी ने तैयार किया था वे उसी क्षेत्र में सेवाकाये करते रहे । उन तीन वर्षों 
में वर्माजी ने जो कार्य श्रारम्भ किया था वह चलता रहा । श्राज भी राजस्थान सेवा 
संघ के तत्वावधान में वह कार्य चल रहा है। यद्चवि वर्मा जी इंगरपूर से चले आए 


बशोगाया मारिक्पलाल वर्मा ९8 


परन्तु उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप कार्यकर्ताओों पर रही और उस क्षेत्र के आदिवा- 
सियो पर उनका अमिट प्रभाव रहा | अपने जीवन के अन्तिम दिनो तक उन्तका वहा 
के कार्यकर्ताओं से घनिष्ट सम्बन्ध था वे वर्माजी से मार्यदर्शश और प्रेरणा लेते थे। 
भ्राज जो व गछ क्षेत्र के सावैजनिक जीवन में विभिन्‍न दिशाओं में कार्य करनेवाले 
कार्यकर्ता हैं फिर चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र मे काम कर रहे हो अथवा रचनात्मक क्षेत्र 
में सब्यय हो वे सभी वर्माजी के द्वारा अनुप्राणित हुए है। उन्होने वर्माजी से केवल 
प्रेरणा टी नही सेवा की दीक्षा झभौर प्रशिक्षण प्राप्त किया है । 
खड़लाई की यात्रा : 
लेखक उन दिनो मेवाड छोड कर बरेली कालेज मे श्रर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद 
पर कार्य कर रहा था जबकि वर्माजी खड़लाई में बैठकर भीलो में कार्य कर रहे थे तो 
एक बार वर्माजी से मिलने खडलाई आया था परन्तु जबकि वह इस पुस्तक को लिखने 
के लिए सामग्री एकत्रित कर रहा था तो एक वार पुन स्थान को देखने की इच्छा हुई 
जहा बंठ कर वर्मा जी ने उस सेवायज्ञ का अनुष्ठान किया था। १५ सितबर १६७० 
को श्रीमती नायायणी देवी के साथ जब वहा लेखक पहुचा तो एक के बाद दूसरे चित्र 
उसके सामने आते श्लोर श्रोमल हो जाते । जब लेखक उस स्थान पर पहुंचा जहां वर्मा 
जी रहते थे श्राज वहा केवल एक भोपडा भर थेष है तो उसके मन मे यह विचार उठ 
रहे थे कि कैसा अद्भुत था वह व्यक्ति जो आज से पैतीस वर्ष पहले हिसक पशुओ शेर 
चीतो और देवदार के सघन वनो से भरे हुए गमानागमन के साधनों से सर्वेथा शुन्य उस 
बीहड ध्ौर भयावने स्थान में सेवा की घुनी रमा कर वैठा था। जहा उस दिन भी 
पहुचने में हमें कई बार घुटनेधुटने जल मे होकर पंदल चलना पडा था। वहा श्राज से 
पैतीस वर्ष पहले की स्थिति क्‍या रही होगी प्राज उसकी कल्पना कर सकना भी सभव 
नही है। यह देखकर मन को पीडा हुई कि उस स्थान की कोई ठीक देखभाल नही हो 
रही है। उस क्षेत्र के सरपच साथ थे। श्रीमती नारायणी देवी तथा मैने उनसे कहा कि 
इस स्मृतिचिक्त की रक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए | सूर्य अस्ताचल की श्रोर 
श्रग्तर हो रहा था अ्रंधकार में उस वीह॒ड प्रदेश मे जीप के लिए भी मार्ग सुगम नही था 
अतएव मन ही मन स्थान को नमस्कार कर चल पडा | कया ही श्रच्छा हो कि वहा एक 
स्तम्भ वर्माजी की स्मृति में खड़ा किया जा सके । 


शध्चतद् छठा 
स्तेव्वाज् प्राजास्पंज्डल्छ 


जव वर्माजी खडलाई (डू गरपुर) मे बैठकर भीलो मे सेवाकार्य कर रहे थे 
तो राजनीतिक कार्य न करने का न॑तिक वधन उन्होंने स्वीकार कर लिया था। हे 
यह थी कि जब हू गरपुर महारावल ते भील सेवाकार्य के लिए भ्रनुमति दी थी तो उन्हें 
एक प्रकार से यह वचन दे दिया गया था कि कायेकर्ता शुद्ध रचनात्मक कार्य ही करेंगे 
वे राज्य की राजनीति से दूर रहेगे अतएवं डू गरपुर में भोल सेवाकाये करते हुए वे 
राजनीतिक हलचल से दूर रहे । यो भी उस समय इ गरपुर में कोई राजनीतिक संगठन 
अथवा हलचल नही थी । 

परन्तु वर्मा जी ज॑से क्रातिकारी विचारो के व्यक्ति का अन्तर राज्य के शत्या- 
चारो तथा निरीह प्रजा के शोपण को देखकर पीडा से भर जाता था। जब वे देखते 
कि अपने खेत में काम करते हुए किसान को पुलिस अथवा रेवन्यू विभाग के निम्नकोटि 
के कर्मचारी वेगारो मे पकड ले जाते, उसका खेत श्राधा जुता पडा रहता, सर्दी श्रोर वर्षा 
में उस पहादी और सघन वनो से श्राच्छादित प्रदेश मे जहा कोई अच्छे मार्ग नही थे 
वरसाती नालो पर कोई पुल नही थे हिंसक जस्तुओं से भरे प्रदेश में रात्रि के समय 
अधनगा आर भूखा ग्रामीण राजकर्मचारी के सामान को सिर पर उठाकर जाता था 
और तनिक भी सेवाकार्य मे भूल या त्रुटि होने पर उसे ताडना और अ्रपशब्द सुनने को 
मिलते, निर्धन प्रजा पर करो का भारी बोक लादा जाता उसक्ते कल्याण के कोई कार्य 
नही किए जाते तो वर्मा जी का अन्तर रोप से भर जाता परन्तु वे विवश थे उस श्रन्याय 
शोर भ्रत्याचार तथा झोपण का प्रतियार करने के लिए वे उस्चे नैतिक वधन के कारण 
जिसे उन्होंने रचनात्मक वार्य के सदर्भ मे स्वीकार कर लिया था कुछ कर सकने मे 
असमर्य थे । 

उनके अन्तर में रह रह कर यह विचार उठता कि यह रचनात्मक भील 
सेवाकार्य ठोक उसी प्रकार है जैसे कि एक श्त्यन्त जीर्ण वस्त्र में जो जगह जगह फट 
गया है पैंवद लगाना उसका कोई स्थायी लाभ नही हो सकता । क्योकि एक स्थान पर 
पंबद लगा भी दिया तो वस्त्र दूसरी जगह पर फट जावेगा आवश्यकता तो इस वात की 
है कि वस्त्र को ही गदल दिया जावे । नया वस्त्र तैयार किया जावे । क़मश. उनके मन 


पशोगाया मारिक्यलाल वर्सा ०१ 


में यह घारणा हृढ होती जा रही थी कि पिछड़े श्रौर निर्धन वर्ग की समस्याएं वास्तव 
में तभी हल हो सकती है कि जब राज्य सत्ता मे आमुल परिवर्तन हो, शासन सत्ता प्रजा 
के हाथ में अबवि। हंगरपुर के भीलों मे सेवाकार्य करते हुए भीलो पर होनेवाले 
झत्याचारों को देखकर उतके मन को यह विचार उद्वेलित करने लगा कि रचनात्मक 
कार्यकर्ता को उनके उत्पीडन की और से उदास रहना उचित नही है, ओऔरु उस सबका 
एक सात्र उपचार यह है कि शासन सत्ता जनता के हाथ में भ्रानी चाहिए। अतएय 
प्रत्येक रचनात्मक कार्यकर्ता को जो कि पिछडी मानवता की सेवा कर उनके कल्याण के 
लिए प्रयत्तनशील है उसका करतंव्य हे कि वह उस बात के लिए प्रयत्नशील हो कि 
राजनीतिक सधर्प के द्वारा शासन सत्ता पर जनता का अधिकार हो । 
अस्तु जब वर्माजी को अनिच्छापूर्वक महारावल के दवाव के कारण और श्रपनी 
नैतिक सीमा क कारण हू गरपुर छोड़ना पड़ा तो उनके सामने यह प्रश्न एक गम्भीर 
चुनौती के रूप में खड़ा हो गया । विजोल्या आन्दोलन का उन्हें श्रनुभव था। वे 
जानते थे कि मजदूरों अथवा कसानों को उनके आशिक प्रश्नो को लेकर सगठित किया 
जा सकता है और श्रावश्यकता हो तो राज्य, जागीरदार अथवा पू जीपति के विरुद्ध 
संघर्ष भी किया जा सकता है। अवश्य ही इन सघर्षो के द्वारा शोपितों और पीडितो को 
सर्वताधारण को अपने झ्ाथिक हिंतो को रक्षा क्रे लिए सगठित कर देने से उनमें 
स्वाभिमान आ्रात्म-विग्वास जाशत हो जाता है, वे अ्रन्याय और अत्याचार को सहन न 
कर उसके विरुद्ध खडे होते है परच्तु इसमे भी शासन सत्ता को जनता के श्रत्रिकार मे 
नही लाया जा सकता । अन्तत इस प्रकार के सघर्षो का परिणाम भी यही आता है कि 
उसी शासन सत्ता से समझौता किया जावे जो शोषण और उत्पीडन को जन्म देती है। 
सत्ताधीश इस प्रकार के सघर्पों के सामने थोडा भुक कर समभोता कर लेते है श्रोर 
शोषितो को कुछ सुविघाए दे देते है परग्तु श्रनुकूल अवसर श्राने पर पुनः शोषण की 
पुनरावृत्ति द्वीती है श्रीर पुन. सघर्ष करना पड़ता है । 
अरब वर्माजी के मन मे यह विचार हृढ हो गया कि श्राथिक प्रदइनो को लेकर + 

पझ्रान्दोलन अथवा संघर्ष करना भ्रथवा सेवाकार्य करने का एक सीमा तक ही लाभ और 
महत्व है वह समस्या का स्थायी हल नही है । सर्वसाधारण की समस्याश्रो का स्थायी 
हल तभी निकल सकता है कि जब सत्ता पर जनता का अश्रधिकार हो । श्रतएव जनता 
की सीधे राज्यसत्ता को अपने झ्रावकार में लेने के लिए ही सगठ्त करना चाहिए । 
प्रस्तु उन्होने अपनी सारी शक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन को तीत्र ओर सबल बताते में लगाने 
का निदचय किया । अजमेर मेरवाडा देशी राज्यों के मध्य मेस्थित था। ए जी. जी. 
प्रजमेर मे रहता था राजस्थान के समस्त देशी राज्यों का शासन सूत्र वह्म से हो सचालित 
होता था और वह मेवाड़ की सीमा से सटा हुआ था । अतएव वर्माजी ने निईुचय , 
किया कि वे अभ्रजमेर में रहकर राजनीतिक कार्य करेंगे और राष्ट्रीय श्रान्दोलन को 
तेजवान और प्रभावशाली बनावेंगे और उसके द्वारा फ़मश, अन्य राज्यों श्लौर विशेष- 
कर मेवाड़ मे उत्तरदायी शासन के लिए जनमत तंयार करेगे। यही कारण था कि 


१०२ पंशोगाया मारिक्यलाल धर्भा 


भील सेवा कार्य से मुक्त होने पर वे डूगरपुर से सीधे श्रजमेर श्राए । 
अजमेर श्राफर वर्माजी को गहरी निराशा हुईं। जब वे अ्रजमेर के राष्ट्र- 
कमियों से मिलि और उन्होने अपने त्रिचार उनके सामने रखे तो उन्हे यह देखकर आाइचय॑ 
' और पीड़ा हुई कि स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताश्रों ने उनका स्वागत नही किया। वे 
उनकी ओोर से अत्यन्त उदासीन हो गए। आरमभ में वर्माजी इस उदासीवता का 
कारण नही समझ सके परन्तु ब द को उन्हे उसका कारण ज्ञात हो गया | वे समझ गए 
कि स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता उनका वहा रहकर राजनीतिक कार्य करना पसंद 
नहीं करेगे | वात यह थी कि १६३५ के उपरान्त ब्रिटिश प्रान्तों में उत्तरदायी शासन 
स्थापित हो गए थे । प्रान्तो में काग्रेतत सरकार स्थापित हो चुकी थी। अजमेर मेरवाड़ा के 
राजनी दिक कार्यकर्ता जानते थे कि आगे पीछे अजमेर मेरवाड़ा में भी शासन सत्ता जनता 
के प्रतिनिधियों के हाथ मे श्रानेवाली है अस्तु उनकी दृष्टि निकट भविष्य में आनेवाली शासन 
सत्ता पर टिकी हुई थी | वे वर्माजी के क्रिसानो मजदूरों तथा पिछड़े बर्गों के विश्वास 
को सहज ही प्राप्त कर सकने की अदभुत क्षमता और चमत्कारी व्यक्तित्व को जानते थे । 
बे वर्माजी जैसे प्रभावशाली प्रतिद्वन्दी को श्रजमेर मेरवाडा मे जमने नही देना चदते थे । 
अनच्तु वर्माजी को श्रजमेर मे स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं से केवल उदासीनता ही 
नही मिली वरत उनको यह भी ज्ञात हो गया कि यदि उन्होने अजमेर भेरवाड़ा में 
राजनीतिक कार्य करना आरंभ किया तो उन्हे उनके विरोध का भी सामना करना होगा 
अ्रस्तु उन्होंने अजमेर में बेंठने का बिचार छोड़ दिया | भेवाड मे उनके प्रवेश पर निषेध 
- थ्राज्ञा थी अस्तु उन्होंने कोटा मे बंठने का विचार किया। इस दृष्टि से परिस्थिति का 
सिहावलोकन करने के लिए वे कोटा गए परन्तु वहा भी स्थानीय राजनीतिक कार्य कर्त्ताश्रो 
की घोर उदासीनना तथा विरोध ही मिला । 
वर्माजी के हृदय में इस कटु अनुभव के बाद घोर मथन चला। उन्होने सोचा 
कि अन्य किसी राज्य ब्रिटिश शासित प्रदेश मे बैठना व्यर्थ है। वेसा करने से अपनी 
शक्ति व्यर्थ के श्रापसी कार्यकर्ताओं के कलह में नष्ठ हो जावेगी, लक्ष्य और उद्देश्य पीछे 
छूट जावेगा, श्रस्तु उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि बिना राजज्ञा के ही मेवाड़ में 
बंठकर कार्य करेंगे । पर तु वे सततंकृता श्रौर साधनो से आगे बढ़ना चाहते थे श्रतएव 
उन्होने सोवा कि पहले रचनात्मक करर्य के बहाने मेवाड़ मे बँठा जावे और सहयोगियों 
को इकट्ठा कर तथा जनमत तंयार कर राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग को 
लेकर जनता को सगठित किया जावे । अ्रतएवं वर्माजी मेवाड के तत्कालीन प्रधान 
मत्री श्री घर्मनारायण से मिले उन्होने उन्हे रेवेन्यू मिनिस्टर श्री कमलाकर के पास 
भेज दिया । श्री कमलाकर रेवेन्यू मिनिस्टर ने उनसे कहा कि यदि वे राज्य के 
तंत्र के द्वारा रचनात्मक कार्य करने को तंयार हो तो राज्य उन्हें सात सौ रुपए का 
ऊचा वेतन तथा हजारो रुपये का वजट रचनात्मक काये के लिए दे सकता है । 
राज्य वर्माजो को खरीदना चाहता था। मेवाड की सरकार वर्माजी के प्रभाव तथा 
सावारणजन को संगठित कर उनका विश्वास प्राप्त कर सकने की झपूर्वे क्षमता 


पशोगाथा मारिक्यलाल वर्मा १०३ 


को जान गई थी । संभवत. मत्रीगण यह भी जानते थे कि अन्तत वर्माजी के रचनात्मक 
' कार्य का परिणाम जनजागरण के रूप मे प्रगट होगा अस्तु यदि वर्माजी को राज्य के 
तत्र का एक पूर्जा बनाया जा सके तो निक्रठ भविष्य मे राज्य के निरकुण शासन को 
चुनौती देनेवाला कोई नही है। परन्तु भला जो पीडिनो और जगोषितो की सेवा करने 
के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर चुका था, श्र जीवन जिसने देशसेवा की दीक्षा ले 
लौ थी वह राज्य का दलाल कंसे बन सकता था। वर्माजी ने श्री कमलाकर रवेन्यू 
मिनिस्टर के प्रस्ताव को ठ्ुकरा दिया। वारपब में याद देखा जाय तो यह श्रत्यन्त श्राकषेक 
प्रलोभने था । रचनात्मक काये करने का गौरव और यज्ञ भी प्राप्त होता श्रीर श्राथिक 
कष्ट भी नही रहता परन्तु जन्मजात क़रान्तिकारी विचारों के पोपक और विद्रोही वर्माजी 
राज्य के उस जाल में नही फसे । 
प्रव वर्माजी ने समझ लिया क्रि राज्य रवतत्रतापृर्वक रचनात्मक कार्य भी 
करने देना नही चाहता । राज्य कोई ऐसा कार्य नहीं करने देगा जिससे जनसाधारण में 
राणनीतिक चैतन्य तथा जागरण उल्यन्न होने की सभावना हो। अवएवं वर्माजी ने 
निर्णय कर लिया कि र।ज्य से सीधी राजनीतिक टक्कर लेनी होगी । 
मेचाड प्रजामडल की स्थापना के सबंध से स्वयं वर्माजी ने अभ्रपत्ते सस्मरण मे 
लिखा है :-+ 
४ डू गरपुर से मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध हटना पडा। मेवाड के श्रधिकारियो 
ने जब मुझे रचनात्मक कार्य स्वततव्ापूर्वक नही करने दिया तो अ्रधिकारियो की 
इस मूर्खता के कारण मुझे निर्णाय करना पडा कि मेवाड 9जामडल कायम किया जावे 
झ्ौर इस सामन्तशाही के विरुद्ध जोरदार सघप्ष किया जावे । 
इसलिए मैं अजमेर चला आया और डूूगरपुर सेवासध से प्राप्त एक 
साइकिल पर सारे मेवाड का दौरा क्रिया शोर मेवाड प्रजामडल की हवा पंदा की ”? 
- म!णिक्यलाल वर्मा 
वर्माजी के पास इतने बडे कार्य के लिए कोई साधन नही थे | उन्हे किसी बड़े 
राजनीतिक नेता का जिसका अखिल भारतीय व्यक्तित्व हो न तो ग्राशीर्वाद ही प्राप्त था 
झौर न सहारा ही धा जो उन्हे कही से सहायता मिल सकती । उनका किसी सार्वजनिक 
सस्या से भी सवध नही था जिससे उन्तको कतिपय सहयोगी कार्यकर्ता मिल सकते । 
वर्माजी का नाम उस समय राजस्थान के बाहर के अधिकाण लोग नही जानते थे अ्रतए व 
उनका क्रिस्ती राष्ट्रीय. विचार वाने उद्योगपति से घनिष्ठ परिचय भी नटी था जो उन्हें 
इस कार्य के लिए उससे सहायता मिलती । गावी विचारधारा के लोग देशी राज्यो मे 
संघर्ष के अधिक पक्षपाती नहीं थे। मेवाशे लोग बम्बई, कलकत्ता, मदरास आदि 
व्यापारिक ओर ओद्योगिक केन्द्रों मे भी व्यावार आदि नहीं करते थे जो उनमे कुछ 
ग्राथिक सहायता मिल सकती आर उनको मेवाड प्रजामडल के लिए समर्थत मिलता । 
किसी भी राजनीतिक सगठन या आन्दोलन को चलाने के लिए तीन बातो की 
प्रावश्यकता होती है (१) पत्र तथा प्रचार करने के साधन (२) उत्साही और निष्ठावान 


“८७. 


मर पशौगाया माशिवदलाल वर्मा 


कार्यकर्ताओं की टोली (३) श्रौर अर्थ । परन्तु वर्माजी के पास इच तीनो साधनों मे से 
एक भी साधन उपलब्ध नही थे । वे साधनहीन तथा पूर्णा रूप से एकाकी थे। उनकी 
स्वय की आर्थिक स्थिति श्रत्यन्त दयनीय थो । उनके पास स्वय यात्रा करने तथा पत्र 
व्यवहार करते के लिए भी आर्थिक साधन नहीं थे। उनके पास कोई कार्यकर्ता श्रथवा 
सहायक नही था । 

उसी समय जबकि उनका विचारमंथन चल रहा था तो एक हृदयविदारक 
घटना घटी | वर्माजी का ज्येप्ठ पुत्र जिसकी आयु श्रठारह वर्ष की थी जो काशी विद्या- 
पीठ में विद्या अध्ययन कर रहा था श्रौर अत्यन्त होनहार था काणी से श्राया हुआ था 
उसको बेरी वेरी रोग होगया। वर्माजी के पास चिकित्सा उपचार कराने के साधन 
भी नही थे। क्योकि उनकी आाथिक स्थिति अत्यन्त जोचनीय थी। उचित चिकित्सा 
तथा उपचार के अ्रभाव मे उसकी मृत्यु होगई । जो किसी ऊचे भर महान उदंइय या 
लक्ष्य के लिए अपने जीवन को समवित कर देते है, भगवान उनको कठोर परीक्षा लेता 
है। वर्माजी की यह कठोर परीक्षा थी । 

वर्माजी नितास्त एकाक्ी और साधनहीन व्यक्ति थे, ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो 
चुकी थी । इस दारुण आघात ने हृदय को मर्माइत कर दिया था, श्रीमती नारायणी 
देवी ने एक शिक्षु को जन्म दिया था नवजात शिशु केवल पन्द्रह दिन का था। घर की 
प्राथिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी, नारायणी देवी जी की देखभाल करनेवाला कोई 
नही था परन्तु यह सारी कठिनाइया श्रोर विपत्तिया वर्माजी को श्रपने सकलप से न 
डिगा सकी । 

भारत जैसे महादेश के राष्ट्रीय आन्दोलन के दीघेकालीन और रोमाचकारी 
इतिहास मे ऐसे उदाहरण खोजने से भी नहीं मिलेगे कि जब नितान्त साधनहीन श्रौर 
एकाकी विसी राष्ट्रकर्मी ने ऐसा भयानक दुस्साहस किया हो। नितान्‍त एकाकी साधन 
के नाम पर केवल डू गरपुर भील सेवासघ की मागी हुई साइकिल लेकर वर्मा जी मेवाड़ 
की निरकुश स्वेच्छारी सरकार को चुनौती देने के लिए उसको संघषं के लिए ललकारने 
के लिए निकल पड़े । उस समय श्रनेक राजनीतिक कार्यकर्ताशों ने उन्तके इस प्रयास को 
हास्यास्पद और निरर्थक कह कर उसकी उपेज्ञा की थी। परन्तु सभवतः वे वर्मा जी के 
पास अरद्वृद आत्मविश्वास तथा लष्प प्राप्ति के लिए खप जाने की साध रूपी महान शक्ति 
थी उसको देख नही सके । 

लेखक जब वर्माजी की इस जोखिमभरी साइकिल यात्रा के सम्बन्ध मे 
सोचता है तो उसका व्यात सहसा श्रीमती नारायणी देबी की ओर जाता है। ज्येष्ठ 
पुत्र की अ्रकाल मृत्यु की गहरी बेदना लिए नवजात शिशु तथा परिवार के लालन पालन 
की दुश्चिन्ताओ्रो को मन मे सजोये उस वीर पत्नी ने वर्माजी के उस देशसेवा के उस 
कठिन किन्तु शुभ सकल्प को तनिक भी कु ठित करने का प्रयत्न नही किया । वर्माजी के 
सामने परिवार की कठिनाइया उपस्थित कर उन्तके कटकाकीर्ण मार्ग को श्रवरुद्ध नही 
किग्रा बरत प्रसत्त मत्त परिवार की चिन्ता त कर प्रपत्ते लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें 


वैशीगाया मशिवयलाल चर्भा १०४ 


विदा किया। उस घीर पत्नी ने सेवाड़ी पत्नियों की उस परम्परा को सजीव कर दिया 
जब देश की रक्षा के लिए पत्नी अ्रपने पति को अस्त्रो से सुसज्जित कर श्रारती उतार कर 
रणभूमि के लिए विदा करती थी। जब में नारायणी देवी जी के उस वीर पत्नी के 
प्राचरण का ध्यान करता हूँ तो मेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। 
तो वर्माजी साइकिल पर सवार होकर मेवाड प्रजामंडल की स्थापना करने के 
उहूं शय से मेवाड मे वातावरण उत्पन्त करने के लिए अजमेर से लम्बी यात्रा पर निकल 
पड़े । अजमेर से चलकर बर्माजी झलाबुपुरा पहुँचे श्रौर उस रात्रि को वही रुके । 
गरुलावपुरा मेवाड़ राज्य की मेवाड़ और अजमेर मेरवाडा की सीमा पर प्रसिद्ध कपास 
की मडी है । 
मेत्राड़ प्रजामडल को स्थापित करमे उसको शक्तिशाली सगठन वनाने का कार्य 
प्रत्यन्त कठिन और जोखिम भरा था। वर्मा जी को भेवाड प्रजामडल के लिए घन और 
जन दोनो ही मुख्यतः मेवाड से ही प्राप्त करने थे । क्योकि मेवाडी बाहर अ्रधिक नही थे, 
झौर जो भी मेवाड़ी वाहर थे वे व्यापारी या उद्योगपति नही थे | श्रस्तु वर्मा जी को 
प्रजामडत्र के लिए आर्थिक साधन भी मुख्यत मेवाड़ से ही उपलब्ध करने थे । यही 
कारण था कि वे पहले छुलावपुरा गए क्योंकि यदि वहा के कुछ श्राढतियों को श्राकर्षित 
कर सकते तो प्रजामडल को अर्थ की प्राप्ति हो सकती थी। परन्तु व्यापारी वर्ग राज्य 
से बहुत अधिक भ्रातकित था इस कारण वे वर्माजी से दूर रहना चाहते थे । वे उनसे 
फोई सम्बन्ध नही रखना चाहते थे । 
परन्तु वर्माजी पराजय स्वीकार करनेवाले नहीं थे। वे व्यक्तिगत रूप से 
व्यापारियों तथा श्रन्य व्यक्तियों से मिले । मेवाड प्रजामडल की रथापता की आवश्यकता 
क्यो है उन्हे समझाया और श्रन्त में वे श्री मधुरालाल काला तथा दो श्रन्य व्यक्तियो 
को मेवाड़ प्रजामडल की स्थापना के पक्ष में तंयार करने में सफल हो गए। उन्होने 
वचन दिया कि वे मेवाड़ प्रजामडल की स्थापना होने पर मुलावपुरा मे उसकी शाखा 
स्थापित कर उसका कार्य करेंगे । 
गुलाबपुरा से वर्माजी की साइक्रिल का हेडिल शाहपुरा की श्रोर मुडा । ऊबड़ 
खाबड़ मार्गो की परवाह न कर लम्बा, फासला तय कर वर्मा जी शाहपुरा पहुँचे वहां 
उनके अजमेर मेरवाड़ा के सहयोगी श्री रमेशचन्द्र श्रोका का मकान था वे उनके घर गए 
रमेशचन्द ओभा स्वय तो वर्माजी के साथ मेवाड़ प्रजामडल का कार्य करने के लिए 
तैयार थे परन्तु बिना अपने मातापिता की सहमति भ्रौर श्राज्ञा के वे उस जोखिम के 
कार्य मे सम्मिलित नहीं हो सकते थे। वर्माजी ने उनके मातापिता से प्रजामडल 
की स्थापना के सबंध में चर्चा की उन्हें वतलाया कि जब तक उत्त रदायी शासव की 
स्थापना नही हो जाती तब तक सर्वेताबारण के शोपण और उत्पीडन का श्रन्त नहीं 
हो सकता । रमेशचन्द्र ओका के माता पिता ने साहस के साथ भेवाड प्रजामडल की 
स्थापना के विचार का स्वागत किया और रमेशचन्द्र ओका को वर्माजी के साथ कारये 
करने की सहूर्ष सहमति दे दी। यह उनके साहस तथा उत्कट देश प्रेम का परिचायक 


के 


१०६ बशोगाथा मारिवधलास वर्मा 


था, क्योकि उस समय देशी राज्यों में राजनीतिक कार्य करना बहुत जीवट श्रौर खतरे 
का काम था। शाहपुरा में वर्माजी को श्री लादूराम व्यास सक्रिय सहयोगी के रूप मे 
प्रौर मिल गए । उत्होने भी मेवाड़ प्रजामडल की स्थापना में वर्माजी के साथ कार्ये 
करने का साहसपूर्ण निश्चय किया । 
शाहपुरा से वर्माजी ने श्री रमेशचन्द्र श्रोफ्ा तथा श्री लादुराम व्यास को 
साथ लिया भ्रौर वहा से तीनो जहाजुपुर की श्र चले। जहाजपुर के रास्ते में वे 
श्री मोहनलाल पुरोहित के यहा ठहरे उनसे मेवाड प्रजामडल की स्थापना की चर्चा की । 
उन्होने श्री मोहनलाल पुरोहित का भी मेवाड़ प्रजामडल के लिए समर्थन श्रीर सहयोग 
प्रात्त कर लिया। श्ब वे जहाजपुर पहुँचे वहा वे श्री मय़ुराप्रसाद वेद्य से मिले। 
मथुराप्रसाद बेच जहाजपुर के प्रतिष्ठित सेवाभावी सज्जन थे, वर्माजी चाहते थे कि उनका 
सहयोग प्राप्त किया जावे । जब वर्माजी ने उनसे मेवाड़ प्रजामडल की स्थापना के 
सबंध मे चर्चा की तो उस्होने अत्यन्त उत्साह से उस विचार का स्वागत किया झौर 
वर्माजी को वचन दिया कि वे जहाजपुर के क्षेत्र मे मेवाड प्रजामडल के कार्य का 
उत्तरदायित्व लेने को तैयार है। श्री मथुराप्रसाद जी के रूप मे वर्माजी को एक श्रत्यन्त 
कर्मठ श्रौर निष्ठावान सहयोगी प्राप्त हो गए । उनके अ्रथक परिश्रम त्तथा ऊचे व्यक्तित्व 
के कारण बाद को मेवाड प्रजामडल का वहा बहुत सबल सगठन खड़ा हो गया। वंच्य 
मथुराप्रसाद जी श्रन्त तक सामन्तशाही से जूभते रहे । 
मेवाड प्रजामडल की भूमिका तंयार करने के लिए वर्माजी ने जो एकाकी 
यात्रा आरभ की थी वह अब फल ला रही थी उन्हे सहयोग मिल रहा था भर वे देश के 
लिए सर्वस्त्र समपंण कर देश भक्तो का दल बनाने के लिए और अधिक उत्साह से झागे 
बढ़े । जहाजपुर से वे भीलवाडा झाए। भीलवाड़ा में उन्होने श्री रामचरण वैद्य को 
मेवाड प्रजामडल का कार्य करने के लिए दीक्षित किया । श्री रामचरण वंद्य ने भी जब 
एक बार प्रजामडल के कार्य का भार श्रपने ऊपर लिया तो जीवन भर वे सामन्तवाद से 
सघष्ं करते रहे । 
मेवाड की जनता के लिए उत्तरदायी जासन प्राप्त करने, सामन्‍्तवाद के 
शक्तिशाली दुर्ग को ध्वस्त करने श्रौर अन्तत भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का समूल नाश 
करने के लिए वर्मानी साइकिल पर सवार मेवाड के ऊबडखाबड कटकाकी् $ देश में 
कठिनाइयों की चिन्ता किए विना आगे बढ़े जा रहे थे। कौन जानता था कि वह एकाकी 
साइकिल सवार जो आज श्रभावो से ग्रस्त नितान्त साधनहीन है उसकी साइकिल के 
पहिये की गति के साथ मेघाड की निरीह जनता की दोहरी दासता का अन्‍न्त समीप गाता 
जा रहा है, ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा देशी सामन्तवाद की समाप्ति के दिस 
समीप अते जा रहे हैं । 


है भीलवाडा से वर्माजी हमीरगढह गए यहा कुछ उत्साही कार्यकर्त्ताओो 
को तेयार कर वे श्रागे बड़े श्रौर चित्तौरगढ पहुँचे । चित्तीरगढ मे ठहरकर 
वर्माजी ने मेवाड़ प्रजामडल की स्थापना के विचार पर वहा के सार्वजनिक 


हे 


पञ्ञो गाया माशिक्यलाल वर्मा (०७ 


कार्यकर्ताओ्रों से चर्चा की और श्री सेवालालजी श्रग्रवाल तथा श्री खुबचन्द जी को 
प्रजामडल के कार्य का उत्तरदायित्व लेने को तैयार किया। चित्तौर मे वातावरण 
ग्रनुकूुल बनाकर वर्माजी छोटी सादडी पहुँचे और जब वर्माजी साइकिल से अपनी 
मेवाड़ यात्रा कर रहे थे तभी उन्होंने भीलवाडे से श्रीमती नारायणी देवी जी को श्रजमेर 
लिख दिया था कि वे बच्चो को लेकर उदयपुर चली जावे। प्रस्तु श्रजमेर से श्रीमती 
नारायणी देवी भी बच्चो के लेकर उदयपुर पहुच गई ओर वे श्री हीरालाल कोठारी के 
मकान पर ठहर गए । 
वर्माजी के परिवार की श्राथिक दशा कित्तनी शोचनीय थी यह तो इसी से 
विदित होता है कि श्रीमती नारायणी देवी को अ्रजमेर से उदयपुर जाने के लिए रेल 
किराया जुटाने के लिए अपने भोजन पकाने के बतेनो को बेच देना पडा था। जब लेखक 
उस ध्थिति की कल्पना करता है तो सोचता है कि वर्माजी और उनकी सहधमिणी मे 
कितना साहस व शौय तथा देशके लिए सर्वेत्व त्याग करने की चाह रही होगी कि उस विपन्न 
प्रवस्था मे भी अपना दुख श्रौर कप्ट भुलकर वे उस श्रत्यन्त जोखिम भरे मार्ग पर चल 
पडे जिसमे पग पग पर भयकर खतरा था । काल प्रवाह से श्राज स्थिति बिल्कुल बदल गई 
है। झाज की पीढी के लोग उस समय देशी राज्यो मे जेसा भयकर श्रातक था सोच नही 
सकते किसी पर सदेह हो जाने पर कि वह राज्य की आलोचना करता है उसका सर्वनाश 
निश्चित था । उसको ज॑स भयकर उत्पीडन ओर अत्याचार का सामना करना पड़ता 
था उसकी कल्पना करके ही रोमाच हो उठता है। लेखक को इस सबंध में अ्रपने एक 
शिष्य शिवशकर-के---पिता श्री के साथ मेवाढ राज्य ने कैसा घोर अत्याचार किया उसकी 
कथा याद है। राज्य को उन पर सदेह हो गया या कि कानपुर के प्रताप मे मेवाड राज 
की आलोचनापूर्ण जो कुछ समाचार तथा लेख निकले वे उनके भेजे हुए थे । पुलिस 
कानपुर तक गई कोई प्रमाण उसे नही मिला और न उनके हाथ का लिखा कोई कागज 
का टुकडा ही मिला, पर सदेह मे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया । कई वर्षो तक 
मेवाड के अ्रडमन कुम्भलगढ जेल में उन्हें बद कर दिया गया और भीषण यातनाये 
दी गई । देशी राज्यो की जेलो को यातना प्रणाली के सामने नरक की यातनाए भी 
सुखद प्रतीत होती है । ऐसी भयक्ऋर यातनाएं वहां दी जाती थी। इस संदर्भ मे जब 
वर्मा दम्पति के साहस का मूल्याकन करता हूँ तो अ्नायास्त ही उनके शौये और त्याग 
की प्रशसा करनी पडती है । श्रवश्य ही वर्माजी एक जन्मजात विद्रोही तथा क्रान्तिकारी 
विचारों के योद्धा थे । पथिकजी के सान्निध्य मे उन्होने त्याग श्रौर बलिदान का पाठ 
पढा था। बिजोल्या झान्दोलन की प्रचंड श्रस्ति से तपकर वे निकले थे परन्तु उनकी 
सहधर्मणी भी उनसे पीछे नही थी ! लेखक तो ऐसा मानता है कि श्रीमती नारायणी 
देवी का त्याग देशभक्ति और देश के लिए सर्वेस्व श्र्पण कर देने की भावना वर्माजी 
के समान ही बलवती थी। उस वीर पत्नी ने कभी भी वर्मा जी के उत्साह, शौय 
ग्रौर देशसेवा की भावना को कुठित नहीं होने दिया झ्लोर उनके इस सर्वस्व बलिदान 
के यज्ञ मे अपनी भी श्राहुति दे दी । 


श्ण्घ पद्मोगाया मारिक्यलाल वर्मा 


उदयपुर पहुँच कर वर्माजी ने मास्टर बलबन्त सिंह मेहता, श्री ही रालाल कोठारी, 
श्री भूरेलाल बया, श्री रमेशचन्द्र व्यास, को भवानीशकर वेद्य, श्री जमनालाल वदच्ध 
श्री प्सराम तथा श्री दयाशकर श्रोत्रिय से मेवाड प्रजामडल की स्थापना के सबंध मे 
विचार-विमर्श किया । प्रजामडल का विधान तैयार किया ओर उन मित्रो के सहयीग 
से विधिवत मेवाड प्रभामडल की स्थापत्रा करदी। मास्टर बलवन्तरमिह मेहता के 
मकान साहित्य कुटीर' मे मेवाड प्रजामडल के सस्थापक सदस्य २४ एप्रिल १६३८ को 
एकत्रित हुए। विधान स्वीकार हुआ । मास्टर वलवन्तर्सिह मेहता अध्यक्ष निर्वाचित हुए 
श्रीर कार्यकारिणी का गठन हुआा । श्री बलबन्‍्तसिह मेहता उदयपुर के निष्शावान 
सावंजनिक कार्यकर्ता थे । उनके अ्रव्यक्ष बनने से प्रजामडल को बल मिला । रमेशचर्द्र 
व्यास का क़न्तिकारी दल से सम्बन्ध होने के कारण ब्रिटिश सरकार उन्हे खतरनाक 
व्यक्ति समभती थी उन्हें अजमेर मरवाड़ा से निष्कासित कर दिया गया था वे भी मेवाड़ 
में आगए, और तब से ही मेवाड की जनजायृति में उनका प्रणससनीय योग रहा है । 
श्री हीरालाल कोठारी जैसे गम्भीर निप्ठावान और सच्ची लगनवाले तथा श्री भूरेलाल 
वबया जैसे गाघवीवादी कार्यक्रर्ताओों का सहयोग मेवाड प्रजामडल के लिए अत्यन्त 
मूल्यवान था । 
वर्माजी ने श्री रघुनाय के मकान पर प्रजामडल का वोड लगाकर मेवाड प्रजा- 
. | मडल का कार्यालय स्थापित कर दिया। मेवाड प्रजामडल की रादस्यता के फार्म तथा 
- विधान को छुपवाया गया, और सदस्यता अभियान आरभ कर दिया। मेवाड प्रजामइल 
की कार्यकारिणी ने श्री वर्माजी को यह भार सौपा कि भेत्राड़ प्रजामडल की स्थापना की 
- जानकारी तथा विधान सरकार को सूचनार्य पहुँचा दे | श्रतएव वर्माजी तत्कालीन मेबाड 
' राज्य के प्रवानमत्री श्री घर्मंतारायण के वंगले पर पहुंच। उस दिन सार्वजनिक 
प्रवकाण था। अ्र्देली ने रोब के साथ कहा प्रधानमन्नी आज छुट्टी के दिन नही मिलेंगे । 
वर्माजी ने श्रदेली को मिडकते हुए तनिक तेज आ्रावाज मे भेवाडी में कहा “ मै कोई 
अपने निजी स्वार्थवश यहा नही आया हूँ सार्वजनिक महत्वपूर्ण कार्य से प्रधानमंत्री से 
मिलने झाया हूँ / वर्माजी की आवाज श्री घर्मतारायण ने सुनली ने स्वय बाहर श्रागए । 
वर्माजी ने प्रधान मन्त्री के हाथो मे मेवाड़ प्रजाम डल के विधान की एक प्रति दे दे दो । 
श्री घ्ंभारायण मे इतना साहस तो था नहीं कि वे वह कहते कि मेवाड़ प्र जाम डल 
को स्थापना क्यों की, उन्होंने केवल इतना कहा कि इसे मेवाड पुलिस के इन्सवेक्टर 
जनरल को दे दीजिए। वर्माजी तुरन्त तत्कालीन इन्सपेक्टर जनरल आफ पलिस 
श्री लक्ष्मएसिंह के बगले पर जाकर मेवाड प्रजामन्डल के विधान की एक प्रति उन्हे दे्‌ 
ग्राएं। उन्होने भी प्रगट में उसका कोई विरोध नही किया । 
मेवाड प्रजाम डल की स्थापना के समाचार से उदयपुर में श्रभृतपूर्व 
उत्साह उत्पन्न हो गया। सर्वेश्षाधारण अभी तक वर्माजी को अबिक जानते नही थे । 
उन्होंने जब सुना कोई माणिक्यलाल वर्मा ने भेवाड़ प्रजामडल की स्थापना की है भर 
दे उत्त रदायी शासन के द्वारा प्रजा का राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो उनके 


पशोगाया मारिकक्यलाल वर्भा १०६ 


कोतृहल का ठिकाना नहीं रहा | दूसरे ही दिन से कौतूहलवश मेवाड़ प्रजामडल के 
सामने भीड़ इकट्ठी होने लगी । वर्माजी और उनके सहयोगी उन लोगो को प्रजामन्डल 
के उददंदयों से अवगत कराते उन्हे पिघान की प्रति देते तथा सदस्यता का प्रार्थनापत्र 
देते। दूसरे दिन से वर्माजी श्र उनके सहयोगी तथा प्रजामन्डल के कार्यकर्ता वाजार 
तथा मुहल्लो में घृम घृम कर प्रजामन्डल का जन जन को सदेश देकर उन्हे सदस्य बनाते 
लगे | वर्माजी जहा जाते उनका स्वागत होता । ऐसा प्रतीत होता कि मानों सर्व- 
साधारण प्रजाम'इल की स्थापना की वाठ ही जोह रहे थे । सर्वसाधारण में प्रजाम डल 
तीन दिन में ही चर्चा का विपय बन गया। तीन दिनो में ही प्रजामडल के लगभग 
दो हजार सदस्य वन गए। यह समाचार महाराणा श्री भूपालसिंह के पास पहुँचा जब 
उन्हें मेवाड़ प्रजाम डल की स्थापना के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ तो उन्होने प्रधातमन्त्री 
श्री घर्मनारायण को बुला भेजा और उनसे पूछा कि क्‍या उन्होने प्रजामडल के स्थापित 
किए जाने को स्वीकृति देदी है? श्री धर्मनारायण जी ने स्वीकृति देना श्रस्वीकार 
किया श्रौर श्री महाराणा जी से कहा कि वर्माजी ऊनके पास प्रजामडल का विधान 
देने आए थे तो उन्होने उन्हे इन्सपेक्टर जनरल के पास मेज दिया था । 
प्रधान मत्री श्री धर्मवारायण ने पुलिस के द्वारा श्री वर्माजी को बुला भेजा 
भोर महाराणा जी से हुई वात का उल्लेख करते हुए उन्हें यह चेतावनी दे दी कि प्रजा- 
मइल के स्थापित करने की राज्य से नियमानुसार स्वीकृति ली जावे। वर्माजी ने प्रधान 
मत्री से कहा “ मैं जो इस समत सांस ले रहा हूँ उसके लिए यदि राज्य से मजूरी लेने की 
जरूरत नही है तो श्रपना संगठन वनाने और अपने सामूहिक कल्याण के कार्य करने की 
जनता की स्वाभाविक स्वतत्रता हीनी चाहिए” वास्तव मे उस समय तक जो भी घामिक 
अथवा सामाजिक सगठन मेवाड़ में कार्य कर रहे थे किसी ने भी राज्य से श्राश्ञा नही ली 
थी श्र न इस प्रकार का कोई कातृन है उसका ही किसी की ज्ञान था। इस कारण 
प्रधानमत्री का पक्ष निर्वल था। वे वर्माजी से बराबर यही कहते रहे कि वे भेवाड 
प्रजामडल की स्थापना के लिए राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त करे । परल्तु 
वर्माजी ने इसको स्वीकार नही किया ओर प्रवानमत्री से यह कहा कि अ्रपने सामुहिक 
हितो की रक्षा करने तथा सबकी भलाई के कार्य करने के लिए सगठन खडा करने का जनता 
का जम्मसिद्ध अधिकार है श्रतएब मेवाड प्रजामडल की स्थापना के लिए थे राज्य से 
धार्थी नही होगे वे वापस चले श्राए । 
वर्माजी को घर श्राए दो घन्टे भी नहीं हुए होगे कि पुलिस ने वर्माजी को 
बुलाकर राज्य का श्रादेश सुना दिया कि वे मेवाड से निष्कासित किए जाते है वे मेवाड़ 
छोड दें। पुलिस ने उनसे निष्कासन की श्राज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा ” 
तो वर्माजी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उसी क्षण से वर्माजी का मेवाड़ 
राज्य से नागरिक श्रधिकारों का सघर्प छिंड गया । 
वास्तविकता यह थी कि उस समथ तक मेवाड़ राज्य में ऐसा कानुन नही 
था कि यदि कोई सीमित संगठन या सस्था स्थापित की जावे तो राज्य से श्राज्ञा ली 


११० यशोगायथा मारिक्यलाल वर्मा 


बज, 
ज>् 


. कि राज्य ने उस पर प्रतिव 


जावे । दूसरे ही दिन एक राज्य आज्ञा निकाली गई कि भविष्य मे बिना राज्य श्राज्ञा 
प्रात किए कोई संस्था या सगठत न किया जाबे भर जहा तक मेवाड प्रजामडल का 
संबंध है उसको गेरकानूनी घोषित किया जाता है । 

२४ अप्रंल १६९३८ रविवार को प्रजामडल की स्थापना हुई शौर स्टेट गजट 
मे ११ मई १६३८ को एक राज्य आजा प्रकाशित हुई जिसके अनुसार किसी भी समाचार 
पत्र के मेवाड़ में आने से रोकने का श्रधिकार मुहकमाखास को दे दिया गया। साथ ही 
सर्वेताघारण को उनके नागरिक अधिकारों से वचित करनेवाले € साल पहले के 
गश्तीपश्र को पुत जीवित किया गया जिसके अनुसार ब्रिना श्रधिकारियों की श्राज्ञा लिए 
सभा, मौलूद, कथा, रास घामिक समारोह करने, सस्थाएं बनाने, और जलूस 
निकालने पर पावलदी लगा दी गई और पुलिस को उस राज्य आजा की क्रियान्वित 
कराने के लिए आवश्यक अ्रधिकार दे दिए गए। मेवाड़ प्रजामडल जो गेरकानूनी घोषित 
दिया गया । कहने का श्रर्थ यह कि मेवाड प्रजामडल की स्थापना के पन्द्रह दिन बाद 
ही उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। 

श्री माणिक्यलाल वर्मा तथा प्रद्ामंडल के अन्य प्रतिनिधि राज्य के मत्रियों 
से मिले उनसे कहा कि पन्द्रह दिनो में प्रजामडल ने कौनसा गरकाननी काम किया है 

घ लगा दिया। वर्माजी ने मत्री से कहा कि मेवाड प्रजा- 
मंडल राज्य से सहयोग कर सदभावना उत्पन्न करना चाहता है जिससे मेवाड की 
उन्नति हो अस्तु उन्होने उस श्राज्ञा पर पुन विचार करने का श्राग्रह किया परस्तु 
मन्त्रियो ने प्रजामडल के इस तक पर कोई ध्यान नही दिया। यही नही श्री वर्माजी को , 
मेवाड़ से तिप्कासन की आ्राज्ञा निकाल दी । राज्य की धारणा थी और वह सत्य भी था कि 
मैवाड प्रजामडल श्री वर्माजी के मस्तिष्क की उपज है ओर उनके प्रयत्नो और परिश्रम 
का ही यह फल है अस्तु उनको मेवाड़ से निष्काषित कर देने से #जामडल की स्वत: 
मृत्यु हो जावेगी। इसी कारण उन्होने आ्लौर किसी पर ब्रार न कर वर्माजी पर 
ही प्रहार किया । 

जब वर्मा जी ने मेवाड प्रजामडल स्थापित किया तो लेखक बरेली कालेज का 
प्रोफेसर था। वर्माजी की सूचना मिलते ही कि प्रजामडल की स्थापना हो गई है आप 
शीघ्र श्रा जावे। उदयपुर के लिए चल पडा | चित्तौड़गढ पर ही उसे मेवाड़ ५जामडल के 
गेरकानूनी घोषित हो जाने को सूचना मिल चुकी थी परन्तु वह उदयपुर आया और 
किस प्रकार वर्माजी ने उसके द्वारा गुत्त रूप से प्रजामडल का समस्त रेकार्ड श्रजमेर 


भिजवाया इसका उल्लेख प्रारभ मे ही किया जा चुका है। वात यह थी कि प्रजामडल 
को स्थापित हुए केवल पन्द्रह दिन ही हुए थे उसका भली भाति संगठन नहीं हुआ 
था, जिला शाखाए 


स्थापित नही हुई थी । राज्य से इतनी जल्दी संघर्ष छिड जानेगा 

इसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। वर्माजी तुरत्त सघर्ष छेड़ता चाहते थे अस्तु 

उन्होने यही उचित समभा कि प्रजाभडल के कार्यालय को श्रजमेर मे स्थापित किया 
जावे। भ्रस्तु उन्होने लेखक के द्वारा प्रजामन्डल के समस्त कागजपहद अभ्रजमेर भिजवा दिए ॥ ८ 


पशोगाथा मारिक्यलाल वर्मा १११ 


प्रजामण्डल के गैरकानूनी घोषित होते ही उदयपुर में श्रातंक छा गया । जैसे ही 
लोगो को यह ज्ञात हुआ कि प्रजामण्डल गैरकानूनी घोषित हो गया वे वर्माजी से बचने 
लगे। उनसे मिलना जुलना बन्द कर दिया। वर्माजी ने सोचा कि यदि तुरन्त ही 
गिरफ्तार हो जाऊंगा तो उप्ता परिणाम यह होगा कि सत्याग्रह भी सफल नही होगा 
प्रौर प्रजामण्डल ठप्प हो जावेगा | श्रधिकारियों का कुचक्त सफल हो जावेगा। स्थिति 
यह थी कि प्रजामण्डल की स्थापना हुए इतना कम्त समय हुआ था कि सत्याग्रह की व्यूह 
रचना ही नही हो पाई थी। सत्याग्रह का सचालन कैसे होगा, कौन जेल में जावेंगे, 
बाहर रह कर कौन काम करेंगे, सहायता कहां से मिलेगी, कुछ भी तय नहीं था। 
बयोकि किसी को इस बात की कल्पना तक नहीं थी कि इतने ज्षीघ्र राज्य का प्रहार 
होगा। श्रस्तु वर्माजी ने निश्चय किया कि श्रभी गिरफ्तार न होकर बाहर तिकल जाया 
जावे श्रौर महात्माजी से मिलकर सत्याग्रह की व्यूह रचना की जावे, भ्रौर तव सत्याग्रह 
भारंभ किया जावे । 

मेवाड प्रजामण्डल के गर-कानूनी घोषित होते ही मेवाड़ प्रजामण्डल की नव 
गठित कार्यकारिणी की ग्रावश्यक बैठक बुलाई गई। कार्यकारिणी ने प्रजामण्डल के समस्त 
प्रधिकार वर्माजी को एक प्रस्ताव द्वारा सौप कर उन्हें श्रधिनायक (डिक्टेटर) बना दिया 
धोर कार्यकारिणी को भग कर दिया गया । 

जब वैज्ञानिक दृष्टि से प्रजामण्डल का सस्पूर्ण उत्तरदायित्व वर्माजी के 
ऊपर झा गया। वर्माजी श्रागे के कार्यक्रम के सबन्ध मे सोचविचार कर ही रहे थे भ्रौर 
इस उधेडबुन मे थे कि सत्याग्रह की व्यूह रचना किस प्रकार की जावे कि उदयपुर के 
पुलिस इस्पैक्टर उनके पास श्राए और उनसे पूछा कि उन्होंने क्‍या तय॑ किया है। वे 
मेवाड छोड़कर बाहर जावेंगे अथवा नही | वर्माजी ने इस्सपैक्टर जनरल से कहा कि 
मैं मेवाड़ छोड़कर बाहर जाने के लिए तैयार हूं परन्तु मेरे पास यहां से वाहर जाने के लिए 
मार्ग व्यय ही नही है यदि राज्य मुझे पच्चीस रुपये दे दे तो मैं मेवाड से बाहर ला 
जाऊगा। अ्रधिकारियो ने वर्माजी के इस प्रस्ताव का स्वागत किया श्रौर उन्हे शीघ्र ही 
पच्चीस रुपये राज्य की ओर से दे दिए गए । परच्चीस रुपये मिलने पर वर्माजी ते श्रीमती 
नारायणी देवी तथा बच्चो को तो उमाजी के खेडे (विजोल्यां के समीप गाव जहाँ वर्माजी 
ने एक कच्चा मकान बना लिया था) भेज दिया और स्वयं श्रजमेर भ्रागए। श्रजमेश मे 
एक मित्र से बीस रुपये लेकर उन्होने महात्माजी से परामर्श श्रौर मार्गदर्शन लेने के हेतु 
बर्धा की ओर प्रस्थान किया । 


गांधी जी का भ्राज्षीर्वाद : 

वर्धा पहुंच कर वर्माजी गाधी जी से मिले। सत्याग्रह के श्राविष्कर्ता से भ्राशी- 
वाद प्राप्त करना कोई सरल कार्य नही था । वर्माजी ने प्रजामण्डल की स्थापना, राज्य के 
दमन को कहानी उन्हे विस्तारपुर्वक सुनाई और सत्याग्रह के लिए महात्माजी का 
भाशीर्वाद मांगा । महात्माजी ने उनकी बात को बड़े ध्यात से सुनने के बाद उनसे पूछा 
कि कितने सत्याग्रद्दौ गिरफ्तार होगे भर जेल मे कितने दिनो टिकेंगे ? वर्माजी ने उत्तर 


११२ पश्ौगाया मारिहियलाल वर्मा 


७७५ २ 


दिया” कि जब हिन्दुस्तान श्राजाद होगा और सब राजनैतिक कैदी छोडे जायेंगे तब 
धछूटेंगे या जेल मे ही मर जावेगे । ” महात्मा जी वर्मानी के इस वीरोचित उत्तर से 
बहुत प्रसन्न हुए श्रोर बोले “ तब मेरा आशीर्वाद है” वर्माजी ने महात्मा जी से लिखित 
श्राशीवाद मांगा । महात्माजी ने तुरन्त उन्हे लिखकर दे दिया “बापू के 
आशीर्वाद “ । 

महात्मा जी का श्ाशीर्वाद लेकर वर्मा जी वापस अजमेर झा गए और सत्याग्रह 
की तैयारियों मे लग गए। सर्व प्रथम वर्मा जी ने अ्रजमेर में मेवाड़ प्रजामन्डल का 


' कार्यालय स्थापित किया । 


वर्माजी ने श्रजमेर से मेवांड प्रजामन्डल पर प्रतिबध लगाए जाने पर देश के 
प्तमस्त पत्रों मे इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित कराय। । 
४ श्रभी तक मेवाड़ राज्य मे कोई ऐसा कातुन नहीं था हमने २४ श्रप्रेल 
१६३८ को मेवाड़ प्रजामन्‍्डल स्थापित किया। मैने इन्सपेक्टर जनरल को सूचित कर 
दिया । दूसरे दिन उन्होने मुझे बुलाया मैने उन्हे प्रजामन्डल का विधान दे दिया। 
उन्होने मुझ से मुसाहिब झ्राला ( दीवान ) से मिलने को कहा ६ मई को हमने सदस्य 
बनाने का कार्य आरभ किया। १३ मई को मुसाहिव ने मुझे मौलिक रूप में कहा कि 
प्रजामस्डल बन्द कर दो । कोतवाल से भी सुझे इसी प्रकार की गोपनीय आज्ञा मिली । 
एक सप्ताह में ही लगभग दो हजार सदस्य बन गए। राज्य ने प्रजामन्डल पर प्रतिबंध 
लगा दिया। मेवाड सरकार ने रेजीडेन्ट के द्वारा प्रजामन्डन से सम्बन्धित सभी 
व्यक्तियों की डाक खोलने सेंसर कराने की व्यवस्था करली । 
इसके उपरान्त वर्माजी ने 'मेवाड का वर्तमान झासन” नामक छोटी सी 
पुस्तिका प्रजाम उल से प्रकाशित की जिसमें उन्‍होंने मेवाड राज्य की सरकार को अग्रेज 
प्रभुभझो के सकेत पर चलने, बाहरी अफसरो को श्रधिक वेतन पर बुलाने, श्रयीग्य कृपा 
पाचो की ऊचे पदो पर नियुक्तिथां करने, लगान में बेहद वृद्धि होने, माफी, श्र जागीरों 
की जमीने जब्त करने, का राज्य सरकार पर आरोप लगाया और कहा भीलों की भ्रत्यन्त 
सोचनीय दशा सेवाड के लिए कलक की वात है। कस्टम की श्रधिकता का उल्लेख कर 
फस्टम विभाग में व्याप्त रिश्वतखोरी की भत्पेना की । श्रावकारी की श्रत्यधिक श्राय' 
को श्रशोभनीय बताकर मादक वस्तुओ पर रोक लगाने की श्रावश्यकता बतलाई। 
उदयपुर चितौरगढ रेलवे लाइन ( यह रेलवे लाइन राज्य की थी) की कुव्यवस्था और 
यात्रियों के कप्टो का विवरण देकर उसमे सुधार की आवश्यकता बतलाई । पुस्तिका में 
उन्होंने बसे चलाने का ठेका देने का विरोध किया जो यात्रियों से मनमाना किराया 
वसूल करते है । अ्रतएव उन्होने मांग की ठेका देने की प्रथा को बन्द किया जाये और 
किराया घटाया जावे। करेड़ा ( भूपालसागर का पूर्व नाम करेड़ा था ) चीनी के 
कारखाने ने किसानो का सारा गत्ता नही खरीदा औौर राज्य के गन्ने को मेवाड़ से 
निकासी पर भारी कर लगा दिया इस कारण वहुत सा गन्ना नष्ट हो गया और किसानों 
को भयंकर श्राथिक हानि उठानी पड़ी । भीलवाड़ा के कपडे के कारखाने तथा सरकारी 


बच्चोगाया भारिष्यलास यर्मा ११३ 


कपास के पेंचो में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है उनका भयंकर शोषण 
झोर दोहन होता है। 

वर्माजी ने उस पुस्तिका मे यह भी लिखा कि स्वर्गीय महाराणा फतहरसिह 
झपने स्वयं के ऊपर बहुत कम व्यय करते थे परन्तु महाराणा भूपालसिह तथा उनके 
चाटुकार भ्रष्ट दरवारियों पर राज्य की सम्पूर्ण आय की २४ प्रतिशत रकम व्यय की जाती 
है। सेना व्यर्थ मे रखी गई है वह ब्रिटिश साम्राज्य का हथियार है उस पर व्यय बहुत 
होता है। पुलिस मे घोर भृष्टाचार है वह सर्वलाधारण का शोषण तथा उत्पीड़न 
करती है। शिक्षा और चिकित्सा पर नाम मात्र का व्यय होता है। सिंचाई श्रौर सडको 
का उचित प्रबन्ध नही है। नगरपालिका की व्यवस्था खराब है, न्याय की राज्य में 
दुदंशा है । रियासत की अदालतें रिश्वतखोरी के अड्डे है। महाराणा साहब के मु हलगे 
लोग फैसला बदलवा देते हैं। जागरीदारो का श्रत्याचार चरम सीमा पर है। राज्य 
छट्टंद जागीरदारों से वसूल करता है श्रौर वे उसे प्रजा से वसूल करते हैं । 

उदयपुर का चितौड़ी सिक्का कई वर्षों से भाव में कल्दार ब्रिटिश सिकक्‍के के 
भाव में बहुत गिरा हुआ है इस कारण किसानो, राज्य कर्मेचारियो श्रौर व्यापारियों को 
हानि उठानी पड़ती है। उसका मुल्य कल्दार के बराबर होना चाहिए। वर्माजी ने 
/ भेवाड का वर्तेमान शासन ” पत्रिका में प्रमाणों सहित वर्तेमान शासन की चुटियों का 
दिग्दशन कराया था । यह एक प्रकार से तत्कालीन मेवाड़ के शासन पर गम्भीर, 
साहसपुरं परन्तु सत्य आरोपपन्र था। इस पत्रिका की प्रतिया मेवाड़ तथा भेवाड़ से 
बाहर बहुत बडी संख्या मे पहुंची । भेवाड़ भे भी ऐसे बहुत से लोग थे जो उस पत्रिका 
को पढकर चौक उठे, मेवाड़ की तत्कालीन सरकार की प्रतिष्ठा को इस पत्रिका के 
प्रकाशन से गहरा घवका लगा। भारत सरकार ने भी कुछ तथ्यों के बारे मे मेवाड़ 
सरकार से पुछिताछ की । राज्य सरकार वर्माजी द्वारा इस पत्रिका के प्रकाशन से बहुत 
क़द्ध हुई । 

इधर वर्भाजी भेवांड़ प्रजामन्डल की ओर से बराबर भेवाड़ सरकार को 
प्रजामन्डल पर से प्रतिबंध हटा लेने की मांग करते रहे । मेवाड सरकार को उन्होने इस 
सम्बन्ध से कई पत्र लिखे, तार दिए श्री जमुनालाल बजाज ने भी मृसाहिब भ्राला 
को मेवाड़ प्रजामन्डल पर से प्रतिबध उठा लेने के लिए लिखा, पर राज्य से कोई उत्तर 
प्राप्त नही हुआ । वर्माजी ने प्रेस मे भी खुब प्रचार किया । श्रजमेर मे सभाए की श्रौर 
उनके प्रस्ताव राज्य के पास भेजें परस्तु राज्य सरकार ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान 
नही दिया । 

वर्माजी यह जानते थे कि राज्य सरकार प्रजामंडल पर से प्रतिबन्ध नही 
उठावेगी परन्तु फिर भी वे यह सब प्रयत्त करते रहे उसके दो कारण थे । 
पहला कारण तो यह था कि वे राज्य सरकार को यह कहने का अवसर नही 
देना चाहते थे कि प्रजामडड ने बिना समझौते की बातचीत किए ही आन्दोलन 
भारंभ कर दिया। फिर महात्मा जी का भी यही परामर्श था कि सत्याग्रह छेड़ने के 


११४ पशोगाया भारिवयलाल वर्मा 


पूर्व बातचीत और समभौते के द्वारा प्रतिबन्ध हटवाने का प्रयत्त करना, मेवाड़ियों 
की सहानुभूति तथा राजस्थान श्रोर कलकत्ता, वम्बई, मदरास शोर श्रहमदावाद में का रहने 
वाले राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना उन्हे श्रभीप्ट था। इस कारण उन्होंने वह 
पुस्तिका प्रकाशित की । दूसरा कारण यह था कि सत्याग्रह की तंयारी के लिए समय 
चाहिये था । राज्य सरकार ने प्रजामडल के स्थापित होते ही उस पर वार कर दिया 
था इस कारण प्रजामडल की व्यूहरचना नही हो पाई थी । प्रत्तु वर्माजी के लिए यह 
प्रावरयक था कि मेव्राड प्रजामडल पर प्रतिवन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में जनता की 
दिलचस्पी भी बनी रहे साथ ही सत्याग्रह की त॑यारिया भी पूरी हो जावे । 

श्रब उन्होने सत्याग्रहियो को तैयार करने का कारये श्रारंभ कर दिया। 

सत्याग्रहियो से नीचे लिखे अ्रनुसार प्रतिज्ञापत्र भराकर उनसे प्रतिज्ञा कगाई जाती थी । 
मेवाड़ प्रजामण्डल के सत्याग्रही का शपथ-पत्र : 

मेवाड रियासत ने मेवाड प्रजामडल पर झनुचित भ्रतिवन्‍्ध लगा दिया है। 

उसको उठवाने के लिए प्रजामडल ने जो सत्याग्रह छेडा है मैं उसमें श्रपना नाम दर्जे 
कराता हूं श्रीर प्रतिज्ञा करता हू -- 

१ मै सदा प्रजामण्डल के श्रनुशासन मे रहूगा । जब कभी श्र जिस किसी 
हालत मे उसका श्रार्डर मिलेगा मैं उसकी सेवा के लिए परिवार शभौर 
सम्पत्ति का मोह छोड कर तैयार रहूंगा । 

२ मै सत्याग्रह में कभी माफी नही मागरगा चाहे प्राण भी चले जावे श्रौर 
कितने ही शारोरिक कष्ट क्यो न दिए जावे । 

३ में सत्य और अहिसा का पालन कहूगा और ईश्वर से विश्वास रखू गा । 

४ मे अपने त्याग, सेवा, सच्चरित्रता श्रौर विनम्रता की छाप जनता शौर राज्य 
पर डालने की कोशिश करूगा । 

वर्माजी ने सत्याग्रह में इस बात की बहुत सावधानी रखी कि ऐसे निर्बेल भर 

कायर व्यक्ति सत्याग्रह मे न भर्ती किये जावे जो माफी मागले। वे जानते थे कि ऐसे 
साहसहीन कायर व्यक्तियो की भीड इकट्ठा कर लेने से आन्दीलन तेजहीन हो जावेगा 
श्रस्तु वे जाच पडताल के बाद ही सत्याग्रहियो की सूची में अपना नाम लिखानेवालो 
को उपरोक्त शपथ दिलाते थे । 

महाराणा भूपालसिह अपने चाटुकार स्वार्थी दरबारियों के चग्रुल में थे, श्रस्तु 

मेवाड सरकार ने प्रजामइडल के पत्रो पर तनिक भी ध्यान नही दिया । अतएव महात्माजी 
से भ्राशीर्वाद प्राप्त कर वर्धा से अजमेर वापस लौटने के उपरान्त वर्साजी ने महाराणा श्री 
भूपालसिह को एक पत्र लिखकर सूचित किया यदि मेवाड़ प्रजामडल पर से प्रतिबंध नही 
उठा तो आगामी दशहरे से सत्याग्रह आरभ हो जावेगा। महाराणाजी एक प्रकार से 
श्रपनि स्वार्थी तथा प्रतिक्रियावादी मुसाहिबों के बन्दी थे, जो उनके द्वारा भेवाड़ का 
भयंकर शोीपण कर रहे थे- क्‍या उत्तर देते । निर्मल किन्तु उदार महाराणा भूपालसिंह 
के शासनकाल में उनके मुहलगे दरबारियों ने मेवाड़ को एक प्रकार से चूस लिया था । 


बदोगाया मारिक्यलाल वर्मा ११५ 


प्रजा का प्रनवरत शोपण हो रहा था वह अत्यन्त निर्घनता का जीवन व्यत्तीत कर रही 
थी परन्तु कुछ कृपापात्र परिवारों के पास मेवाड की लूट की अ्रट्टूट सम्पति एकत्रित हो 
गई थी । भला वे महाराणा को मभेवाड प्रजामडल पर से प्रतिबध कंसे उठने देते 
क्योकि प्रजामडल उनकी उस लूट को रोकना चाहता था । श्रस्तु प्रजामडल पर से 
प्रतिबध नही उठा और विजयदशमी के दिन सत्याग्रह आरभ कर दिया गया। 
परन्तु मेव्राड सरकार ने प्रजामडल के द्वारा सत्याग्रह आदोलन छेडने से पूर्व 
ही दमन झ्रारंभ कर दिया । प्रो० प्रेमनारायण माथुर को मेवाड़ से निष्कासित कर 
दिया (२८-६-३८) । 
विजयदशमी के पवित्र दिन सत्याग्रह श्रारंभ होने वाला था। पुलिस सतर्क थी, 
स्थान स्थान पर पुलिस तैनात करदी गई थी । वह दिन मेवाड़ के इतिहास में उल्लेखनीय 
रहेगा जबकि भेवाड प्रजामंडल ने वर्मा जी के नेतृत्व मे सामन्‍्तशाही को चुनौती दी थी। 
मैवाड प्रजामंडल के सत्याग्रह को आरभ करने का तथा प्रथम सत्याग्रही बनने का गौरव 
श्ौर श्रेय फ्रान्तिकारी उत्साही युवक श्री रमेशचन्द्र व्यास को प्राप्त हुम्रा । बाजार में 
घटाघर के समीप वे प्रजामडल के साहित्य को जनता में बाटते हुए और उनको 
नागरिक प्रधिकारो को प्राप्त करने के लिए प्रजामडल के सत्याग्रह में सम्मिलित होने 
के लिए झावाहन करते, मेवाड़ प्रजामडल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तार 
हो गए । 
इसके उपरान्त क़मश: सर्व श्री भूरेलाल बया, मास्टर बलवन्तथ्विह मेहता, 
भ्रमृतलाल यादव, जयचन्द रेगर, परुपराम श्रग्रवाल, दपाशकर श्रोत्रीय, भवानीशंकर जी 
वंद्य, मथुराप्रसाद जी वेद, रामचन्द्र जी वंच, रूपलाल सोमानी, गोकुल जी घाकड़, 
कन्हैयालाल घाकड, वर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी वर्मा, रामादेवी श्रोभा, 
रामदेवी भारतीय, प्यारचन्द जी विश्नोई, श्रौर उनकी घमंपरनी श्रीमती भगवतीदेवी 
विश्नोई, नरेन्द्रपालसिह चौधरी, वर्मा जी की ज्येष्ठ पुत्री कुमारी स्नेहलता वर्मा, नन्‍्दलाल 
जीशी मोही, रामसिह भाटी मोही, भवरलाल आचार्य नाथद्वारा, उमाशकर हिवेदी, 
उदयपुर, नल  नसिह राठोड उदयपुर, शम्भुलाल सनाढ्य काकरोली, एक के बाद दूसरे 
सत्याग्रही गिरफ्तार होने लगे । गा 205 बहस कक पे 
श्री जनादंन राय पोठा उदयपुर, प्रो०शम्भुदयाल जगधारी उदयपुर, श्री रामचंद्र 
अग्रवाल उदयपुर, भवरलाल अग्रवाल उदयपुर, श्री भूरेलाल गेलडा, श्रीकृष्ण पचोली 
उदयप् र, श्री श्रमृतलाल वैद्य उदयपुर, श्री ओकारलाल वैद्य उदयपुर तथा श्री मुरलीघर 
हैडमास्टर उदयपुर पर पुलिस को सदेह था कि वे प्रजामंडल की सहायता करते है 
5 उनके समर्थक है उरहे चेतावती दी गई और पुलिस उन पर नजर रखती 
रही । 
कुल मिलाकर २५० से अभ्रधिक लोगो ने सत्याग्रह मे भाग लिया श्र उन्हें दंड 
दिया गया अथवा ,उनको मेवाड से निष्कासित कर दिया गया। मेवाड प्रजामडल के 
सत्याग्रही मेवाड़ प्रजामहल की मेवाड़ी जनता से अपील! सम्बंधी पोस्टर दीवारो पर 


११६ पदोगायथा भसारिवयलाल वर्मा 


चिपकाते, पर्चे बांठते और सर्वसाधारण को प्रजामडल के सत्याग्रह के लिए श्रावाहन 
करते । वर्मा जी साइक्लोस्टाइन से छप्वाकर अजमेर से यह परिपत्र मेवाड में भिजवाते 
सत्याग्रही उन्हे दीवारों पर चिपकाने और बाटते । प्रजामडल के सत्याग्रह सवधी समाचार 
तथा लेख सभी पत्रों में प्रकाशित होते। यो तो सभी पत्नो ने मेवाड प्रजामन्डल के 
सत्याग्रह का प्रचार और प्रकाथन क्रिया परच्तु अजमेर से प्रकाशित” रियासत के संपादक 
श्री ऋषिदत्त जी मेहता ने अपने पत्र द्वारा प्रजामन्डल का सवसे श्रधिक प्रचार किया । 
सत्याग्रह मे वर्माजी का सम्पूर्ण परिवार ही जेल में चला गया । केवल वर्माजी 
बाहर रहे जिससे कि वे सत्याग्रह की व्यूदरवना और संचालन कर सके । 
वर्माजी ने उन स्थानों का दौरा किया जहा भेवाड के लोग अ्रधिक संख्या से 
नौकरी करते थे श्रीर वहा मेवाड प्रजामडल की शाखाये स्थापित की। वस्वई, नागपुर 
जलगाव, तथा श्रकोला मे मेवाड प्रजामन्डल की जाखाए स्थापित की गई। मेवाड़ी 
लोग व्यापारी या उद्योगपति तो थे नही कारखानो मे श्रथवा दफ्तरो में नौकर थे फिर 
भी इन शाखाओं ने मेवाड प्रजामम्डल के प्रचार का श्रच्छा कार्य किया। प्रचार के 
श्रतिरिक्त थोडा वहुत चन्दा भी वे श्रापस मे करके भेजते थे । 
वर्माजी मेग्यड़ सत्याग्रह के लिए घन इकट्ठा करने के लिए वम्वई गए परच्तु 
राजस्थानी उद्योगपतियो और व्यापारियो ने मेवाड सत्याग्रह के प्रति तनिक भी उत्साह 
श्रौर सहानुभूति वही दिखाई उन्हे निराश होकर वहां से लौटना पडा। शेसावाटी तथा 
अन्य प्रदेशों के राजस्थानी मारवाडी व्यापारी या उद्योगपति या तो अपनी जाति के 
लिए श्रथवा अपने जन्मस्थान के गाव में कुछ कराने के लिए ही घन देते है अन्य कायो मे 
उनकी रुचि नहीं रहती है। फिर मेवाड प्रजामन्डल का सत्याग्रह तो राजनीतिक जागरण 
को जन्म देनेवाला था श्रस्तु उन्होने वर्माजी को कोई सहायता नही दी । 
वम्बई में धनकुतेरों से निराश होने के उपराष्त वर्माजी ने जो भी मेवाड़ी जहां 
थे उनसे सम्पर्क स्थापित किया श्र उनसे थोड़ा थोडा घन इकट्ठा कर प्रजामन्डल का 
काम चलाया यह लेखक उस समय वरेली कालेज में था। उदयपुर के विद्यार्थी जो 
बाहर कलकत्ते श्रादि स्थानों पर कार्य करते थे उनसे प्रजामच्डन के लिए घन एकत्रित 
कर वर्माजी को भेजता | इस प्रकार मेवाड प्रजामन्डल के सत्याग्रह के लिए किन्‍्ही 
धनकुवरों से नही वरन साधारण *थ्ति के मेवाडियो भ्रथवा मेवाड से सहानुभूति रखने 
वालो से धन प्राप्त किया गया। मेवाड प्रजामन्डल सत्याग्रह सच्चे श्र्थों मे जनआन्दोलन 
था। उसकी दूसरी विपक्षेता यह थी कि एक भी सत्याग्रही ने माफी नही मागी । पलिस 
का घोर दमन, प्रजामडल को परास्त नही कर सका। पुलिस बौखला उठी थी उसके 
कार्य उपहास योग्य होने लगे थे । एक घटना से पुलिस की उपहापजनक स्थिति भौर 
ज्ञानजुन्यता का परिचय मिल जाता है। भीलवाडा से जहाजपर जानेवाली मोटर 
बनास नदी की सा में फंस गई। सवारियों ने उतरकर जोर लगाया तो भी नही निकली 
दो बच्चो ने जनकी श्रायु बारह वर्ष के लगभग थी कहा भाइयो प्रजामच्डल की जय 
वोलकर घवका दो वस निकल जावेगी। सबो ने प्रजामडल की जय बोलकर बस में 


पशोगाया मा रिवयलाल वर्भा ११७ 


एक लाथ धक्का लगाया बस निकल गई। कारण यह था कि जयघोष के साथ ही 
सबो ने एक साथ घक्या लगाया था। परच्तु अपराध में उन दोनो वालको को गिरफ्तार 
कर लिया गया। इस घटना से यह पता चलता है कि पुलिस श्रधिक बौखला 
उठी थी। 
इस प्रकार अक्टूबर १६३८ से जचबरी १६३९ तक प्रजामडल का सत्याग्रह 
चलता रहा। अनेक सत्याग्रही गिग्फतार हो चुके थे । मेवाड सरकार से यह छिपा नही 
था कि सत्याग्रह इस कारण जीवित है समाप्व नही हो रहा है क्योकि श्री मारि[क्यलाल 
वर्मा बाहर हैं विरफ्तार नही हुए । अ्विक्तारियों की मान्यता थी कि श्री माणिक्यलाल 
वर्मा के जेल में बद होते ही सत्याग्रह ओर प्रजामडइल की गतिविधिया समाप्त हो 
जावेगी। भ्रतएवं उन्होने किसी भी प्रकार हो वर्मानी को विर्पतार करने का निश्चय 
किया। पुलिस के उच्च श्रधिकारियो को आज्ञा दे दी गई कि क्रिसी भी प्रकार क्यो न 
हो वर्मा को पकडना है। अब पुलिस ने अपनी सारी शक्ति वर्माजी को किसी भी प्रकार 
गिरफ्तार करने में लगा दी । 
मेवाउ पुलिस ने पहला पड्यन्त्र तो वह रचा कि जत्र वर्मा जी रतलाम होकर 
निकले तो उनको रेलवे कोच से बलपूर्वक उठाकर मोटर में डालकर >ीकघ्रतापुूर्वक मेवाड़ 
की सीमा में घुत्राया जाते। वर्मानी को दुरभिसन्बि वी सूचना मिल गईं श्रर्तु 
उन्होने रतलाम जाने के लिए जो तारोख निश्चित की थी उससे एक दिन पूर्व ही वे 
रतलाम से निकल गए इस कारण मेवाड पुलिस का वह पडयत्र श्रसफल हो गया। वर्मा 
जी के इस प्रकार बच निकलने से मेत्राड पुलिस और भी अधिक चिढ़ गई शौर वह 
किसी भी प्रकार वर्मा जी को गिरफ्तार करने की युक्तियां सोचने लगी । 
जब पहला पडयत्र असफल हो गया तो दूपरा रचा गया । पुलिस ने दो मीणों 
गौरु और रामचन्द्र को इनाम का लालच देकर तथा धमकी देकर श्रपना एजेन्ट बना 
लिया । वे दोनो देवली के पूराने और निष्ठावान काग्रेसी श्री कन्हैयालाल गोयल के पास 
झ्राए शोर उनसे श्रनुरोध किया कि वे मेवंड निवासी है और मेवाड़ सत्याग्रह में भाग 
लेना चाहते हैं श्रतएव वे उन्हे श्री वर्माजी से मिला दे । श्री कन्हैयालाल क्‍या जानते थे कि 
यह मेवाड पुलिस का वर्मा जी को गिरफ्तार करने का पडयत्र है। श्रतएवं उन्होंने उन 
दोनो के सबन्ध मे वर्मा जी को पत्र लिखा | वर्मा जी ने उन्हें सूचित कियां कि के 
२ फरवरी १६३६ को देवली पहुच रहे है तभी उन दोनो से बात करके निश्चय 
करेंगे । ग 
निश्चित दिन वर्मा जी अजमेर से नसीराबाद बस से जाना चाहते थे परन्तु बस 
छूट गई तो वे रेल द्वारा नसीराबाद पहुँचे । स्टेशन से दौडते हुए जब बस रटैण्ड पर 
पहुँचे तो देवली जानेवाली बस निकल छुकी थी । देवली बस सर्विस एक पारसी फ्रामजी 
की थी उत्तकी एक शाखा उदयपुर मे थी । इस कारण वे वर्मा जी तथा मेवाड सत्याग्रह 
से परिचित थे । वर्मा जी उनसे मिले और उनसे अनुरोध किया कि वे किसी प्रकार उन्हे 
देवली पहुँचाने का प्रबत्ध करदें। फ्राम जी वर्मा जी के व्यक्तित्व के प्रति मंत्र ही मन 


औड,  5 22 


ब्क्ल 


$१्द् पद्मीगाथा सारिवयलाल धर्मा 


श्रद्धा रखते थे। यद्यपि यह उनका वर्माजी से प्रथय परिचय था। उन्होने श्रपनी 
निजी कार द्वारा वर्माजी को भेज दिया और वे केकड़ी पहुच गए जहां उन्होने देवलीवाली 
बस पकड़ ली शौर दोपहर बारह बजे वे देवली पहुच गए। श्री कन्हैयालाल ने वर्माजी 
को उन दोनों मीणो से मिलाया । वर्माजी ने देर तक उन दोनों से वात की तो उन्हें 
उन पर सदेह हो गया । मेवाड़ पुलिस के हथकडो से अवगत प्रनुभवी वर्माजी समझ गए 
किये दोनो मेवाड़ पुलिस के भ्रुप्तचर है श्रस्तु बातचीत करके वर्माजी मे उन दोनों को 
विदा कर दिया । उन्होने उन दोनो को सत्याग्रह मे भर्ती करने से इन्कार कर दिया । 
सायकाल ६ बजे के समय वर्माजी, श्री कन्हैयालाल गोयल तथा उनके श्रन्य 
साथी जगल में शौचादि से निवृत होने गए। जब वे शौचादि से निवृत होकर वापस 
लौट रहे थे तो सादी पौशाक में मेवाड पुलिस के सिपाहियो ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ 
लिया । कन्हैयालाल गोयल तथा उनके साथियो ने वर्माजी को छुड़ाने का प्रयत्व क्या 
परन्तु मेवाड पुलिस के सिपाही सख्या मे बहुत अधिक लगभग पेतीस थे इस कारण वे 
उन्हें छुडा न सके । मेवाड पुलिस उन्हे घसीटते हुए बलपुर्वेक ब्रिटिश सीमा से सठे हुए 
कुछ दूरी पर मेवाड को सीमा पर स्थित ऊंच गांव मे ले गई । 
मेत्राड पुलिस की योजना यहु थी कि उनके वे दोनो ग्ुप्तचर मीणे वर्माजी से 
कहे कि वे अनेक व्यक्तियों को सत्पाग्रह के लिए तंयार कर सकते हैं यदि वर्माजी उनके 
साथ छिप कर चले और जब वर्माजी मेवाड़ मे उनके साथ श्रावे तभी उनको गिरफ्तार 
कर लिया जावे | परन्तु यह तभी सभव था कि जब वर्माजी के वे दोनो विश्वासपात्र 
बन जाते । परच्तु वर्माजी ने जब उन दोनो को सत्याग्रहियो मे भरती करने से ही 
इन्कार कर दिया तब मेवाड़ पुलिस को गहरी निराशा हुई। परतु वे किसी न किसी 
प्रकार वर्माजी को पकड़ने का निएचय कर चुके थे श्रस्तु उन्होने इस प्रकार ब्रिटिश 
शासिन प्रदेश से उन्हे बलपुर्वक पकड़ लाने की युक्ति सोची । 
पुलिस वर्माजी को देवली के समीप जगल से ऊचागाव तक घसीठती हुई लाई 
इस प्रकार उनके कपड़े फट गये, वे नग्व हो गए श्रौर उनका शरीर स्थान स्थान पर 
छिल कर घायल हो गया । ऊंचागॉँव पहुच कर पुलिस द्वारा वर्माजी को नग्न अवस्था में 
ही एक खम्भे से बाघ दिया गया । खम्भे से बाधने के उपरान्त उन पर बबंरतापुर्णो 
सार पड़ने लगी | मारनेवाले लात घृध्ो से नही वेतो तथा लकडी से उन्हे मार रहे 
थे। उन पर लकड़ी पडती श्रोर मारते वाला उनप्ते पुछिता “बोल तू महाराणा का 
राज्य लेना चाहता है” मर्मान्तक पीडा से पीड़ित होते हुए भी वर्मांजी वीरोचित उत्तर 
देते । “मैं राज्य अपने लिए नही मेवाड़ को जनता के लिए लेना चाहता हूँ” उसी समय 
तड़ाक से उनकी हड्डी पर लकड़ी पडती । मेवाड़ की पुलिस वर्माजी से बहुत खिजी हुई 
थी इस कारण उसने वर्माजी को इस क््रता और नृशसतापूर्वक मारा कि उनके प्रत्येक 
जोड़ और हड्डी पर गहरी चोटे श्रागई । जीवन के अतिम दिनो मे वर्भा जी ने इन 
चोटो के संबन्ध में एक स्थान पर लिखा है “श्राज भी उस भयकर मार का प्रभाव भेरे 
धरीर से मिटा नही है कभी कभी जब बादल होता है या अ्रधिक ढंड पड़ती है तो उन 


पदोगाया मारिक्यलाल वर्मा ११६ 


स्थानों पर भयकर और असहनीय पीड़ा होती है । वह भयानक हृदय आज भी अपनी नरन 
करता और वर्बरता के कारण मुझे स्मरण हो आता है।” 
जब वर्माजी पर लाठियो का प्रहार हो रहा था तो भविष्य मुस्करा रहा था। 
जब उनसे पूछा जाता “वोल तू महाराणा का राज्य लेगा” और वर्माजी उत्तर देते 
अपने लिए नही मेवाड़ की जनता के लिए” और तभा उन पर कठोर छाडी प्रह्मर 
होता तो उस समय सत्ता के मद से अधे वे सिपाही श्रौर पुलिस अधिकारी नही देख पा रहे 
थे कि उनकी प्रत्येक लाठी केवल महाराणा के शासन को ही नही उनके गौराग प्रभुओ 
के शासन और सत्ता को भी ध्वस करनेवाली है। 
उन पुलिस अधिवारियों और पुलिस के सिपाहियो तथा महाराणा के श्ननुचरों 
को क्या मालूम था कि जिस वर्माजी को महाराणा का राज्य लेने का दुस्साहस करने के 
कारण मारा जा रहा है नो वर्षो के उपरान्त वही व्यक्ति केवल मेवाड़ का ही नही 
मेवाड़ सहित अनेक राज्यो का शासक बनेगा ओर मेत्राड का महाराणा तथा श्रन्य राज्यो 
के नरेश उसके शासन की दी हुई पेशन पर अपना जीवन निर्वाह करेंगे । 
मानव जाति के प्रारम्भिक काल से आज तक का इतिहास्त निरन्तर एक ही 
कहानी कहता भा रहा है कि देशभक्तो के बलिदान और त्याग का मुकाबला बड़े से बड़ा 
शक्तिशाली साम्राज्य भी नही कर सकता । एक सम्राट या साम्राज्य दूसरे सम्राट 
या साम्राज्य से श्रपनी सेनाओं द्वारा रणभूमि में मुकाबला कर सकता है। परन्तु देश 
पर श्रपना सर्वस्व अपेण करनेवालों के वलिदान और त्याग के सामने बडी से बड़ी शक्ति 
झौर साम्राज्य भी टिक नही सकता | इतिहास का यह प्रूव सत्य सत्ता के मद से अन्धे 
शासको की पकड़ में कभी नही झ्राया । सभवत. नियति भी यह नहीं चाहती। यदि 
सत्तारूढ व्यक्ति या समूह इतिहास के इस, ध्रुव सत्य को श्रगीकार कर लेता तो सभमवत, 
देश के लिए त्याग और बलिदान की गौरवमयी पावनधारा कूठित होकर लुप्त हो जाती 
भ्ौर थुगो युगी से जो मानवजाति में मानवमूल्यों को प्रस्थापित्त करनेवाले बलिदानो 
पुस्प जन्म लेकर बलिदान और त्याग को अग्नि में तपकर, सर्वक्ताधारण के लिए झ्रादर्श 
स्वरूप निकलते रहे है वह परम्परा समाप्त हो जाती । तो वर्माजी भी उसी श्र खला के 
एक गौरवशाली कडी थे जो मानवजाति में बलिदान और त्याग की गौरवमयी परम्परा 
को बलवान और श्रक्षुण बनाते है । 
हां तो वर्माजी नग्न खम्भे से बच्चे पिट रहे थे। ऊचागाव की पुलिस चौकी 
के हैड कास्टेबिल उन्हे नग्न देखकर लज्जित हो रहे थे । उन्होने एक मिल के कपडे की 
बनी घोती वर्माजी को लाकर दी परन्तु वर्माजी ने उसे पहनने से इसलिए इन्कार कर 
दिया क्योक्रि वह मिल की थी। हेडकान्धटेविल भूपालसिंह ने कहा कि बहुत भटह्दा लग 
रहा है तो वर्मा जी ने उत्तर दिया कि मै केवलमात्र खादी पहिनने की अपनी प्रतिज्ञा 
को नही तोड सकता । श्रतएवं भूपालसिह ने आदमियों को भेजकर बुनकरो के यहां से 
मोटा रेजा मगवाया और उसकी तीन पट्टिया सिलवाकर वर्माजी को वहु कपड़ा दिया 
गया तब वर्माजी ने उसे पहल अपनी लज्जा का निवारण किया | 


१२० पंशीगायथा मारिवयलाल वर्भा 


उसके उपरान्त रात्रि मे ही उन्हे ऊचा गांव से भीलगाड़ा होते हुए उदयपुर 
पहुँचा दिया गया । रात्रि मे स्टेशन पर ही उन्हे पुलिस की चौकसी मे रखा गया। 
स्टेशन पुलिस चौकी मे भेव्राड प्रजामन्डल के सत्याग्रही भवरलाल प्रेज्ञाचक्षु तथा गोकुलजी 
धाकड़ बिजोल्या निवासी हिरासत में थे। उन्हे जेल भेज दिया गया औझौर वर्माजी को 
वहां रखा गया। 

वर्माजी पर मेवाड़ प्रवेश निपेध की राज्य श्राज्ञा क। उल्लंघन कर मेवाड़ की 
सीमा में घुसने का आरोप लगाया गया। न्याय का नाटक किया गया और वर्माजी को 
दो वर्ष के कारावास का दण्ड दे दिया गया। जो मेवाड़ की पुलिस ब्रिटिश राज्य से 
डाकुओ की भाति वर्माजी को जबरदस्ती उठा लाई उसको दडित व कर वर्माजी पर 
भूठा अभियोग चलाकर उनको मेवाड़ की सीमा में घुस आने के अपराध मे दडित क्रिया 
गया। वह न्याय का उपहांस नही तो श्रीर क्या था। परन्तु उस समय देशी राज्वो में 
न्याय की तुला शासन के सकेतो पर भुकती थी अ्रतएवं मेवाड़ के न्‍्यायारूय से और 
झाशा ही क्या की जा सकती थी | 

वर्माजी को ब्रिटिश प्रदेश से जबरदस्ती पकड ले जाने का समाचार जब महात्मा 
गांधी को मिल तो महात्मा जी को भी गहरो पीड़ा और क्षोभ हुआ । अ्रभी तक उन्होने 
भेवाइ प्रेजामन्डल के सत्याग्रह के सम्बन्ध मे मौन धारण किया हुआ था उसके सम्बन्ध मे 
कुछ भी लिखा या कहा नही था । किन्तु इस घटना से उनका भी मौन हट गया उन्होंने 
ययग इडिया मे वर्माजी की गिरफ्तारी के इस घुणित तरीके की खुले रूप मे भत्संना और 
निन्‍्दा की । 

महात्मा गाधी ने मेवा्ट प्‌ लिस द्वारा सत्याग्रहियो के साथ किए गए श्रमानवीय 


व्यवहार के प्रति प्रथम वार 'हरिजन' (अग्रेजी) मे अ्रपना जो मत व्यक्त किया उसका 
हिन्दी भ्रतुवाद नीचे लिखा है :-- 


मेंबाड़ : 
एक सवाददाता ने लिम्नलिखित सक्षिप्त व्यापारिक ढंग का नोट लिख 

भेजा है :-- 
प्रथम घटता' घटना की तारीख १४ दिसम्बर १६३८ घटना स्थल ब्रिटिश 
प्रदेश मे देवली कस्बे मे एक सड़क का पूल : मेवाड राज्य * लगमग बारह गज की 

दूरी पर । 
सक्षेप मे घटना सम्बन्धी तथ्य चौदह दिसम्बर १६३८ को मेवाड़ प्रेजामन्डल 
के एक कार्यकर्ता श्री मध्लुराप्तसाद बेद्य जो कि मेवाड़ प्रजामन्डल का देवली मे प्रचार 
कार्य कर रहे थे उस पुल पर बेठे हुए मेवाड़ प्रजामन्डल सम्बन्धी साहित्य आनेजाने 
- वालो को वितरित कर रहे थे। तभी यकायक मेवाड़ के ऊचा गाव थाने के दो पुलिस 
कांस्टेविलो ने उन पर श्राक्ममण कर दिया । उनमे से एक ने जो भी उनके पास साहित्य 


२७५ 3०० ढ्र बलम ८ आन्मे+० ८ आब 


६3 


पज्ञो गाथा मारि[क्यलाल वर्मा १११ 


था छीन लिया और उसे वही जला दिया । दूसरे ने उन पर प्रहार करके उन्हे नीचे 
गिरा दिया और दोनो उन्हे झद्धं वेहोशी की अवस्था मे वलपूर्वक समीप ही बारह गज की 
दूरी पर रिथत मेवाड राज्य प्रदेश में निर्देयतापुनंक घसीट कर ले गए। वहा उनको 
गिरफ्तार कर लिया गया । वेद्य मथुरागप्रसाद की उन कान्टेविलो ने ऊचागाव के थाने तक 
ले जाते समय मार्ग में बुरी तरह से पिटाई की । अब उनको नौ मास के कारागार का 
दण्ड दे दिया गया है। 

दूसरी घटना ->घटना की तारीख २ फरवरी, १६३९, घटना स्थल देवली 

ब्रिटिश प्रदेश की सीमा पर । 

भेवाड़ प्रजामण्डल के मनन्‍्त्री श्री माशिवयलाल वर्मा २ फरवरी, १९३६ को 

कतिपय कार्यक्ताश्रो से परामर्श करने के लिए देवली गए थे जो प्रजमेर मेरवाड़ा के 
ब्रिटिश प्रदेश का एक कस्वा है। सायकाल लगभग ६-३० (साढे छ बजे) उन पर तथा 
उनके चार साथियों पर भेवाड पुलिस के पन्द्रह आदम्मियो ने लाठियो से आक्रमण कर 
दिया । सभी पाचो व्यक्ति बुरी तरह घायरू हो गए श्ौर वे लोग श्री माणिक्यलाल वर्मा 
को भाडियो और कटटो मे से श्रत्वन्त निर्देबतापूर्वक तथा शअभ्रमानवीय ढग से मेवाड़ के 
प्रदेश तक घसीटते हुए लें गए जो कई सी गज की दूरी पर स्थित था। देवली थाने में 
इस दुर्घटना की रिपोर्ट की गई विन्तु पुलिस ने रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। 
थाने के दीवान को वहुत खोजा गया परन्तु वह नही मिला । ऐसा प्रत्तीत होता था कि 
सारी घटना पूर्व आयोजित थी । मारिक्यलालजी को मेवाड़ राज्य मे ले जाकर कंद कर 
लिया गया श्रौर उन्हे ऊचागाव के थाने मे ले जाया गया । 

सवाददाता आगे लिखता हे - 

“श्री माणिक्यलाल विजोल्या के निवासी है। वे पिछले वीस वर्षो से किसानों में 
सेवाकार्य कर रहे है । एक वर्ष पूर्व उन्होने मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना की थी। 
किन्तु स्थापना के कुछ ही दिनो बाद उसे गेरकानूनी घोषित कर दिया गया। इस 
कारण उन्होने कुछ महीनो पहले सत्याग्रह झरारम्भ किया था। मै इन धटनाग्रो की 
जानकारी आपके पास इसलिए भेज रहा हु क्योकि श्रव आपने सावेजनिक रूप से देशी 
राज्यो के सम्बन्ध मे लिखना शुरू कर दिया है। क्या श्राप कृपा कर हम कार्यकर्ताओं 
का मार्गनिर्देश करेगे कि ऐसी परिस्थिति मे हमे क्या करना चाहिए।” 

यदि यह सत्य है तो यह समाचार विचित्र है। यह समभना कठिन है कि 
मेवाड़ पुलिस ने इन कार्येकर्ताश्रों को मेवाड़ राज्य सीमा मे क्यो गिरफ्तार नही किया। 
प्रधवा क्या वात यह थी कि वे कार्यकर्ता मेवाड 5॥देश से दूर रहते थे ? जो भी हो मुझे 
यह गिरफ्तारिया गरकानूनी प्रतीत होती हे । कार्यकर्ताओं को घसीटना आक्रमण अथवा 
प्रहार करना। मैं केवल यही परामर्श दे सकता हु कि यह कानूनी कार्यवाही करने का 
मामला है। प्रजामण्डल को कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए । 

किन्तु राज्यो मे सविनय श्रवज्ञा करनेवालो को याद रखना चाहिए कि 
वाह्तविक युद्ध तो श्रभी भ्रानेवाला है। देशी राज्य फिर चाहे वे बड़े हो या छोटे हो 


१२२ पंशोगाया मारि[कयंलाल रचा 


ऐसा प्रतीत होता है कि वे सम्मिलित ढग से कार्यवाही कर रहे है । वे अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश 
भारत मे सत्याग्रह श्रादोलन के विरुद्ध व्यवहार मे लाए गए तरीकों की नकल कर रहे है 
भौर इस वात की सभावना है कि वे उनकी भयकरता और भयानकता में श्रौर अधिक 
सुधार करे । वे सोचते है कि उन्हे जनमत का कोई भय नही है । क्योकि राज्यों मे बिरले 
व्यक्तियों को छोड कर कोई कुछ कहनेवाला नहीं है। परन्तु सविनय-अवज्ञा करनेवाले 
(सत्याग्रहियो) जो कि सच्चे दै वे केसे भी भयानक तरीके हो उनसे डरेगे नही । 

सेगांव-- हरिजन १८-२-३ ६९ 

मेवाड प्लिस द्वारा ब्रिटिश शासित प्रदेश से वर्मा जी को डाकुओ की भाति 
वलपूर्वंक पकड ले जाने के इस जघन्य कार्य की सभी समाचारपत्रो ने कठोर निन्‍्दा की | 
महात्मा गावी द्वारा हरिजन मे उसकी भत्सेना श्लौर कडी श्रालोचना से भारत सरकार के 
विदेशी विभाग भें भी खलबली मच गई । मेवाड रेजीडेट से रिपोर्ट मांगी गई। मेवाड 
रेजीडंट ने मेवाड़ के प्रधान मन्त्री दीवान बहादुर पडित धर्मनारायण से पुछा कि इस 
आ्रारोप मे कितना तथ्य है कि मारिक्यलाल वर्मा को मेवाड पूलिस ब्रिटिश शासित प्रदेश 
प्रजमेर मेरवाडा के देवली स्थान से घोखा देकर बलपूर्वक पकड़ ले गई | भारत सरकार 
द्वारा इस पूछताछ से मेवाड़ का शासन भयभीत हो उठा। प्रधानमत्री ने इस्पेक्टर 
जनरल पूलिस से रिपोर्ट मागी श्रौर उत्तर स्वरूप र॑जीडेट द्वारा वही रिपोर्ट भारत सरकार 
को भेजदी गई । 

इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस ने दीवान वहादुर श्री धर्मनारायण को जो रिपोर्ट भेजी 
उसका साराश नीचे लिखा हे । 

“पूलिस पार्टी जिसमे एक हैड कान्‍स्‍्टेविल तथा तीन सिपाही थे जहाजपुर सकिल 
इन्स्पेक्टर द्वारा जहाजपूर जेल से भागे हुए कजरो को पकडने गई। जब प१लिसदल 
कुछलवास से ऊच।गाव को लौट रहे थे उन्होने कुछ लोगो को मेवाड प्रजामडल के गाने 
गाते और मेवाड प्रजामण्डल की जय के नारे लगाते सुना | पुलिस पार्टी उघर गई वहा 
माणिक्यलाल वर्मा, देवली के कन्हैयालाल, घिसालाल महाजन, मधिया खाती तथा रामा 
नाई और ऊचागाव श्रीकृष्ण कोटिया और किजोरीलाल ब्राह्मण गोसाइयो के कुए पर 
बेठे गा रहे थे । पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया परन्तु उन्होंने लाठियो और पत्थरों 
से पुलिस दल पर हमला कर दिग्रा। इस भगड़े से और सव तो भाग गए परन्तु 
माणिक्यलार पकड़े गए | पुलिस को चोटे लगी | यह कहना गलत है कि मारिक्यलाल 
को देवली से उड़ाया गया" 

कोई साचारण वुद्धि वाला व्यक्ति भी ऊपर लिखे उत्तर से यह जान सकता 
है यह पुलिस की गढी हुईं कहानी है। अ्रस्तु ए. जी. जी तथा भारत सरकार का वैदेशिक 
विभाग इस स्पप्टीकरण से सतुप्ट नही हुआ । मेवाड के प्रधान मन्त्री से ए.जी जी ने 
अ्रप्रस्तता प्रकट की परन्तु प्रकट रूप मे मेवाड़ सरकार के अनुनय॒ विनय पर इस मामले 
थ्रागे नही वढाया । 


मेवाड़ की अदालत मे त्याय का नाटक समाप्त होने पर जब वर्मा जी को दो 


पंशोगाया मारि[्यलाल धर्मा १२३ 


वर्ष की सजा हो गई तो कुछ दिनो तक उनको शिकारवाड़ी मे रखा गया। जहा पहले 
किसी समय श्री विजर्यासह पथिक को क्रेद किया गया था। वाद को वर्माजी को भी 
सेन्ट्ल जेल भेज दिया गया | मेवाड प्रजामडल के सत्याग्रही वहा पहले से दह्वी कंद थे । 
सत्याग्रहियो को साधारण कंदियो से न मिलने देने के उदं इय से सभी को “पृथक वाड्ड 
ये रखा गया था । वर्माजी को भी वही रख दिगा गया । जब श्री विजयसिह पथिक को 
मेवाड़ सरकार ने लम्बी सजा दी थी तब मुख्य जेल के बाहर की ओर एक विशेष वाडें 
उनके लिए बनवाया गया था। मेवाड़ प्रजामडल के सत्याग्रहियो को उसी मे रखा 
गया । 
जब वर्माजी सेन्‍्ट्रल जेल पहुँच गए तो वहा से उन्होने प्रजामडल के कार्यकर्ताओ्रो 
के पास गुप्त रूप से विस्तृत आ्रादेश भेजे कि किसको कहा बंठकर क्या करना है, किसको 
कितनी आर्थिक सहायता देनी है। श्रीमती नारायणी देवी तब तक छूट चुकी थी ? उनके 
लिए वर्माजी ने जेल से प्रजामइल कार्यालय को आदेश भेजा कि उन्हे पच्चीस रुपए 
मासिक से अधिक आझराथिक सहायता नही देता उन्हे २५) में ही अपने परिवार का निर्वाह 
करना चाहिए | उन्हे ( वर्माजी को ) छूडाने के प्रयत्न में व्यर्थ शक्ति नष्ट न की जाय । 
सब कार्यकर्ता जमकर और एकता के साथ काम करे। यद्यपि वर्माजी जेल मे बद थे 
परन्तु वे जेल से ही सत्याग्रह का मार्ग निर्देशन श्रौर सचालन करते थे । जो भी सत्याग्रही 
जेल से श्रपनी सजा समाप्त कर छूटते उन्हे वे विस्तारपूर्वकं सब बाते समझा देते श्रौर 
उन्हे क्या काम करना है इसके सम्बन्ध में श्रादेश देते थे । यो भी मेवाड़ सेन्ट्रल जेल से 
गुप्त रूप से मेवाड प्रजामडल के वाहरी कार्यकर्ताश्रों से वे सम्पक बनाए हुए थे श्रौर उन्हे 
समय समय पर विघ्तृत श्रादेण भेजते थे । जो भी सत्याग्रही जेल से छूटते उनके श्रादेशानुसार 
निर्वारित कार्य मे जुट जाते । 
मेवाड सरकार का विश्वास और मान्यता थी कि वर्माजी के गिरफ्तार होते ही 
सत्याग्रह समाप्त हो जायेगा परन्तु वसा नही हुथ्रा सत्याग्रह पूर्ववत चलता रहा। श्रीमती 
तारायणी देती वर्मा उनके जेल जाने से पहले ही छूट चुकी थी उन्होंने श्रजममेर जाकर 
प्रजामडल के मत्रि पद का भार सम्हाला ओर श्री नन्दलाल जोशी (वे भी जेल से छूट 
चुके थे ) उनके सहायक के रूप मे कार्य करने लगे । इस प्रेकार वर्माजी के गिरफ्तार 
हो जाने पर भी मेवाड प्र॑जामन्डल का कार्य तथा सत्याग्रह पृूवंदत चलता रहा। 
सत्याग्रही मेवाड प्रजाम हल का भडा और वोड् लेकर निकलते प्रैजाम डल सम्बधी 
साहित्य बाटते, सर्वसाधारण को सत्याग्रह भ सम्मिलित होने का आआराद्वान करते, 
मेवाड़ प्रजाम डल के उद्देष्यो को बतलाते, तथा नारे लगाकर गरिरफ्वार हो जाते | 
वर्माजी के गिरफ्तार हो जाने के उपरान्त मेवाड़ पुलिस निश्चिन्त हो गई 
थी । सोचती थी कि अभ्रव सब शान्‍्त हो जावेगा । परन्तु एक सप्ताह बाद ही € फरवरी | 
१६३६ को उदयपुर मे घटाघर के ( कोतवाली के नीचे ) नीचे मेवाड़ प्रजामंडल की 
जय का घोष सुनाई दिया। श्री पचन्‍्नालाल दर्जी अपने हाथ मे मेवाड़ प्रजामंडल का 
भड़ा लिए मेवाड़ प्रजामडल सवधी गाने गाते हुए प्रचार कर रहे थे। पुलिस मे उन्हें 


१२४ धंशोगाया सारि[क्यलाल धर्मा 


तुरन्त गिरफ्तार कर लिया । श्रव पुलिस की समझ में आया कि बर्माजी की गिरफ्तारी 
से सत्याग्रह समाप्त नही हो गया । अस्तु पुलिस सतक॑ श्रौर चौकस्ती हो गईं। १२ 
फरवरी १६३६ श्री धनराज भारती ने, जो हिसार ( पजाब ) के निवासी थे पर उस 
समय मेवाड में रहते थे, सत्याग्रह किया । एक हाथ में उनके मेवाड़ प्रजामडल का कड़ा 
था और दूसरे मे प्रजामडल का बोर्ड था। मेवाड प्रजामडल की जय का घोष करते 
हुए वे चल रहे थे उन्हे पुलिस ने केद कर लिया और उन्हे एक वर्ष का कठोर कारावास 
दे दिया गया | इनके अतिरिक्त श्री मोहनलाल सोनी, श्री रोशनलाल वडिया, चन्दुलाल 
सुखवाल अनेक सत्याग्रही पकड़े गए परन्तु प्रमाण न मिलने के कारण छोड़ दिये गए। 
श्री चुन्तीलाल देवगढ़ से उदयपुर सत्याग्रह के लिए श्रा रहे थे खेमली स्टेशन पर ही 
पुलिस ने उन्हे पकड लिया | उन्हें अदालत ने एक वर्ष की सजा दे दी | दस मार्च को 
श्री शक्रर काकरोली मे सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हे ६ महीने 
की सजा दे दी गई । प्रोही के श्री चन्दलाल जोणी ने राज्य के विरोध मे रचनात्मक कायें 
की एक प्रदर्शनी करने को महात्मा गाधी से सलाह मागी। इसको भी इचन्सपेक्टर 
जनरल पुलिस ने राजद्रोहात्मक कार्यत्राही समझा श्रौर उन्हे पकड लिया गया। परच्तु 
बाद को छोड़ दिया गया । 

मेवाड़ इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस की जानकारी श्रौर श्रज्ञता का एक नमूना यह 
था कि जब वर्षा से श्री ऋष्णदास जाजू सेवाड मे खादी प्रच:र के लिए आए तो इच्स्पेक्टर 
जनरल महोदय ने उनके सस्वन्ध से लिखा “एक सस्माजवादी सुधारक तथा वर्षा के 
प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता” जिस राज्य की पुलिस का सर्वोच्च श्रधिकारी इतना अवृभ हो 
उससे क्या श्राशा की जा सकती थी | कहने का तात्पर्य यह है कि वर्माजी की गिरफ्तारी 
के उपरान्त भी सत्याग्रह रुका नही चलता रहा। 
जेल जीवन की झाको : 

मेवाड सरकार ने सत्याग्र हियो को राजनीतिक कंदी रवीकार नही किया । उनके 
साथ राघारण कंदियो से भी बुरा व्यवहार होता था वयोकि राज्य सरकार प्रजामण्डल 
के रात्यामह से बोखला उठी थी | वह बहुत रुप्ट थी | सत्याग्रहियो के साथ बहुत बुरा 
व्यवहार किया जाता था। मिट्टी मिले हुए जो के झाठटे की रोटी उन्हें खाने की दी जाती 
थी। बेबल वीमार होने पर डाक्टर को रिपोर्ट पर गेहूँ की रोटी खाने को दी जाती 
थी। मि फ्ार ऊरते के समय जो वर्माजी की भयकर पिटाई हुई थी उससे उनके शरीर मे 
दर्द था । उनका रवास्थ्य खराब था फिर मिट्टी मिले हुए जौ के आटे की रोटी खाने के 
कारण उनकी पाचन क्रिया खराब हो गई । कभी कभी जेल कर्मचारी सत्याग्रहियों के 
साथ अग्योमनीय ग्रौर श्रल्‍द्र व्यवहार भी करते थे । जयचन्द रेगर को बहुत पीटा गया 
जिसके वासरण उनकी आख की ज्योति जाती रही । यदि सत्याग्रही बोमार हो जाता 
तो डाबटर उपेक्षा करते उसकी ओर ध्यान नही देते। कंदियों के रहने का स्थान खराब 


धोर भ्रस्वस्थकर धा। पाखाने की उचित व्यवस्था नही थी। इस कारण सत्याग्रहियो 
पा रवास्थ्व गिर गया । 


पशोगाया माशिक्यलाल वर्मा १२४५ 


जेलर किशनसिह अत्यन्त प्रतिक्रियावादी दम्भी और रुढिवादी थे। अतएव 
वे आए दिन सत्याग्रहियो से उलभते रहते थे । यद्यपि वर्माजी तथा श्रन्य सत्याग्रही 
साधारण बदियों से पृथक रखे गये थे परन्तु स्तान करने के लिए एक ही स्थान था । 
स्नान के लिए सत्यागहियों को जिस मार्ग से जाना पडता था उसके मध्य जेल का कार्यालय 
भी था। एक वार जब मथुरालाल वंचद्य स्वान के लिए जा रहे थे तो जेलर श्री किशन 
सिंह ने उन्हे रोक्त कर कहा कि जेल के दफ्तर के सामने नंगे सिर जाना मना है। जब 
कभी दफ्तर के सामने से निकलों टोपी लगाकर निकलना होगा | वेद्य जी उस दिन तो 
श्रच्छा कहकर चल दिए । दूसरे दिन ठीक उसी समय फिर नगे सिर स्तान करने के लिए 
निकले । ठीक दफ्तर के सामने जाकर सत्याग्रही कंदियों को सबोधित कर बड़े जोर से 
चिल्लाए “दोडो दौडो” मैं श्रपनी टोपी लगाना भूल गया हूँ दफ्तर की इज्जत बिगड़ 
रही है। टोपी ले आइए जिससे सर पर लगालू' सभी कंदी खूब कहकहा लगाकर 
हस रहे थे । साधारण कंदी भी इस काड से बहुत श्रसन्न थे। उन्होंने श्रपते जेलजीवन 
मे पहली वार किसी कैदी धारा जेलर की ऐसी कठोर मजाक बनाते देखा था। बेचारे 
जेलर महोदय चुप थे । लज्जा के मारे उनका मुख श्रीहीन होगया था। उस दिन से फिर 
उन्होंने किसी नंगे सिरवाले को नही टोका ) 
बड़ो हुकुम : 
उत्तर प्रेदेश का एक व्यक्ति जमादार पद पर नया नियुक्त होकर आया था । 
जेलर किशनर्सिह जब उन्हें पुकारते तो वे अपने स्वभाववण उत्तर देते “जी साब ” 
जेलर साहव बहुत नाराज होते एक दम आगबजूला हो जाते उसे डाटते-- कहते 
“बेवकूफ बोलने की भी तम्ीज नही है “ बेचारा परेशान था साथियो से पूछने पर पता 
चला कि उसे जी साहव' नही “बडो हुकुम कहना चाहिए किश्तु वह वेधारा उत्तर 
प्रेदेश का रहनेवाल/। जीवन भर की श्रादत से मजघूर था। बहुत कुछ प्र॑यत्व करने 
पर भी मुह से 'जी साहब' मविकल ही जाता तो डांट खानी पडती। 
एक दिन उसने वर्माजी के पास जाकर उन्हे अपत्ती कष्ट गाथा सुनाई । स्वभाव 
से ही उग्र क्रान्तिकारी विचारों के वर्माजी को “बडो हुकूम” में गहरे सामन्तवाद की 
घ्वनि सुनाई पड़ती थी । वे इस शब्द के प्रेयोग के कट्टर विरोधी थे । जमादार की 
कहाती सुन कर उन्हे बहुत क्रोध आया उन्होने उससे कहा अच्छा तुम जाश्रो इसकी 
चिकित्सा में करूगा। दूसरे दिन जब जेलर महोदय श्राए तो वर्माजी ने उनसे कहा 
/ जब हमारी हकूमत होगी तो पहला कानून यह बनेगा कि “बड़ों हुकुम” कहनेवाले पर 
एक आता और सुननेबाले पर दो श्राना जुर्माना किय्य जाबे। जेलर महोदय उनके 
सकेत को समझ गए और उस जमादार के फिर वे कभी “जी साहब” कहने पर 
नही बिगडे। 
वर्माजी को उन सभी बातो से बहुत चिढ़ थी जिनसे किसी भी प्रेकार 
फिर चाहे वह परीक्षा रूप से ही क्यो न हो सामन्तवाद का तनिक भी सम्बन्ध होता 
था। एक बार स्वयं लेखक ” बड़ो हुकुम” सुनने का दोषी वन गया । बात तब की 


१२६ यद्योगाया मारिवयलाल वर्मा 


है जबकि लेखक महाराणा भूपाल कालेज का आचायें था। बहुधा वर्माजी से मिलना 
होता । एक बार लेखक और वर्माजी ने कही जाने का निशचय किया। लेखक का 
ड्राइवर श्र॒जुन उदयपुर के समीप भुआखणा ग्राम का रहनेवाला था उसे मेवाडी होने के 
कारण “बड़ो हुकम” कहने का अ्रम्यास था। लेखक ने उसको कई वार टोका, उसे समझाया 
कि “जी” कहा करो परल्तु अ्रभ्यास होने के कारण उससे वहुधा “बड़ी हुकम” निकल 
ही जाता था । जब लेखक वर्माजी के साथ गाड़ी मे वेठने लगा तो उसने अजुन 
से कहा कि अमुक स्थान पर चलो वह वोला “बडो हुकम” | वर्माजी ने लेखक से हंसते 
हुए कहा “सक्सेना जी श्रापसे दो श्राना दण्ड का वसूल करना होगा” लेखक ने तुरन्त 
दो आने उनके हवाले कर दिए । 


मेवाड़ में श्रकाल : 


जब वर्माजी गिरफ्तार हो गए और सेन्द्रल जेल मे कैद कर लिए ग्रए उसी 
समय मेवाड़ में भयकर दुश्भिक्ष पड गया । वर्माजी ने जेल से श्रीमती नारायणीदेवी को 
तथा अन्‍य सभी कार्यकर्ताश्रों को कटलाया कि प्रजामडल को तुरन्त “श्रकाल सहायता 
$ समिति” की स्थापना कर लेनी चाहिये और श्रकाल राहत का कार्य शुरू कर देना 
चाहिये । श्री नन्दलाल जोशी उदयपुर श्राकर वर्माजी से मिले । वर्माजी ने अकाल राहत 
कार्य के सबच्र में उनको विध्तारपूर्वक निर्देशन देकर विदा किय्रा | वर्माजी ने अश्रकाल 
राहत कार्य के सबय में विस्तृत निर्देशन देते के उारान्त नन्‍्दआल जोशी से कहा कि 
जब “अक्राल सहायता समिति” की उदयपुर मे स्थापना करो तो राज्य से उसके 
स्थापित करने की ग्राज्ञ। कदापि न लेना । यह हमारी नीति के सर्वया विरुद्ध है। 
यद्यपि अकाल महाया। करा कार्य शुद्ध सेवा के। रववात्मक कापे था उससे राजनीति का 
तनिक भी सबब नही था। भ्रक्राल सहायता समिति' मेत्राड़ प्रजामडल से और पृथक 
सस्था होती परन्तु फिर भी वर्माजी जैसे स्वाभिमानी और क्रान्तिकारी विचारों के 
व्यक्ति के लिए यह सह्य नही था कि जिप प्रश्न पर मेवाड़ प्रजामंडल और राज्य का 
मोलिक विरोध है रचवात्मक कार्य के लिए ही सही मेवाड़ प्रजामडल के कार्यकर्ता 
राज्य सरकार की उस आज्ञा को कि कोई भी सस्था बिना राज की आज्ञा के स्थापित 
नही की जासकती रवीकार करले । श्रस्तु उन्होने प्रजामडल के कार्यकर्ताश्रो को हृढ़ता- 
पूर्वक विना राजाज्ञा प्राप्त किए श्रकाल सहायता समिति स्थापित करने शौर श्रकाल 
सहायता का कार्ये श्रारभ कर देने का श्रादेश दिया। प्रजामडल के कार्यताओ ने श्रकोल 
सहायता समिति को विना राज्य से श्राज्ञा लिए स्थापना कर दी भौर सहायता कोाये 
भ्रारभ कर दिया परन्तु इस वार राज्य ने कोई हस्तक्षेप नही किया । 
वर्माजी से श्रावेश पाकर श्रीमती नारायणीदेवी वर्मा तथा श्री ननन्‍्दलाल 
जोणी ने जेल के वाहर जो भी भेवाड प्रजामडल के कार्यकर्ता थे उनको नाथद्वारा श्रकाल 
समस्या पर विचार करने के लिए भ्रामत्रित किया। नाथद्वारा मे उन कार्यकर्ताप्रो ने मेवाड़ 
श्रकाल सहायता समिति की स्थापना की | प्रजामडल को अकाल सहायता की श्रोर से 
कुम्भलगढ़, वारापाल, जहाजपुर, वनेड़ा, कांकरोली श्रादि स्थानों पर सहायता केन्द्र 


पशोगाया भा शिवकयलाल वर्मा १२७ 


खोले गए | श्री मनोहरसिह मेहता का बोगोद सेवा सघ स्वतत्न रूप से श्रकाल सहायता 
कार्य कर रहा था उसे श्राथिक सहायता दी गई। मेवाड़ प्रजामडल के कार्यकर्ताओ्रों ने 
वर्माजी के निर्देशन मे श्रकाल सहायता कार्य जिस निष्ठा श्रीर लगन से किया उसकी 
प्रशंसा राज्य के अश्रधिकारियों ने भी की थी । 
जिस समय मेवाड़ भीषण दुर्भिक्ष की विभीषिका का सामना कर रहा था। 
मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ता उससे युद्ध कर रहे थे, मेवाड प्रजामडल के प्राण +तथा सर्व॑- 
माम्य नेता वर्माजी जेल में थे। श्री ऋषिदत्त मेहता ने अ्रपने पत्र “र।जस्थान” के द्वारा 
इस बात की ओर राज्य का ध्यान भी दिलाया परन्तु मेवाड सरकार ने इस कठित समय मे 
भी वर्माजी को कारगार से मुक्त करना उचित नही समभका। 
वर्माजी का जेल मे स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया । एक तो पकड़े जाने पर 
उनकी भयंकर पिटाई की गई थी उससे उन्तके शरीर ओर विज्येष हड्डियों और जोडो 
में दर्द रहने लगा था साथ ही जेल मे मिट्टी मिले हुए जौ के श्राटे की रोटिया खाने के कारण 
उनका पेट बहुत खराब हो गया और रह रह कर पेट में दर्द उठता जो अ्रमह्य हो जाता । 
उनके पेट में अल्सर हो गए थे जो बहुत कष्ट देते थे । कभी कभी उन्हे खून के दस्त हो 
जाते थे। वर्माजी का स्वास्थ्य गिरने लगए। उनके स्वास्थ्य के' सम्बन्ध भे सभी चिन्तित 
ही उठे । समाचारपत्रो मे उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की जाने लगी । 
मेवाड़ सरकार ने उन्हे कुम्भलगढ ले जाकर वहा एकान्त मे कंद कर विया । 
कुम्मलगढ में वर्माजी के पेट का रोग और श्रधिक बढ गया। उनका स्वास्थ्य 
इतना अ्रधिक गिर गया कि स्थिति चिन्ताजनक हो गई थी । डाक्टरो ने राज्य सरकार 
को उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सावधान कर दिया। राम्य सरकार ने 
वर्माजी को अजमेर हास्पिटल मे इलाज के लिए भेजा श्रौर वहां उन्हे रिह कर दिया 
गया। वर्माजी को 5८ जनवरी १६४८ को रिहा किसा गया । 
श्रजमेर के डाक्टरो ने वर्माजी की जाच की श्रीर बतलाया कि उनको 
एपेन्डिसाइटिस ( श्रात वृद्धि ) का रोग है। जब सेठ जमुनालाल जी को वर्माजी की 
गम्भीर भ्रस्वस्थता श्रीर रिहाई का समाचार मिला तो उन्होने तार देकर वर्माजी 
की बम्बई इलाज के लिए बुला भेजा श्रौर वहा प्रसिद्ध चिकित्सालय जे जे, हास्पिटल में 
उनकी जाच हुई श्र चिकित्मा हुई। गाधीजी के चिकित्सक श्री देशमुख ने उनको 
लिकित्सा की । श्री देशमुख ने उनकी चिकित्सा करने के उपरान्त वर्माजी से कहा 
कि यह बीमारी जीवन पयन्‍्त जानेवाली नही है जब भी यह उभरे अन्न खाना छोड़ 
बैवल दूध पीना चाहिए। वर्माजी ने उनके परामर्श के श्रनुसार ही भविष्य में अपनी 
जीवनचर्या रकखी । लेखक जब उनकी डायरियो को पढ रहा था तो भावी जीवन में 
अनेक स्थलो पर वे लिखते आज पेट में दर्द शुरू हुआ अ्रतएव मैने श्रन्न छोड़ दिया है 
झ्ौर कई दिन तक वे केवल दूध पर ही रहते । वास्तव मे मेवाड़ जेल मे कैद 
रहने पर जो उन्हें पेट की बीमारी हो गई वह जीवन पर्यन्त उन्हे परेशान करती रही वे 
कभी रोग मुक्त नही हुए । मेवाड जेल के कारण उनका स्वास्थ्य स्थायी रूप से 





कक पर 


श्र्८ यद्योगया मारिवयलाल वर्मा 


खराब हो गया सम्भवत' देश भक्तों को देश के लिए स्वेस्व श्र्पण कर देने का यही पुरर- 
कार मिलता है कि उनको यातना और उत्तीड़न मिले, उनके जीवन का लम्बा भाग 
जेल में व्यतीत हो और उसके कारण उनका स्वास्थ्य जीवन भर के लिए जर्जर हो जावे । 

उसी समय महात्मा गांधी ने वर्माजी को यह झाबेश दिया कि मेवाड़ 


. प्रजामंडल सत्याग्रह बंद कर दे | महात्माजी के श्रादेशानुसार वर्माजी ने सत्याग्रह रोक 


दिया। महात्माजी की युद्ध पद्धति ही यह थी। वे एक अ्रवधि तक सत्याग्रह चलने 
के उपरान्त उसको इसलिए रोक देना उचित समभते थे कि सरकार को अश्रपनी नीति 
के संबंध से पुन विचार करमे का तथा नीति परिवर्तेन का श्रवसर दिया जाय। प्रस्तु 
उन्होने मेवाड प्रजामडल को सत्याग्रह बद करते का श्रादेण दे दिया। यह भी संभव 
है कि महात्माजी को किसी सूत्र से यह सकेत मिला हो कि राज्य की नीति से परिवतंन 
झारहा है अस्तु प्रजामइल को सत्याग्रह बद कर देना चाहिये जिससे कि मेवाड़ 
का वातावरण क्षव्ध न रहकर शज्ान्‍त हो। जो भी हो महात्माजी के श्रादेश पर 
भैवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह बद कर दिया | 
जेल से छूटने के उपरान्त वर्माजी ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं का भीलवाड़े 
में एक सम्मेलन बुलाया | कार्यकर्ता सम्मेलन मे सर्वराम्मत से यह निश्चय किया कि 
भैवाड़ मे वेगार और वलेठ प्रथा बहुत श्रधिक प्रचलित है सर्वताधारण निम्न वर्ग के 
लोग इससे बहुत दुःखी हैं, राज्य कर्मचारी मनमाने ढंग से भ्रत्याचार करते है अस्तु 
इसके विरुद्ध आन्दोलन किया जावे । जव प्रजामडल के कार्यकर्ताश्नो ने स्थान स्थान 
पर सभाए करके तथा समाचारपत्रों मे वेगार ओर बलेठ के विरुद्ध प्रचार करना | 
झ्रारंभ कर दिया तो मेवाड सरकार ने बेगार भ्रौर बलेठ प्रथा निषेध कानून वनाकर 
उस प्रथा को मेवाड़ राज्य मे समाप्त कर दिया । मेवाड़ प्रजामडल की यह पहली नैतिक 
विजय थी। वर्माजी जानते थे कि केवल कानून वन जाने से ही वेगार प्रथा समुल॒ रूप 
से समाप्त नही हो जावेगी, अस्तु उन्होने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया वे लोगो को इस 
कानून से भ्रवगत करावें उन्हें समझावे कि उन्हे वेगार नही देवा चाहिये। यदि उनसे 
कोई राज्य कर्मचारी या जागीरदार वेगार ले तो वे कार्यकर्ता को बतावे श्रौर कार्येकर्ता 
राज्य श्रधिकारियो से इस सबध मे मिलकर बेगार लेने के विरुद्ध कार्यवाही करें। प्रजा 
मंडल के कार्यकर्ताशो के वेगार के विरुद्ध प्रचार करने तथा दोपी व्यक्तियों के विरुद्ध 
कार्यवाही करने का परिणाम यह हुआ कि मेवाड मे बेगार प्रथा वन्द हो गई झौर निम्न 
वर्ग के लोगो किसानो, भीलो, आदि की उससे मुक्ति मिल गई । 
राज्य प्रजामडल के प्रभाव को कम करना चाहता था श्रवएव उसने ८ जुलाई 

१६४० को उदयपुर मे म्यूनिसीपेलटी नगरपालिका स्थापित करने की पहल की । उदयपुर 
नगरपालिका की योजना प्रकाशित की । वह योजना जनतांनिक सिद्धांतो के विरुद्ध थी। 
उसमे मनोनीत सदस्यो का बहुमत था। वर्मा जी ने इसका कडा विरोध किया 
सभाए करके तथा पत्रो मे लेख लिखवाकर इस योजना का कड़ा विरोध किया गया। 
राज्य को विवश होकर उससे समोवन करने पडे। इसके उपरान्त स्यूमिसीपेलटी के 


कशोगायथा भारिगकयलाल वर्मा १२६ 


चुनांव हुए परन्तु क्योकि मेवाड़ प्रजामंडल पर पावन्दी लगी हुई थी वह अब भी गैर 
कानूनी था इस कारण वर्माजी ने यह निश्चय किया प्रजामडल के कार्यकर्ता चुनावों का 
बहिष्कार करे। प्रजामडल का कोई कार्यकर्ता छुनावो मे खड़ा नही हुआ । 

उसी समय १६९४० में वर्षा अधिक होने के कारण कपासन का तालाब फुट गया 
झौर उसकी तलहदी में वसा गांव बह गया । गांव के लोग वेघरवार के हो गए उनकी 
बहुत हानि हुई | वर्मा जी प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को लेकर वहा पहुचे श्रौर वहा सेवा 
कार्य किया । गांव वालो को पुन वसाने उनकी कठिनाइयो को दूर करने में जुट गए । 


प्रजामण्डल पर से पाबंदी उठी : 
परन्तु अभी तक प्रजामण्डल पर से पावदी नही उठी थी इस कारण केवल 
कार्यकर्ता सेवाकार्य तथा रचनात्मक कार्य करते थे तथा गांधी जयन्ती तथा राष्ट्रीय पर्वो 
को मनाकर झौर खद्दर प्रचार के द्वारा जनता में राष्ट्रीय विचारों का प्रचार 
करते थे परन्तु वे राजनैतिक भ्राधार पर कोई सगठिन कार्य नही कर सकते थे-। वर्माजी 
ने देखा कि यह स्थिति वांछनीय नही है यदि प्रजामण्डल राजनीतिक सगठने के रूप में 
सक्रिय नही हुआ तो राज्य उत्तरदायी शासन कभी भी नही देगा । छोटी मोटी सुविधाएं 
तथा सुधार करके सर्वस्ताधारण का ध्यान और शक्ति मूल प्रदन से हटाने का प्रयत्न 
करता रहेगा । सर्व साधारण उन थोथी सुविधाश्रो श्लौर ऋधिकारों मे उलभ जावेंगे श्रौर 
उसमें सद्दी अर्थों में राजनीतिक चेतन्य का उदय नहीं होगा, श्रस्तु उन्होने मेवाड़ 
प्रजामंडल पर से प्रतिवन्‍्ध उठाने के लिए श्रादोलन करने का निवचय किया। वर्माजी 
के नेतृत्व मे प्रजामन्डल पर से प्रतिबन्ध उठाये जाने का श्रांदोलन झारम्भ हुआ । सभाएं 
की जाने लगी पत्रनो मे मेवाड़ प्रजामन्डल पर से प्रनिबन्ध उठाये जाने के सम्बन्ध मे 
लेख लिखे जाने लगे । वर्माजी की योजना यह थी कि यदि मेवाड सरकार प्रजामन्डल 
पर से प्रतिबन्ध नही उठाती तो पुन सत्याग्रह आरम्भ किया जावे परन्तु वे मेवाड 
सरकार को थोडा समय देना चाहते थे। इसका कारण यह था कि १६४० के मध्य मे 
मेवाड़ में सर टी. विजय राघवाचार्य दीवान बनकर आ गए थे। वे एक श्रनुभवी प्रगति- 
शील प्रशासक थे वर्माजी उन्हे समय देना चाहते थे कि वे राज्य की नीति मे परिवर्तन 
ला सकें । भतएव उन्होने मेवाड़ प्रजामडल पर से प्रतिबन्ध उठाने के लिए उग्र श्रादोलन 
खड़ा नही किया वरन सभाश्रो, पत्रों तथा समाचारपत्रो हारा ही मेवाड़ सरकार का 
ध्यान भाकबित किया । 
वर्माजी ने महाराणा साहब तथा दीवान श्री सर टी. विजयराघवाचार्य को 
मेवाड़ प्रजामन्डल पर से प्रतिवन्‍्ध उठाने के लिए एक लम्बा स्मरणपत्र लिखा और 
भेवाड प्रजामन्डल के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल वर्माजी के नेतृत्व मे दीवान 
श्री सर विजयराघवाचार्य से मिला । 
दीवान सर दी. विजयराघवाचार्य ने देख लिया कि यदि प्रजांमण्डल पर से 
प्रतिबन्ध नही उठा तो उम्र श्रादोलन उठ खड़ा होगा । वे मेवाड़ मे जो शासन सुधार 
करना चाहते ये वे नही कर सकेंगे । फिर देश के भ्रन्य देशी राज्यो मे राज्यो की नीति 


१३० प्मोगाथा मारिक्यलाल धर्मा 


में परिवर्तन हो रहा था श्रस्तु उन्होने भेवाड सरकार की नीति में परिवर्तत कर उसे 
श्रधिक उदार वनाने का प्रयत्त किया। फलस्वरूप महाराणा साहब के जन्मदिन 
२२ फरवरी १६४१ को मेवाड प्रजामडल को स्पृतव॒तापूर्वक राजनीतिक कार्य करने की 
छूट मिल गई । 


वर्मा जी ने प्रजामडल पर से प्रतिवव उठाये जाने का स्वागत किया धीर 
प्रजामडल के कार्यक्र्ताओं को आदेश भेजा क्रि वे दो कार्यों में श्रपती शक्ति लगावें, प्रथम 
वे प्रजामंडन की शाखात्रों की स्थापना करे प्रजामडन के झअधिकाधिक सदस्य बनावें 
जिससे क्रि मेवाड प्रजामडल का एक सुदृढ़ समठन जिला परगना तथा ग्राम स्तर तक 
खड़ा हो जावे । उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भी झ्रादेश दिया कि वे स्थानीय समस्याग्रो 
की ओर मेवाड सरकार विजेयकर प्रगतिशील दीवान का ध्यान श्राकपित करें तथा भ्रष्ट 
झौर निकम्मे राज्य अधिकारियों की शिकायते उनके पास भेजे जितसे मेवाड़ का शासन 
भ्रष्ट और तिकम्मे श्रविक्रारियों से मुक्त हो सके और सर्वेसाधारण उनके श्रत्याचार 
शोर शोपण से व्चे । 


वर्माजी के कार्यकर्ताओं को इस श्रादेश का परिणाम यह हुआ कि भेवाड़ 
प्रजामंडल के सदस्प बनाने तथा उतकी शाखाए स्थापित करने मे जूट गए और दीवान 
सर टी विजयराघवाचार्य के पास भ्रप्ट और विकम्मे अधिकारियों के राबध में विस्तृत 
विवरण तथा स्थानीय समस्याओ की जानकारी पहुँचने लगी । 

दीव।न सर टी विजयराघवाचार्य प्रजामइल की शिकायतों की जांच करते दोषी 
अश्रधिकारियों को दण्ड देते थे । इसमे प्रजामडल का सर्वंसाधारण पर प्रभाव बहुत वढ 
गया | लोगो को यह विश्वास हो गया कि प्रजामडल के द्वारा उनकी कष्ट गाथा सरकार 
तक प्रभावद्ञाली ढंग से पहुचायी जा सकती है और उसका प्रतिकार किया जा 
सकता है । 


श्री रमेशचन्द्र व्यास की रिपोर्ट पर तत्कालीन भीलवाडा हाकिम ( जिलाघीश ) 
को वहा से हटा दिण गया । महाराणा? साहब के मुद्द लगे और कृपा पात्र हेल्‍थ सू परिटेन्डेन्ट 
(स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी) श्री छगवनाय को इस आरोप पर राजकीय 
सेवा से च्युत कर दिया कि जब राज्य में हैजे का प्रकोप हुआ तो उन्होने अपने कत्तंव्य को 
पालन नही किया रोग की रोकथाम में लापरवाही बरती । इसी प्रकार श्री प्यारेलाल 
लाल जिला हाकिम जो श्री लाला अप्रृतलान के पुत्र थे के विरुद्ध प्रजामडल के कार्यो 
कर्ताओ्रो ने रिब्वत लेने तथा बाढ पीड़ितों की सहायता करने में ला प्रवाही की शिकायते की 
भौर उन्हे सत्य पाया गबा तो दीवान महोदय ने उन्हे भी राजकीय सेवा से च्युत कर दिया। 


इस प्रकार अनेक अ्रप्टाचारी और निकम्मे राज्य कमंच।रियो के विरुद्ध प्रजामडल 
के कार्य कर्त्ताओं ने राज्य सरकार को जानकारी देकर उनके अत्याचारों और श्योषण से 
जनता को मुक्ति दिलाई उसस्ते सर्वत्न,धारण मे प्रजामडल का प्रभाव वढा । वर्मा जी की 
यह युकिति श्लीर यह सूक प्रजामंडल को लोकप्रिय बनाने मे बहुत कारगर सिद्ध हुई । 


पल्ोगाथा मारिफक्यलाल दर्मों १२१ 


प्रजामण्डल का पुनगेठन : 

वर्माजी के झ्रादेश के भ्नुसार कार्यकर्ताओं ने प्रजामण्डल के सदस्य बताना 
झारम्भ किया । श्रौर जिला तथा परगना शाखाए स्थापित करली | प्रतिबन्ध हटने के 
हपरान्त श्राठ महीने के अन्तर्गत वर्माजी के श्रथक परिश्रम और दौडधृप के परिणामस्वरूप , 
प्रजामण्डल का एक शक्तिशाली सगठन खडा हो गया । 


प्रजामण्डल का प्रथम श्रधिवेशन : 

द्वितीय महायुद्ध श्रारम्भ हो गया था। विटेन अपने जीवन मरण में फसा हुआा 
था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने काग्रेस का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चग्मुल से भारत को 
स्वतन्त्र करने के लिए अन्तिम सघर्ष छेडने के लिए शआआवाहन किया था परन्तु कांग्रेस के 
वरिष्ठ नेताओं ने उनकी बात न मानकर ब्रिटिश सरकार को युद्ध के समय उलभन 
झ्रोर परेशानी मे डालना उचित नही समझा । नेताजी को काग्रेस से हटना पडा। 
उन्होने श्रग्रगामी दल की स्थापन्ता की और ब्रिटिश सरकार से समझौता के विरुद्ध 
वातावरण उत्पन्न कर दिया तथा उन्होने भारत से निकलकर आ्राजाद हिन्द सेना का 
गठन किया । भारत के राजनीतिक मच पर घटनाएं तेजी से घट रही थी देश मे 
राजनीतिक परिवर्तन शीघ्र आवेगा उसके चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे थे। वर्माजी श्राने 
वाले उस राजनीतिक परिवतंन के समय भेवाड़ मे उत्तरदायी शासन की स्थापना हो 
सके उसके लिए सचेष्ट और क्ृतसकृल्प थे। वे जानते थे कि यदि भेवाड़ प्रजामण्डल 
का संगठन तेजवान और सुहढ न वन सका तो जब उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी 
तो प्रतिक्रियावादी वर्ग उसका लाभ उठाने का प्रयत्त करेगा। और यदि प्रजामण्डल 
सशक्त न वन सका तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के उपरान्त भी जनता को 
वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । अ्रस्तु उन्होने प्रजामण्डल को मेवाड की बीस 
लाख जनता का सच्चे श्रथों मे प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सबल शोर तेजवान 
सगठन बनाते का प्रयत्न किया । 

यद्यपि प्रजामण्डल पर से प्रतिबन्ध उठे केवल झाठ महीने ही हुए थे, सदस्य 
संख्या हजारो में पहुच गई थी, परन्तु प्रत्येक जिले और परगने मे प्रजामण्डल की शाखा 
सुदढ शोर सक्रिय नही हो पाई थी । फिर भी उन्होने मेवाड प्रजामण्डल का प्रथम 
वाधिक अधिवेशन वृठ्द रूप मे करते का निश्चय क्रिय| । उनकी घारणा थी कि भेवाड 
प्रजामंडल के श्रधिवेशव को बडे रूप और धृुमधाम से करने से प्रजामण्डल का बहुत 
झ्रधिक प्रचार होगा, मेवाड की जनता श्रनायास ही उसकी शोर श्राकपित होगी, देश के 
चोटी के राजनीतिक नेताग्नो के विचारों को मेवाड की प्रजा को सुनने का अ्रवसर 
मिलेगा इससे प्रजामण्डल की शक्ति में वृद्धि होगी श्रौर अतिक्रियावादी वर्ग को श्रपनी 
शक्ति मे वृद्धि करने का भ्रवसर नही मिलेगा । 

अस्तु उन्होने बहुत बडी तैयारी के साथ प्रजामण्डल का भ्रधिवेशन बुलाया । 
शभ्राचाययं कृपलानी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पडित उस अधिवेशन मे सम्मिलित हुए। 
मेवाड़ के सुदुर ग्रामो से मेवाड़ के ग्रामीण जन उस अश्रधिवेशन में श्राए । यही नही 


जकरक2०. 


१३२ पशोगाया मारि[क्यलाल वर्मा 


शाहपुरा, डूंगरपुर तथा बांसवाडा, राज्यो के कार्यकर्ता तथा राजस्थान के राजनीतिक 
कार्यकर्ता भी उसमे बडी संख्या मे सम्मिलित हुए। लेखक उस समय बरेली में 
प्रोफेसर था। वर्माजी के आग्रह भरे निमनन्‍्त्रण को टाल न सका और वह भी उस शअ्रधि- 
वेशन से सम्मिलित हुआ । उस प्रथम विशाल भ्रघिवेशन का भेवाड़ी जन-समुह पर 
गहरा प्रभाव पडा। लगभग दस हजार जन-प्मूह ने अधिवेशन से भाग लिया। उस 
ऐतिहासिक मेवाड प्रजामण्डल के अधिवेशन का प्रभाव डूगरपुर, शाहपुरा श्रौर बांसवाडा 
के राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर वहुत गहरा हुआ उससे प्रेरणा प्राप्त कर वे श्रपने श्रपने 
राज्यों में श्रधिक सक्रिय हुए श्रौर वहां भी सगठन खडे हो गए । 

जब्र अधिवेशन मे अपने अध्यक्षीय भाषण मे उत्तरदायी शासन की मेवाड़ में 
झविलम्ब स्थापना के लिए सर्वस्व निछावर कर देने के श्रपने सकल्प को दोहराते हुए 
वर्माजी ने भाषण के श्रन्त मे जो अपने सरवन्ध में शब्द कहे थे वे श्राज भी लेखक के 
कानो मे गूज रहे हैं। उनके वे शब्द नीचे लिखे थे -- 

“मै श्राप लोगो से यह प्रार्थना करता हूं कि श्रापने मेरी इच्छा से या श्रनिच्छा 
से अध्यक्ष पद मुझे दिया है। मै आपके प्रेम का श्राभार मानता हूं। किन्तु साथ ही यह 
भी आपसे चाहता हूँ कि जिस श्राशा को लेकर आपने मुझे यह ड्यूटी दी है उसमे आपका 
पूरा साथ रहे। मुझे आप अध्यक्ष बनावे या सिपाही मै तो किसी भी पद पर किसी 
भी दक्षा में श्रापका चाकर हुं। मेरी वाह यह है कि मै आपकी सेवा के लिए जिन्दा 
रहूँ और सेवा के लिए ही मरू और रात दिन पगली मीरा की तरह “महारे तो श्रो 
हिन्द देश, दूसरो न कोई” गाता रहूं ।” (वर्माजी के प्रथम अधिवेशन पर दिए गए 
अ्रध्यक्षीय भाषण से) े 

ग्रपने जीवन में वर्माजी ले उस भाषण में व्यक्त की गई सेवा भावना को श्रक्षर 
अक्षर सत्य कर दिया । जीवन की अन्तिम घडी तक वे केवल पिछडे पीड़ित श्रीर शोषित 
जन समुदाय के लिए खपते रहे | उन्होने महान क्रातिकारी श्री विजयसिह पथिक से 
देशभक्ति और श्राजन्म देश सेवा की जो दीक्षा ली थी उसको अपने जीवन के अ्रतिम 
दिन तक वे नही भूले उन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन देश की सेवा मे खपा दिया । 

वर्माजी ने २५, २६ तवम्बर १६४१ की हुए मेवाड़ प्रजामण्डल के इस प्रथम 
अधिवेशन में निम्नलिखित आशय के प्रस्ताव रखे और उन्हे पारित करवाया । 

प्रथम प्रस्ताव--उन्होने उत्तरदायी शासन की स्थापना की श्रविलब मांग की 
झ्रौर प्रजामण्डल का यह निदचय दोहराया कि मेवाड़ मे उत्तरदायी शासन की स्थापना 

के लिए प्रजामण्डल सतत प्रयत्नणील रहेगा और उसके लिए जो त्याग और कष्ट सहने 
पडे सहेगा । 

दूसरे प्रस्ताव के द्वारा प्रजामडल ने मेवाड़ सरकार द्वारा राज्य मे घारासभा 
स्थापित करने के विचार का स्वागत किया परन्तु इस संबध मे २६५४-४१ के मेवाड़ 
गजद मे प्रकाशित घारा सभा की योजना पर विचार करने के उपरान्त प्रजामंडल इस 
परिणाम पर पहुँचा कि घारा सभा की इस योजना का उद्द श्य जनता को पूर्ण उत्तरदायी 


पशोगाया सारि।वर्यलाल धर्सों १३३ 


शासन की पश्रोर ले जाना नही है । प्रस्तावित योजना में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों 
को सच्चा बहुमत प्राप्त नही होता । मतदाताओं के लिए रखी गई थोग्यताए काफी ऊ'ची 
है और घारा सभा को दिये जानेवाले अधिकार श्रत्यन्त नियत्रित श्रौर सीमित है। 
ग्रतएव मेवाड़ प्रजामडल की निश्चित राय है कि धारा सभा की योजना में कम से कम 
नीचे दिये गये सुझावों के आधार पर सुवार होना अत्यत आवश्यक है । 

प्रत्येक वालिग स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार हो । धारा सभा मे मन्नरियो 
का उपस्थित रहना अनिवार्य हो तथा राज्य के वजठ पर धारा सभा की स्वीकृति 
ग्रावश्यक हो । धारा सभा मे चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों का बहुमत हो । 


नागरिक श्रधिकार : 

एक प्रस्ताव द्वारा प्रजामडल ने इस वात पर खेद प्रकट किया कि मेवाड़ 
राज्य मे सभा करने, भाषण देने, ससथा स्थापित करने, सग्मेलन बुलाने तथा प्रेस सत्रंधी 
स्वतत्रता नही है । सरकार अ्रविलब ऐसे कानूनो को रह करे। 

भेवाड़ सरकार ने उन व्यक्तियों पर से और पत्नो पर से प्रजामडल के बार-बार 
अनुरोध करने पर भी स्थायी रूप से प्रतिबंध नही हटाया केवल दस दिन के लिए अस्थायी 
रूप से हटाया इस पर सम्मेलन शोक प्रकट करता है । 


वर्तमान शासनव्यवस्था : 


प्रजामडल का अधिवेशन राज्य की आय को व्यय करने की पद्धति पर गहरा 
अ्सतोप व्यक्त करता है। बड़े राज्य अधिकारियो को बहुत ऊचा वेतन और छोटे 
कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिवा जाता है जिससे शासन में गडबड़ी और रिश्वतखोरी 
उत्पन्त होती है। शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामसुब।र तथा सार्वजनिक निर्माण काया पर 
बहुत कम व्यय होता है । 


किसान : 


प्रजामडल का यह अधिवेशन मेवाड़ के किसानो की छोचनीय दशा के प्रति 
गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है। वे कर्ज के भार से दब गए है। किसानो के कर्ज को 
कम करने के लिए राज्य को कारगर योजना काम मे लानी चाहिए | जहां वर्षा के श्रभाव 
में सूखा पड़ जावे वहा लगान में उचित छूट दी जावे । सिंचाई के नए साधन उपलब्ध 
किए जावे, जगलात में जरूरी सुविधाएं दी जावें। कृषि श्लोर ग्राममधार की व्यापक 
योजनाएं हाथ में ली जावे । है 


व्यापार व्यवसाय और मजदूर : 


भेवाड औद्योगिक हृष्टि से अत्यन्त पिछडा हुआ राज्य है। मेवाड़ सरकार ने 
जो एकाधिकार और अनुचित सरक्षण की नीति अभ्रपनाई है उसे प्रजामण्डल मेवाड की 
झाथिक उन्नति की दृष्टि से घातक समझता है सेवाड़ की कस्टम (दाण) नीति भी 


रे पैश्ञोॉयाया मा्शिफंंलाल वर्मा 


प्रत्य त दोपपुर्ण है साथ ही भाषा जेध्ी अवाछनीय और स्वतन्त्र व्यापार मे बाधक होने 
वाली पद्धति का प्रचलित रहता भी मडल अनूचित समझता है। मेवाड़ प्रजामडल की 
यह मात्यता हे कि एकराबिकार तथा अनुचित्र सरक्षण की तीनि को श्रविलम्ध समाप्त 
किया जाना चाहिए । 
जागीरी जनता : 
जागीरी जनता का बुरी तरह शोषण हो रहा है। सरकार को वे सब कानून 
जागीरों में भी लागू करने च।हिए जो कि खालवा में लागू ह। जागीरी जनता के शोषण 
को शीघ्र समाप्त रिया जावे । 
ऊपर लिखे प्रस्ताव से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्माजी के नेतृत्व में मेवाड़ 
प्रजामडल की नीति अत्यन्त प्रगतिश।ल थी और वह राज्य सरकार से भिक्षा मागने की 
भाषा में अनुनय विनय करने की परम्परा को तिलाजलि देकर स्वाभिमान भरे शब्दों मे 
बोल रहे थे । मेवाड़ प्रजामडल के प्रथम अधिवेशन से जो प्रज'मडल के पक्ष मे अनुकूल 
वातावरण बना था उसका वर्मा जी ने पूरा पुरा छाम उठाया । एक बार उन्होने पुन 
मेवाड़ का दोरा किया मेवाड प्रजामडल की शाखाए प्रेत्येक जिले श्रीर परगने में स्थातित 
करदी और मेवाड प्रजामडल के काय को सुचारु रूप से चलाने के लिए नवशुवकों को 
प्र+मडल की ओर आ्राकपित किया । 
प्रजामइल के संगठन को सुदृढ बनाने के अतिरिक्त उन्होने अपने मेवाड के दौरे 
का उपोग मेवाड़ के जनमत को जाग्रत करने, मेत्राडियो मे राजनीतिक चेतन्य का उदय 
करने के लिए भी किया । किसानों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को राज्य के कानूनों के 
अन्तंगत जो सुविधाएं प्रजामडल के प्रयत्न से मिली थी वे उनका व्यापक लाभ उठावे 
इसके लिए यर्मा जी ने उनको प्रेशिक्षित करने का कार्य क्रम भी अपने दौरे के साथ 
जोड़ दिया । 
जहां भी वे जाते प्रजामडल के सगठन को हढ बनाते, जहा शाखा नही थी वहां 
शाखा स्थापित करते, सेवाभावी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक काय कर्ताओ्रो को प्रजामडल 
में कार्या करने के लिए आवाहन करते । किसानो द्वारा राज्य के विरुद्ध वातावरण तैयार 
करते थे, और समाजसुधार का कार्य भी साथ साथ करते थे । 
वर्मा जी प्रजामडल को मेवाड़ के बीस लाख मेवाडियों के राजनीतिक 
ग्राधिक और सामाजिक विकास का माध्यम बनाना चाहते थे। यही कारण था कि 
हाँ वे एक ओर उत्तरदायी शासन की स्थापना पर बल देते थे उसके लिए आदोलन 
करते थे वहा दूसरी ओर यदि जागीरदार किसानो पर अत्याचार करते तो वे किसानो की 
सहायता के लिए दोड़ जाते। यदि दुर्भिक्ष पड़ता तो प्रजामडल के कार्याकर्ता दुभिक्ष 
सहायता मे जुट जाते । यदि बाढ आराती तो बाढ पीढ़ितों की सेवा के लिए वर्मा जी के 


नेतृत्व मे प्रजामडल कार्य करता | यदि मिल मालिकों और मजदूरों मे सधर्ष होता तो 
वर्मा जी मजदूरों की सहायता के लिए दोड़ जाते । 


३६ जून १६४२ को भीलवाड़ा के सूती कपड़े के कारखाने में भीषण असतोष 


धंशोगाया मारिवपलाल वर्मा १३५ 


फूट पड़ा, २५० मजदूर वर्माजी के पास मार्गदर्शन के लिए आए । वर्माजी ने उन्हे सलाह 
दी कि वे मिल मालिक को कोई बात लिखकर न दे। श्रादिवासियो को प्रजामण्डल 
के प्रयत्न से जो सुविधाए मिली और उनकी भलाई के कानून बने उनकी जानकारी 
देने तथा उनको अपने समाज में प्रचलित कुरीतियो को समाप्त करने की त्रेरणा देते थे । 

उदाहरण के लिए १० जून १९४२ को जब श्री मारणिक्यलाल वर्मा मोमट 
के दौरे पर गए तो मोमट के भीलो से उन्होने कहा कि राज्यकर्मचारियों को बेगार या 
खाने पीने की वस्तुएं विना मूल्य न दे यदि कोई राज्यकर्मचारी उचित मजदूरी दे 
झ्रोर वस्तुओ वा उचित मृल्य दे तभी उनको वे वरतुएं दी जाबे। वर्माजी ने केवल 
उनके आ्राधिक हित की बाते ही उनसे नही कही वरन उनसे यह भी कहा कि चौरी करना 
ग्रोौर शराव पीना छोड़दे ओर शअ्रपने बच्चो को पटाना शुरू करे | उन्होने बहुत से 
भीलो से शराव न पीने की प्रतिज्ञा भी कराई । 

किसानो से उन्होने वेगार न देने तथा जागीरदार को पेदावार का एक तिहाई 
से श्रधिक लगान के रूप मे न देने के लिए कहा । 

वर्माजी के कार्य करने की पद्धति यह थी कि वे केवल राजनीतिक आदोलन 
तक ही अपने कार्य को सीमित नटी रखते थे वरन किसान तथा पिछड़े वर्ग मे जो भी 
कुरीतिया घर कर गई थी उन्हे भी दूर करवाने का प्रयत्न करते थे । 

भीलवाड़ा सूती कपडे के मजदूर हडताल करने का विचार कर रहे थे वयोक्ि 
मिल मालिक ने उनकी महंगाई भत्ते की माग अ्रस्वीकार करदी थी । वस्तुओं का मुल्य 
प्राकाश छू रहा था मिल को कल्पनातीत लाभ हो रहा था परन्तु मिल मालिक महग्राई 
भत्ता देने के लिए तेयार न था। मिल मालिक ने मजदूरों को गक्ति को कम करने 
तथा उनको वर्माजी तथा प्रजामडल से विमुख करने के लिए ४ बजे सायक्राल को ही मिल 
बद करदी और मजदूरो को अझपते बगले पर बुलाकर कहा कि तुम लोग प्रजामडल के नेता 
वर्माजी के पास न जाकर समभोता करलो । मिल मजदूर बिना वर्माजी के समझभोता करने 
के लिए तेयार नही हुए । उन्होने कहा कि वर्माजी को वुलाया जाय तभी वे समभौते की 
बातचीत कर सकते हैं। मिल मालिकों को अनिच्छा होते हुए भी मजदूरो के बुलावे पर 
श्री माणिक्यताल वर्मा, श्री भवरलाल भदादा तथा श्री रूपलाल सोमानी मिल में गए। 
वर्माजी ने मजदूरों से कहा कि तुम लोग एका सक्‍्खो तुम्हे महगाई भत्ता अवश्य मिलेगा । 
वर्माजी ने मिल के मंनेजिंग डायरेक्टर से वात कर आठ अ्ाना प्रति रुपया मह्गाई 
भत्ता देने के लिए स्वीकृति प्राप्त वरने के बाद मजदूरों की सभा की श्नौर उन्हे 
बतलाया कि कारखाने के व्यवस्थापक ने श्राठ आना प्रति रुपया महंगाई भत्ता 
देना स्वीवार कर लिया है। ग्रतएव प्रव उन्हे काम पर जाना चाहिए। मजदूरो मे से 
कुछ श्री इब्राहीम छीपा के नेतृत्व में यह चाहते थे कि मजदूरों को हडताल कर देनी 
चोहिए जिससे कि मिल मालिक उनमे फूट न डाल सके । 

वर्माजी ने इसे मजदूरों की निर्बंलता की सज्ञा दी उन्होने कहा कि यह मजदूरों 
के हित में नही है भ्रतएव उन्हे काम पर जाना चाहिए। वर्माजी ने मजदूरों को वापस 


१३६ धैशोगाया मा णिवयलाल वर्मा 


काम पर भेजा । इसके उपरान्त वर्माजी ने भीलवाडा मे मजदूर संगठन खडा कर दिया। 


 बवास्तव में भीलवाडा मे जो मजदूर संगठन खडा हुआ उसको आरम्भ करने का श्रेय 


चर्मा जी को है । 

इमी प्रकार जब राज्य किसामो से बहुत कम मुल्य देकर श्रवाज खरीदने लगा 
तो उन्होने इस अत्याचार के विरुद्ध प्रबल श्रावाज उठाई ।अजामडल की श्रोर से इस 
श्रत्याचार का घोर त्रिरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के श्रधिकारियों का 
श्रत्याचार कम हुआ श्रौर राज्य ने श्रवाज की कुछ श्रधिक कीमत देना स्वीकार 
किया । 

कहने का तात्पय यह कि वर्मा जी के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामडल एक सबल 
जनसगठन वन गया । बीस लाख मेवाड़ियो का वह केवल प्रतिनिधित्व ही नही करता था 
वरन्‌ वह मेवाड़ियो की भावना का प्रतीक और उनकी प्रेरणा का स्रोत बन गया था । जो 
भी सकट या समस्या उपस्थित होती उसके समाधान के लिए मेवाड़ की जनता प्रजामडल 
की श्रोर देखती थी । 

सच तो यह है कि मेवाड प्रजामडल स्थापित करने का विचार केवल मात्र 
वर्मा जी की सूक थी भ्रोर उनके भ्रथक परिश्रम श्रीर लगन का ही यह परिणाम था कि 
१६३२ तक भ्रजामडल एक शक्तिशाली श्रौर तेजवान सगठनः बन गया था। मेवाड़ 
प्रजामण्डल वर्मा जी के व्यक्तित्व के साथ मानो एकाकार हो गया था । 


ग्रध्याप सातवां 
ज्नारस्त छ्छोज्छो आव्रोल्तन (१६४६२) 


१६३७ में भारत की राजनीति मे एक मोड श्राया। १६३५ के विधान के 
प्रन्तर्गत प्रान्तो में चुनाव हुए और बहुत से प्रान्तो में काग्रेस को बहुमत प्राप्त हुझना । 
कांग्रेस को प्रान्तो मे मंत्रिमंडल बनाना चाहिए या नही इस प्रइन को लेकर काग्रेस में 
गहरा मतभेद खड़ा हो गया । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में वामपक्ष प्रातो मे 
मन्त्रिमइल बनाने का विरोधी था नेताजी का मानना था कि जब तक देश स्वततन्न न हो 
जावे तब तक आ्तो में पद स्वीकार कर लेने का परिणाम यह होगा कि देश में क्रातिकारी 
भावना मद जावेगी भौर विधानवादी मनोवृत्ति उत्पन्न होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता 
सुधारवादी मनोवृत्ति अपनावेगे श्रौर अवसरवादिता तथ्य पदलोलुपता मे वृद्धि होगी। 
नेताजी की मान्यता थी कि पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त किये बिना और अग्रेजो को भारत से 
निकाले बिना प्रातो मे मत्रिमडल स्वीकार करना देश के लिए घातक सिद्ध होगा परल्तु 
बहुत वादविवाद होने के पश्चात्‌ कांग्रेस ने प्रातों में मत्रिमण्डल वनाना स्वीकार कर 
लिया । इतिहास इस वात का साक्षी है कि उसी दिन से काग्रेस का नेतृत्व शिधिल 
हो गया वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जहा तक सभव हो सघर्ष टालने का प्रयत्न करने 
लगा । 

परस्तु प्रान्तो मे इस परिवर्तत का देशी राज्यो पर कोई प्रभाव नही पड़ा 
बयोकि देशी राज्य तो दोहरी गुलामी मे पिस रहे थे | हा ब्रिटिश प्रान्‍्तों मे जो यह 
राजनीतिक परिवर्तन आया उसका देशी राज्यो पर यह प्रभाव श्रवर्य पडा कि वहां 
प्रजामण्डलो द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए श्रादोलन अधिक उम्र हो गया । 
ब्रिटिश प्रान्तो के इस परिवर्तत का एक परिणाम यह भी श्राया कि देशी राज्यों के नरेश 
भी इस प्रइन पर सोचने लगे कि प्रजा को सतुष्ट रखने के लिए वया किया जावे। वे भी 
थोथे सुधारो हारा प्रजा को सतुष्ठ करने के उपाय सोचने छंगे। 

भेवाड प्रजामण्डल भी श्री माशिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन 
फी स्थापना के लिए श्रधिक सक्रिय हुआ । काग्रेस की नीति श्रभी तक यही थी कि वह 
सीधे देशी राज्यो मे कोई आ्रादोलन नही करती थी । हां काम्रेस के कतिपय नेता देशी 

राज्यो की राजनीति में रूचि श्रवश्य लेते थे और प्रजामण्डलो का मार्ग निर्देशन करते थे 


श्व्द धशोगाया माशिवयलाल चर्मा 


यद्यपि देशी राज्य प्रजापरिषद विद्यमान थी परन्तु प्रजामण्डल उसकी शाखाये नहीं थे 
प्रत्यक देशी राज्य का पृथक प्रजामण्डल था । अखिलभारतीय देशी राज्य परिषद उनका 
एक अ्रखिल भारतीय मच था । यही कारण था कि प्रत्येक देशी राज्य प्रजामण्डलो की 
शक्ति श्रौर प्रभाव एक समान नही था। जहां कार्यकर्ता श्रधिक साहसी और क्रियाशील 
थे वहा प्रजामण्डल प्रधिक फ्रियाशील और तेजवान था श्रौर जहां साहसी कार्यकर्ताओं 
का श्रभाव था वहा के प्रजामण्डल अपेक्षाकृत निबल थे । 

मेवाड़ प्रजामण्डल वर्माजी के नेतृत्व मे आरभ से ही एक तैजवान श्रौर 
जागरूक सगठन बन गया था। जनता का उस पर सहज विद्वास था और अपनी 
प्रत्येक कठिनाई को हल करने के लिए वह प्रजामंडल की ओर निहारती थी। इसका 
कारण यह था क्रि वर्माजी प्रजामण्डल के द्वारा केवल उत्तरदायी शासन के लिए ही 
आदोलन ही नही करते थे वरन निर्धन और पिछडे वर्गों की कठिनाइयो को दूर कराने 
के लिए जहा एक श्रोर सरकार को प्रेरित करते थे वहां दुसरी ओर रचनात्मक काये 
द्वारा उतकी श्राथिक तथा सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयत्त भी करते थे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण, हरिजन, भील तथा भ्रन्य पिछड़े वर्ग वर्माजी को श्रपनां 
हितेपी और त्राता समझने लगे । उनको जब भी कोई कष्ट होता कोई समस्या उठ 
खड़ी होती तो वे भागकर वर्माजी के पास झाते । वर्माजी का घर मानो उनका घर था। 
वर्माजी के प्रति उनका श्रद्टूट विश्वास और श्रद्धा थी। इसमे तनिक भी सबेह नहीं है । 
राजनीतिक नेताओ्नो मे ऐसे बहुत कम नेता थे जिनको पिछड़े वर्गों का इतना गहरा 
विश्वास प्राप्त हो सका हो । 

प्रन्तर्राप्ट्रीय रपमच पर तथा भारत में घटनाए अब तेजी से घट रही थी। 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस १६३७ में हरिपुरा कांग्रेस श्रधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। 
उनकी शारम्भ से ही यह मान्यता थी कि योरोप में महायुद्ध को विभीषिक्ा जश्ञीघ्र ही 
प्रज्ज्वलित होनेवाली है। कांग्रेस को देश में ब्रिटेव विरोवी उग्र आदोलन को तंयारी 
करना चाहिए और जब ब्रिटेन युद्ध मे फसा हो तव आदोलन को इतना तेज कर देना 
चाहिए कि ब्रिटन भारत को स्वतस्त्र करने लिए विवश हो जावे । परन्तु महात्माजी तथा 
शन्‍्य नेता इसके विपरीत यह मानते थे कि ब्रिटेन स्वयं ही भारत को स्वतत्रता प्रदान कर 
देगा सत्र्य की आवद्यकृता नहीं होगी । जत्र नेता जी सुभापचन्द्र बोस त्रिपरी श्रधिवेशन 
के महात्मा ली के प्रबल विरोव करने पर भी सभापति चुन लिए गए तो होने स्पष्ट 
शब्दों में देश के समन यह प्रोग्राम रखा कि महायुद्ध ६ महीने मे छिड्नेवाला है। काग्रेस को 
ब्रिटिय सरकार को अतिम चेतावनी दे देना चाहिए और देग को स्वतत्रता के यद्ध के 
लिए तेयार करना चाहिए । यदि ब्रविटिण भारत को रवतत्र नहीं करते तो काग्रेस को देश 
स्यावी आन्दोलन आरम्भ कर देना चाहिए । नेता जी सुभाषचन्ध बोस का मानना था कि 
भारत में त्रिद्धेग साम्राज्यगद पर अतिम प्रहार करते का समय आरा गया है, हमे इस 
पवगर को सोना नहीं च,हिय । किस्ली राष्ट्र के जीवन में ऐसा अलम्य अवसर कभी कमी 
द्वी प्राता हे । परन्तु दक्षिण पक्ष के नेता इस संघ के लिए तैयार नही थे, वे भर ब्रिटिश 


पशौगाया मारिषक्यलाल वर्मा १३६ 


साम्राज्यवाद से समभोते के द्वारा सत्ता प्रौप्त करने के स्वप्त देखने लगे थे अस्तु कांग्रेस के 
बहुमत ने नेताजी सुभापचन्द्र की उस क्रातिकारी योजना को स्वीकार नही किया । परल्तु 
जव नेताजी की भविष्यवाणी सच निकली ओर ६ महीने के उपरान्त विश्व व्यापीयुद्ध 
छिड़ गया तथा ब्रिटिण सरकार ने देश के नेताश्रो को विना पूछे ही भारत को युद्ध मे 
भीक दिया तो काग्रेत नेताश्ों का मत क्षोम श्लौर रोष से भर गया। आठ प्रान्तों के 
कांग्रेसी मत्रिमडलो ने त्यागपत्र दे दिगा। परल्तु काग्रेस ने कोई राष्ट्र व्यापी श्रांदोलन 
खड़ा नही किया । क्योकि काग्रेस के नेताओं को फिर भी यह ॒विद्वास था कि ब्रिटिश 
सरकार समभौीता करेगी । महात्मा जी ब्रिटेन को इस राष्ट्रीय विपत्ति के समय श्रांदोलन 
खड़ा कर कठिनाई में नहीं डालना चाहते थे पडित जवाहरलाल नेहरू अधिनायकवाद 
के कट्टर विरोधी थे । उनकी सहानुभूति इस युद्ध मे ब्रिटेन के साथ थी वे भी श्रादोलन के 
पक्ष मे नही थे। काग्रेस नेतृत्व सघर्ष करने के पक्ष मे नही था । 
परन्तु जैसे जँसे युद्ध लम्बा और भयकर हो गया और ब्रिटिश सरकार की भारत 
को स्ततत्र न करने की नीति स्पप्ट होती गई वंसे ही वसे देश में तीन्र रोप 
उत्पन्न होता गया । इधर नेताजी सुभापचन्द्र बोस ने भारत मे आदोलन करने के पक्ष मे 
प्रबल जनमत तंयार कर दिया था श्रौर बाद को भारत से वाहर निकलकर उन्होने 
झ्राजाद हिन्द फौज का संगठन कर विदेशियों से भारतीयो को ब्रिटिश साम्राज्य के 
विरुद्ध खड़ा होने का ग्रावाहन कर रहे थे। देश मे उस समय शअ्रग्नेजो के विरुद्ध ठीत्र 
झ्राक्नोज उत्पन्न हो गया था । उधर महद्दात्मा गाधी भी ब्रिटिश की भारत विरोधी नीति 
से अत्यन्त क्षुब्ध हो उठे थे अतएवं उन्होने अ्ग्नेजो को चुनोती दी 'भारत छोडो' श्रौर 
देशवासियों को 'करों या मरो' के मत्र से दीक्षित किया । 
उस समय देश म आदचर्यजनक जागृति उत्पन्न हो गई थी । समस्त राष्ट्र स्वतत्रता 
के उस अ्रन्तिम सघर्प के लिए श्रपने नेता के अनुसार 'करो या मरो” की शभ्रूमिक्रा मे 
अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तयार था। महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो” 
ग्रादोलन छेडा उस समय प्रथम बार उन्होने देशी राज्यो की जनता का भी इस स्वतत्रता 
के सघर्ष के लिए झ्रावाहन किया । जिन्होने वम्बई में श्रखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा 
परिपद के सभी कार्यकर्त्ताश्रों को तथा सभी देशी राज्या के प्र॑जामडलो के प्रमुख 
कार्य कर्त्ताओ्रों को अगस्व १६४२ में बम्बई आमत्रित किया । महात्मा जी ने देशी राज्यो 
के कार्यकर्ताश्री को सबोधित कर कहा कि ब्रिटिश भारत में आदोच्चन का नारा होगा । 
'अग्रेजो भारत छोडो” श्रौर देगी राज्यो में नारा होना चाहिए फ़ि देशी राज्यो के 
नरेश श्रग्नेजो का साय छोड़। प्रत्येक राज्य का प्रजामडल अपने नरेश को अन्तिम 
चेतावनी अल्टिमेटम दे दे श्र यदि राजा उनकी बात स्वीकार न करे और ब्रिटिश 
सरकार से अपना सत्रध विच्छेद न करे तो ठेशी राज्य के शासन से पूर्ण असहयोग किया 
जावे | वहा तीन असहयोंग आदोलन आरभ कर दिया जावे और राज्य के शासन को 
ठप्प कर दिया जावे । 
मेवाड प्रजामडल के प्रतिनिधि के रूप में वर्मा जी इस सम्मेलन में भाग लेने * 


१४० पशीगाया सारिक्यलास धर्मा 


पहुँचे थे । जब महात्माजी ने 'करो या मरो' का देश को मन्त्र दिया था उस समय देश 
की स्थिति श्रत्यन्त गम्भीर थी । देश मे फ्राति की श्रग्नि घघक रही थी परन्तु देगी राज्यों 
में विभिन्‍न प्रजामण्डलो की स्थिति भिन्न थी उनके आदर्श, कार्यपद्धति और कार्यकर्ताओं 
की मान्यताए एक जैसी नही थी । जब महात्माजी ने देशी राज्यो के प्रतिनिधियों का युद्ध 
में सम्मिलित होने का झ्राह्वान किया और उनसे कहा कि वे अपने अ्रक्‍ने राज्यो के 
नरेशो को अन्तिम छुनौती दे दे कि उन्हे ब्रिटिश सरकार से भ्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर 
लेना चाहिए श्रन्यथा वहा उम्र श्रादोलन खडा कर राज्य के शासन को पगरु बना देना 
चाहिए तो सभी कार्यकर्ताश मे निस्तब्धता छा गई । सारा वातावरण गम्भीर हो उठा 
था। यह प्रथम अवसर था कि जब महात्मा जी ने देशी राज्यो के कार्यकर्ताओं को देश 
की स्वतन्त्रता के श्रन्तिम युद्ध मे अपनी आहुति देने का आह्वान किया था। अ्रभी तक 
जो भी आदोलव काग्रेस ने महात्माजी के नेतृत्व मे किए थे वे केवल ब्रिटिश भारत तक 
सीमित थे । देशी राज्यो की प्रजा उससे अलग रही थी । महात्माजी का ब्रिटिश सा म्राज्य- 
बाद पर यह शअ्रन्तिम प्रहार होने जा रहा था इस कारण ब्रिटिश, भारत और देशी राज्यो 
के भेद को उन्होने समाप्त कर दिया था | महात्माजी की विचारधारा यह थी कि यदि 
देशी नरेश ब्विटिश सरकार से हुई सधियो को श्रमान्य कर उससे अपना सम्बन्ध तोड़ 
लेते हैँ तो स्वत उन्हे श्रपनी प्रजा का समयेत प्राप्त करना होगा प्लौर प्रजा तथा राजा 
मिलकर ब्रिटिश सरकार से सघर्ष करेगे प्रौर यदि देशी नरेश ब्रिटिश सरकार से अपना 
सम्बन्ध नही तोडते तो वहा जो जमग्रादोलनन खड़ा होगा वह परोक्ष रूप से ब्रिटिश 
राम्राज्यवाद पर ही प्रहार होगा । वे समस्त राष्ट्र को 'करो या मरो' के मन्त्र से दीक्षित 
कर देना चाहते थे अस्तु इस ्नादोलन मे उन्होने देशी राज्यो के कार्यकर्ताश्रो का भी 
आह्वान किया था । 
यह हम पहले ही लिख चुके है कि विभिन्‍न प्रजामण्डलो की कार्यपद्धतति, 
थ्रादर्ग, मान्‍्यताए उनके कार्यकर्ताश्रों की तैयारी एक समान नही थी। जब महात्माजी 
देशी राज्यो के कार्यताश्रो से बातचीत कर चले गए श्रौर सभा समाप्त हुई तो वर्माजी 
वाहर आए | उन्हें इच्दौर के एक मित्र, श्री हरिभ्ाऊ उपाध्याय तथा श्री हीरालाल 
शास्त्री बाहर ही मिल गए । वर्माजी से उन लोगो की जो वात हुई वह इस बात की 
द्योतक थी कि देणी राज्यों के कार्यकर्ताओं की सोचने की दिशा एक नही थी । वर्माजी ने 
अपने सस्मरण मे इस घटना के सम्बन्ध मे जो लिखा है वह उन्ही के शब्दो मे नीचे लिखे 
अनुसार है -- 

“ गावी जी से चर्चा करने के उपरान्त मै जब बाहर आया तो इन्दौर के एक 
मित्र, श्री हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्री हीरालाल शास्त्री सुके बाहर ही मिल गए। मैने 
श्री हीरालाल शास्त्री से पूछा “कहिए गाधीजी की सलाह के सम्बन्ध मे आपका क्‍या 
विचार है” तो शास्त्री जी ने उत्तर दिया कि उतकी समझ मे यह नही आता कि भ्राखिर 
राजा लोग अग्रेजो का साथ कैसे छोड़ देगे। फिर मैने इन्दौर के मित्र से पूछा तो उन्होंने 
भेरे विचार जानने चाहे मैंने उत्तर दिया "भाई हम तो मेवाड़ी है हर बार हर हर 


पक्षो गाया मारिएक्यलाल वर्मा १४१ 


महादेव बोलते आए हैं इस बार भी बोलेगे ।” 
वर्मा जी का उत्तर एक जन्मजात क़ान्तिकारी विचारों के राजनेतिक कार्यकर्ता 
का उत्तर था। उनका मानना था कि जब देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अच्तिस संधर्ष 
करने जा रहा हो, राष्ट्र नेता ने युद्ध की रणभेरी बजवाकर देशभक्तो को स्वतन्त्रता सम्राम 
में कुच करने को आज्ञा दे दी हो, तव स्वतन्त्रता युद्ध के संनिकर के सामने यह प्रदन 
कहा उठता है कि वह नेता के आदेश के सबध मे तकंवितर्क करे। राष्ट्र के जीवन में 
ऐसे क्रातिकारी क्षण मे तकंवित्तक वे ही करते है जिनमे क्रातिकारी भावना का श्रभाव 
होता है और जिनमें साहस की कमी होती है। श्रस्तु श्री वर्माजी के अन्तर में तनिक 
सोचविचार नही था वे करो या मरो' के मत्र को स्वीकार कर मोच की हरावल प्रथम 
पंक्ति में रहने का उन्होंने निश्चय कर लिया था । यही कारण है कि जब इन्दौर के मित्र 
ने उनके विचार जानने चाहे तो उन्होने क्षण भर भी रुके विना उत्तर दिया “हम तो 
भेवाडी है हर वार हर हर महादेव बोलते आए है इस वार भी बोलेगे” ऐसा उत्तर बही 
दे सकता था जिमका अन्तर गहन देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना से श्रोतप्रोत हो । 
जव वर्मा जी ने बम्बई से उदयपुर के लिए प्रस्थान किया तो उन्होने आने वाले 
सधर्ष की रूपरेखा तेयार करली थी। वे जानते थे कि महाराणा को अ्रन्तिम चेतावनी 
देते ही घरपकड़ आरभ हो जावेगी और वे वाहर नही रहेगे उनको तुरत्त गिरफ्तार कर 
लिया जावेगा, क्योकि इस वार ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों को गभीर आ्रादेश होगा 
कि सत्याग्रहियो के साथ कोई नरमी न बरती जावे, आदोलन का कडाई से दमन' 
किया जावे | वर्मा जी ने जब प्र जामडल का आदोलन चलाया था तब उन्होने श्रादीलन 
का सचालन करने के लिए जेल जाने की पहल नही की थी और वे श्रजमेर में बंठकर 
झांदोलन का सचालन करते रहे परन्तु यह तो देशव्यापी क्राति का श्रावाहन था इसमे 
नेता को सर्वे प्रथम अपने को कोकना था अस्तु उन्होने अपने सभी साथियों श्रोर सहयोगियो 
की रतलाम पहुँचते पहुँचते पत्र लिखकर उन्हे क्‍या करना चाहिए इसके आदेश दे दिए । 
वे जानते थे कि उदयपुर पहुँच कर उनको इतना समय नही मिलेगा कि वे श्रादोलन के 
सबंध में प्रजामइल के कार्यकर्ताओ्रों का निर्देशन कर सके । अतएव उन्होने रतलाम से ही 
सबो को सूचनाए भेज दी थी । 
वर्मा जी ने नीमच से जो पत्र विजोल्या के एक कायकर्ता श्री हेमराज जी को 
लिखा था उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्मा जी परिस्थितियो के प्रति कितने जागरूक 
थे। रतलाम से ही उन्होंने श्रपता कार्ये करता श्रारभ कर दिया था। वे जानते थे कि 
उनको आादोलन को चलाने का ससय नही मिलेगा श्रस्तु वे अपने सभी कार्यकर्ताओं को 
आदेश भेज देना चाहते थे । वर्मा जी ने श्री हेमराज जी को नीचे लिखा पत्र नीमच से 
लिख कर भेजा[--+ 
सीमच 
१२-८-१६४२ 
भाई हेमराज जी बिजोल्या ग्राम थडोदा, भीलवाड़ा । 


१४२ यश्ञोगायथा मारिएवयलाल वर्मा 


मै श्रभी बम्बई से लौट रहा हूं श्रौर चित्तौड़ स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया 
जाऊगा । अबकी बार बिजोल्या के सैकडो किसान वहा सत्याग्रह करे। राजवी साहब 
से कहे कि आप अगर हमारे साथ हो तो हिन्दुस्तान की ग्राजादी की लडाई में हमारी 
पूरी मदद करे । यह लडाई आपके खिलाफ नही हैं न रियासत के खिलाफ ही है। यह 
तो सारे देश की शझ्राजादी के लिए है। 
जैसा भी सत्याग्रह चले वसा वहा भी करे मुझे नीचा नहीं देखना पडे कि 
बिजोल्यां के किसान स्वार्थी थे । इस मौके पर उन्होने देश का साथ नही दिया । 
ग्रापका 
माणिक्यलाल वर्मा 
कहने का तात्पयं यह है कि बम्बई से सहात्माजी का आदेश मिलते ही वर्माजी 
ने मेवाड़ मे श्रांदोलन का मानचित्र तैयार कर लिया था और उदग्रपुर पहुचने के पूर्व ही 
उन्होने समस्त मेवाड मे कार्यकर्ताग्रो को श्रादेश भेज दिए थे। वर्माजी को यह भय था 
कि सम्भवत. वे चित्तोडगढ़ के स्टेशन पर ही गिरफ्वार कर लिए जावे इस कारण वे सभी 
कार्यकर्ताश्रों को गिरफ्तारी से पूर्वे श्रावर्यक निर्देशन भेज देना चाहते थे । 
उदयपुर पहुच कर वर्माजी ने प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं से बात की और 
महात्माजी के आदेशानुसार महाराणा को अन्तिम चेतावनी (अल्टीमेटय) भेजने का 
निदचय किया । उस समय समस्त मेवाड़ की श्राखे प्रजामडल तथा वर्माजी की श्रोर 
लगी थी । मेवाड का शासन तथा मेवाड़ की प्रवुद्ध जनता वर्माजी की श्लोर निहार रही 
थी। राजस्थान के श्रन्‍्य देशी राज्यो के कार्यकर्ता भी जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर की 
ओर देख रहे थे । जोधपुर मे जोकनायक श्री जयनारायण व्यास इससे पूर्व ही जाग्रीरो 
में होनेवाले श्रत्याचारों के विरुद्ध तथा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 
श्रादोलन कर गिरफ्तार हो चुके थे। जोधपुर के सभी कार्यकर्ता स्वय लोकनायक 
जयनारायण व्यास भी जेल के सीकचो मे बन्द थे । अस्तु देश की स्वतत्रता के इस अन्तिस 
युद्ध मे राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं की दृष्टि जयपुर श्रौर उदयपुर पर लगी थी। 
; श्री माणिक्यलाल वर्मा ने २० श्रगस्त १६४२ को प्रजामण्डल की श्रोर से 
: महाराणा को श्रन्तिम चेतावनी (अल्टीमेटम) भेज दी । २१ अगस्त को बारह बजे 
दिन के वर्माजी को गिरफ्तार कर लिया गया । मेवाड प्रजामन्डल श्ौर मेवाड शासन मे 
 सधपे छिड गया। 
वर्माजी की गिरफ्तारी का समाचार समस्त उदयपुर मे बिजली की भाति फँंल 
गया । उदयपुर में सम्पूर्ण हडताल हो गई । सारे बाजार बन्द हो गए, दूकाने ही नहीं 
खोमचे वालो तथा सड़क पर बठकर वेचने वालो ने भी अपना धन्या बद कर दिया। 
तांगे वालो ने हड़ताल करदी, तागे चलना बन्द हो गए। नागरियों ने श्रयता कार्य 
बन्द कर दिया । रकूल तथा कालेजो मे सम्पूर्ण हडताल हो गई । स्कूल कालेज बन्द 
हो गये । नगर मे जलूस निकाले गये “अग्रेजो भारत छोडो” “भारत माता की जय” 
मारत स्व॒तत्त है! महात्मा याधी की जय! 'मेवाड़ प्रजामडल की जय” वर्माजी की जय 


पशोगाया मारिफ्यलाल वर्मा १४३ 


घोष से समस्त उदयपुर गू ज उठा । 


वर्मा जी की गिरफ्तारी से उदयपुर मे सनसनी फैल गईं। जनता मे तीक्न क्षोभ 
भौर रोष फंल गया । महाराणा भूपालसिह कालेज के विद्यार्थियों मे तीत्र रोष था 
उन्होने सम्पूर्ण हइताल कर दी और नगर की श्रन्य॒ सभी भिक्षणश्वस्थाए उनके नेतृत्व में 
बन्द हो गई । पूलिस ने वहुत से छात्रो को गिरफ्तार कर लिया। 

मेवाड तथा राजस्थान के अन्य राज्यो मे भारत छोडो झ्रादोलन के सबंध मे 
श्री माणिक्यछाल वर्मा ने अ्रपने सस्मरण मे जो भी छिखा हे उसे हम यहा श्रविकल उद्घृत 
करते है 

अपने सस्मरण मे वर्मा जी ने लिखा है : 

“डावटर मोहन भ्िह मेहता श्री जनाद॑नराय नागर को लेकर महाराणा भूपाल 
कालेज गए झौर कालेज के छात्रो को हडताल में सम्मितित होने तथा सत्याग्रह मे जाने से 
रोकने का प्रयत्न किया । जब डाक्टर मोहनर्सिह मेहता बोलने लगे तो छात्रो ने उनका 
भाषण नही सुना और ६००-७०० छात्रो ने सत्याग्रह किया बहुत से छात्र गिरफ्तार हुवे 
जो वाद को छोड दिये गए ।” 


“राजस्थान के सभी राज्यो मे भारत छोडो श्रांदोलन हुआ केवल एक जयपुर 
वचा रहा। वहा के प्रेधानमत्री सर मिर्जा इम्माइल आदोलन न होने देने में सफल रहे । 
जयपुर प्रजामडल ने श्रादोलन नही किया, फिर भी वावा हरिव्चन्द्र, देशपाडे जी, दोलतमल 
जी भण्डारी, रामकरण जोशी, झौर उनके साथियो ने व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया । 

“जयपुर प्रजामडल के तत्कालीन नेताओं ने उनका साथ नही दिया वरन सामने 
झाए। जिसके प्रमाण पुरातत्व विभाग के पास इस समय मौजूद है कि ब्रिटिश भारत 
से तोड फोड कर भागे हुए कार्यकर्त्ताओ को गिरफ्तार कराने में श्री हीराछाल का सकेत 
था ।” वर्मा जी का पुरातत्व विभाग से तात्पर्य राजस्थान के पुरालेख विभाग-राजस्थान 
से था। ॥ 

“जोधपुर के श्री जयनारायण व्यास शरीर उनके साथी जागीरी जुल्म के खिलाफ 
और उत्तरदायी शासन के लिए आ्रान्दोलन कर गिरफ्तार हो चुके थे । 

कोटा में तीन दिन तक रियासत में काम ठप्प रहा । श्रफसरो को जेल में रख 
दिया गया। ग्रयामडल के जिन लोगों को रिव्गसत ने गिरफ्तार किया था हजारो की 
संख्या मे उनको छुडाने के लिए जनता ने भाग लिया। उधर मध्यभारत में इन्दौर 
सबसे झ्रागे रहा | ग्वालियर के नेताओं ने महाराजा से समझौता कर लिया । 

वर्मा जी ने लेखक से जयपुर प्रेजामडल के नेताशों के सबन्ध मे वह वात कई 
वार कही थी । उनका उनके प्रेति बहुत रोष और क्षोभ था । वे इसे देशद्रोह की सन्ञा 
दिया करते थे परन्तु लेखक ने सहसा कभी विश्वास नही किया । वह यही रुमझता था कि 
क्योकि जयपुर प्रेजामडल ने भारत छोडो आदोलन के समय देश का साथ नही दिया 
उन्होने भ्रादोलन नही छेडा और सर मिर्जा इस्माइल से (जैटिलमैन्स एग्रीमेट) समभोता 


१४४ पशोगाया माशिवयलास वर्मा 


कर लिया इसलिए एक फ्रातिकारी योद्धा होने के कारण वर्माजी का इनसे बहुत क्रृद्ध 
होना स्वाभाविक था भौर इसी कारण वे उनके कार्य को देशद्रोह मानते हैं। परन्तु 
जबकि उनके जीवनचरित्र को लिखने के लिए उनके सरमरण तथा उनकी टायरी 
लेखक ने पढी श्रौर उसमे जयपुर प्रजामण्डल के नेताओं विशेषकर श्री हीरालाल णास्त्री 
के संबंध मे उपरोक्त लेख पढा तो उसके सामने घर्मसकट खड़ा हो गया । श्राज जबकि 
वर्माजी जीवित नही हैं तव उनके विचारो, सानन्‍्यतापञ्रो, विद्वासों और लेख को उपेक्षा 
करना उसको छिपाना अ्रपने स्वर्गीय श्रद्धास्पद मित्र के प्रति विश्वासघात होता । नैतिक 
दृष्टि से लेखक फा जघन्य अ्रपराध होता, श्रतएव उसने वर्माजी के उपरोक्त लेख को 
झ्रविकल ज्यो का त्यो यहा दे विया है। 
परन्तु एक लेखक के नाते उसने यह भी श्रपना नैतिक कतंव्य समझा कि वह 
राजस्थान श्रभिलेखागार (आरकाइव्ज) वीकानेर जाकर उन प्रमाणो को स्वयं देखे। 
प्रस्तु वह दस दिन तक स्टेट श्रारकाइब्ज के अश्रतिथिग्रृह मे ही ठहर कर जयपुर राज्य की 
गोपनीय फाइलों को देखता रहा । तत्कालीन निदेशक श्री नाथूराम खड़गावत ने लेखक से 
कहा कि एक फाइल जिसमे सर मिर्जा इस्माइल तथा श्री हीरालाल झ्वास्त्री का पत्र 
व्यवहार है वह मिल नही रही है । बहुत ढू ढने पर और प्रयत्न करने पर भी वह फाइल 
मुझे देखने को नहीं मिली परन्तु अन्य गोपनीय फाइलो में सर मिर्जा इस्माइल, 
श्री घनदया मदास बिरला तथा श्री हीरालाल छ्वास्त्री के कतिपय पत्र मिले इससे इतना 
स्पष्ट है कि घनदयामदास विरला के द्वारा श्री ह्वीरालाल शास्त्री का सर सिर्जा इध्माइल 
से धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया था और श्री हीरालाल शास्त्री सर मिर्जा इस्माइल 
के अत्यन्त विध्वासपात्र बन गए थे । लेखक को जो फाइले देखने को मिली उनमे ऐसा 
कोई पत्र उसे नही मिला जिससे यह सिद्ध हो कि शास्त्रीजी के सकेत पर कोई गिरफ्तार 
हुआ हो । हां इस तरह का पन्न अवश्य मिला जिसमे उन्होने शास्त्रीजी के मिर्जा इस्माइल 
को संयम से काम लेने को कहा था। हम आगे उन पत्रो को भ्रविकल रूप से दे रहे है। 
सभी पत्र अग्रेजी में है अस्तु मूल अग्रेजी पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ मे दे दिया गया 
है। यह सभी पन्न जयपुर राज्य की गोपनीय फाइलो मे राजस्थान अभिलेखागार 
(राजस्थान स्टेट श्रारकाइव्ज) बीकानेर मे मौजूद है। इन पत्नो के पढने से यह स्पष्ट हो 
जाता हैँ कि तत्कालीन जयपुर राज्य के प्रधान मन्त्री सर मिर्जा इस्माइल, श्री हीरालाल 
शास्त्री से “भारत छोडो झादोलन” के सम्बन्ध मे क्या नीति अपनावे इस पर परामर्श 
करते थे श्रोर उनके सुझावों को महत्व देते थे । 
फाईल संख्या ५४ (१६३६-४२) 
प्रधान मन्त्री कार्याकूय जी-१-६७४ भाग-१ 
जयपुर राज्य के प्रधान मन्त्री का विभिन्‍न व्यक्तियों से होनेवाला फुटकर पत्र व्यवहार 
डी शो संख्या १०२८/पी एम ३ जुलाई १६४२ 
प्रिय श्री विरला, 
आपके ३० जून १६४२ के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद । मै उस समय आ्रापका 


पशोगाथा मारिक्पलाल बर्मा १४४५ 


जयपुर झाना पसंद करता कि हिजहाइनेस यहां होते | परन्तु ऐसे बहुत से मामले है 
जिनकी ओर तुरंत ध्यान देने की ग्रावश्यकता है और जिनके सबंध मे आपसे चर्चा 
करना चाहता हूं इस कारण मै आपके आगमन के लिए अ्रगस्त तक प्रतीक्षा करने 
का अत्यन्त अनिच्छुक हूं । 
मुे आक्षा है कि आपको मेरा तार मिल गया होगा जिसमे मैंने श्रापक्रों सुचित किया 
था कि आप कलकत्ता जाते समय मार्ग मे जयपुर भ्रासकते है। विभिन्‍न प्रइनो पर 
आपसे चर्चा करने का भ्रवसर मिलना भेरे लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। मुझे भय 
है कि आपने जो नोट ( लेख ) भेजने का जो वचन दिया है वह मिलकर चर्चा का एक 
बहुत ही हीन विकल्‍प होगा परन्तु मैं उसका भी स्वागत करूगा। 

मुझे श्रीहीरालाल शास्त्री तथा प्रजामंडल के अन्य सदस्यो से मिलने का भ्रवसर 
मिला और मैं निशचयपूर्वक यह अनुभव करता हूं कि मुझे उनका तथा राज्य मे अन्य 
सभी दलो का सहयोग मिलेगा । 

मै श्रापके शीघत्र ही दर्शन लाभ की झाशा करता हूं । 


श्री जी. डी: बिरला भ्रापका 
नई दिल्‍ली ह० मिर्जा इस्माइल 
फाइ० संख्या ५४ (१६३९-४२) विरला हाऊस 


९ जूलाई १६४२ 

प्रिय श्री मिर्जा, 

मभे जयपर के अनेक व्यक्तियों से समाचार मिले है जिनमे आपके द्वारा प्रशासन 
में किये गये सुधारो की प्रशंसा की गई है । 

मुझे जानकर हादिक प्रसन्तता हुई कि ध्राप श्रीही रालाल जी से मिल लिए । 
मुझे विश्वास है कि वे आपको पूर्ण सहयोग देंगे । 

मैने श्रापकी श्रीशान्तिलाल जी को लिखा पत्र देखा जिसमे आपने श्रीसावरकर 
द्वारा की गई आलोचना की शोर संकेत किया है | 


आ्रापका सदभावी, 
ह० जी. डी. बिरला 

जोर 5९४9) ०, 54 (7939-42) 
%$, )/., 98, 0/866 (३-7-6उ5 77६४ है 

शाप शीप्राई० [एप 5088४ १(॥९८८)४१९०प४ ८077८8४ए907वै0व९९ 

फृलग्र९ट0 ॥7 धाते 770७5 0९78079५ 
32, 0. [२०. 7०028/?0/0 370 पौए 794% 
426९8₹ 8772 

गाए फैथाोएड [0 ए०पा €६९7० 0०8९१ ३०४ ]एए९ 7942« 

] तऋ्र०णाव ३ए० पीएरते एणप ६० ०णार ६० उथंएफ जोधा जांड 
सांशपरा९४४ ०४ वाट 9६ प्ीदाड८ भार ४30 ग्रभाए प्राबाटा8 जोयंटी। इस्पृुपाए: 
प्रयाय०त80० ३६७४० बपवे जोंग 4 जांड 00०. तींडटपढ8 - ज्रोधा ए०ए घाव - 


१४६ यश्ोगाया मारि]क्यलाल धर्मों 


ए०पांत 96 एशए उ]पटंब9६ ६० 37९७ (० एथे थी। 27878: 00 ए०ए: शंधंध. 

[ प096 ए0प ॥8ए९ 7९८शंए९वे 79 श९छ४॥ ते ४४ ॥0प ०शा 
शंज्ञा [भ०पा 00 ए०ए: प्4ए ६0 (गे८पॉा५३- ६ ज॒०पाॉँत 9७ ० प्रा८४: 28988706 
६0 77९ ६0 997९ 80 007णए्ञए ० ठांघटपषआंगए ग्राब९३ जाति 09. 4. ९४ 
प९ 700९ एएप #8ए९ एा०्रांड्श्ते ग्रा८ट जी) 92६ 8 एथाए 90०० ध्पा#६प2० 
धेधा0०पशी 4 ए0णै0 ए९।९८०7९ ६०9६ ६00 

] छ4ए९ बोए९४०0ए 990 39 07०7ण0/प77 ०ए गध्ट्ताए शी, तरि।8 
.7 9#9४ए गाते ०९ एरशा ९8 6 ?79]% वितेतये 2809 शाते 4 एशथॉंप्र- 
ए 6छे ४० | भाथे] 7९०शंए९ पीशा 2000स्‍४४०ा थावे ६90 ० थी एक्ट 
पर 7९ 509६९. 


[.0ण॑ंतंगह 07एशते 00 0० 0९88फ९ 6 ह९शाए ए0ए €थपफ्र. 


इ 27 ए०पा४ 50०९:९९ 
50|- )५॥०]० यथा 


फरल्ज़ 2209, 
शिाध (६ 72. 808 
37709 एै0ए४७८ 
907 एणॉए 7942 
४ १6९४7 5070 ),7729, 


[]॥9ए6 १९८शए2ते 7९ए9३ 077 ए87078 9९०९ 0 ]थ०पए ४09778 
॥एए९टांब्प07 ता कण एप 98५९४ 007९ ६0 477970ए6 80!्रांगरंडप्र४०णा, 
[ 5० प्रधज़ 0॥०००ए $0 ६३7० पं४६ ए०५ 98०९ 5९८॥३ ४४, जिंदशव (गे 
ग. 4 भव 8णा९ पर€ 0 छएए९ 3] (९ ०000४7४४०07. 
| ॥#8ए४ 5९शा ए0फः !९६6४ ६०0 गाए [2] वा 9 ज़ोगंटा प॒रणप 972 
एणेएघ2व 0पा (0 5006 टापध्ल॑ंडग॥ 7306 9ए )४, 52ए4पप्ब7- 
50/- (5. 2. 80% 


[.,९६प४ 0०7 900 (5, 0. 5६० ६४० शाप 'णाए23 87वीं) 


रटज 6 

१7770 5९960. 7942 
ह बाग 830 (0 प९४४ ४40 ॥९०४7०9 [/शं8]4६७0०7 48 )शंपर्र !00:20 
490. जेठफ बार 30]जंए8 006 भी 00067 तुपटडत/0ा 77 8 प्र080 - >पशंग248 
६९ फ्रवशारा, ६78 तंप९ (० ए०प घाव पए०प 78ए९ 9९८७ ४०]९ ६० (९९० ९थोप 
ढांप्र05एीश:8 वा [धएण 5082९. जीव 78 ॥0 त0पै६ फछज़ाए बाते | ब० 
हश८एए8 77ए82९( व (0प८ जाएं गरय- पफणड३, 7९८ 7737 9९ ४०)९ ६० 00 ॥0६ ०६ 
8000 ए०४८ ॥7 ४३४६ 5६9९: 


४०प7४8 अप्रट्श2५ए, 


50/- ५६ 0. 87% 


बच्योगाया भारि्यलाल बर्मा १४७ 


नई दिल्‍ली, 
११ सितम्बर १६४२ 
जी. डी. बिरला का सर मिर्जा के नाम पत्र 
की मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि भूस्वामित्व कानून (टिनेन्सी लैजिश- 
लेशन ) पर भाप विचार कर रहे है। श्राप एक के बाद दूसरे प्रइन को एक व्यावहारिक 
-तरीके से हल करते जारहे है। यह श्रापके कारण ही संभव हुआ है कि आप जयपुर 
राज्य में दान्त वातावरण रख सके ।* 
इसमे संदेह नही कि शास्त्री ( श्री हीरालाल शास्त्री ) सहायता कर रहे है। 
मैं उनसे सम्पर्क बनाये हुए हूं । इस प्रकार हम राज्य में यथेष्ठ उत्तम काये कर सकेंगे । 


भाषका सदभावी 
ह० जी. डी. बिरला 
ए४7४६॥ छा€ ९० 42/0०र्ाररविटाधंतो 
292९ 4 ४ 
श्श्क्ष 790१4 3407 /2ैप2प8 7942 


7[,०६९7 707 'ीएुंब ४ भी ६0 ०० 7िं 'ी, एटा शांप्तंटबवों 0४९०४ 
2 [४एप7- 
पृष्रोक€ ३7९ ४००0० 7९38078 [07 96॥6८एांएए ४१४६ (८ /79]4 'ॉ809] 48 70६ 
पर ९० (2८९ १०४०७ 49 897072809 णफ्र ह)] [तत93 किक (.०0४7९३४ भाते 
0 48 शी "०६ "९ ब77९४६ ० 06 7९:४०78 पग९०त 7800 070ए 070ए०९४ 00४ध09 
270 980०7 प्र 8६९709श2८ फ़गंसी प्रा2ए ए्र०ग्ज 92९ वेंट5ट5९त 353 7९€४४०74० १ 
टॉरबए गाते 92३८र्शापं, ६ फ्रांशा। भॉड50 92 77९7६07९वें (4४६ (06 92780708 गरा028६८० 
27९ 00 एशप्रधाराप 7280९7क्‍8 | भंफ्ण गाते ण थे] छागेगंआिओि।ए शा ल्थ्णंगठ 
९ 509८, 
उक्त पत्र का हिन्दी अनुवाद 
भाग १ फाइल सर्या ४२/गोपनीय 
पृष्ठ ४ ए 
गोपनीय दिनाक १४ भगस्त १९४२ 
सर मिर्जा इस्माइल द्वारा जयपुर के पोलिटिकल एजेन्ट मेजर यच. एम. पाउल्टन को 
लिखा गया पत्र । 
यह मानने के लिए विश्वसनीय आधार मोजूद है कि प्रजामंडल भखिल भारतीय 
राष्ट्रीय सभा (कांग्रेस) की सहानुभूति मे कोई कार्यवाही नही करेगा। यहां यह शभ्रनुभव 
किया जा रहा है जिन व्यक्तियों का आपने पत्र मे उल्लेख किया है उनको गिरफतार करने 
* झरगसत १६४२ में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो श्रांदोलन आरम्म किया था उस समय 
ब्रिटिद भारत तथा सभी देशी राज्यो में तोमर श्रांदोलन हुआ, तोड़फोड़ को घटनाएं हुई' 
गोलियां चली थीं परन्तु जयपुर में पूर्ण शांति रही जयपुर राज्य प्रजामण्डल ने आंदोलन 
नहीं छेड़ा, यह उसकी और संकेत था। 


१४६ परशोगाया सारि|्यलाल वर्षा 


का परिणाम होगा कि विरोध श्रौर कटुता बढेगी तथा जो यहां का वातावरण साधारखण- 
तया शान्तिमय भर स्वच्छ है वह विक्षुव्ध हो उठेगा | इस संबन्ध में यह भी वतला देना 
प्रावद्यक है कि जिन व्यक्तियों के सम्बंध में आपने अपने पत्र मे संकेत किया है वे जयपुर 
राज्य के स्थायी निवासी नहीं है श्रौर इस वात की पूर्ण संभांवना है कि वे राज्य से शीघ्र 
घले जाने वाले हैं । 

सर मिर्जा इस्माइल के पत्र के उपरोक्त अदश से यह स्पष्ट है कि पोलिटिकल 
ऐजेन्ट ने कतिपय राष्ट्रकमियों को जो बाहर से जयपुर राज्य मे उस समय भारत छोड़ो 
भ्रांदोलन के सम्बन्ध मे आए हुए थे उनको गिरफतार करने के लिए कहा था। सर 
मिर्जा इस्माइल ने जो इस बात का पत्र भे संकेत किया कि प्रजामंडल द्वारा भ्ांदोलन' में 
भाग लेने की सभावना नही। उसमे श्री हीरालाल श्ञास्त्री से हुए समझौते की प्रृष्ठ 
भूमि में लिखा था। ब्रिटिश सरकार ने सर मिर्जा इस्माइल को श्री सादिक प्रली, 
श्री जयप्रकाद नारायण, श्रीमती श्ररुणा आसफग्ली, श्री रामानन्द भिश्रा, श्री प्रेमकृष्ण 
खन्‍ता, श्री शीलभद्द याजी, श्री मुकुन्दलाल सरकार को गिरफ्तार करने के लिए सर 
मिर्जा इस्माइल को लिखा था। उस समय श्री जयप्रकाश नारायण भूमिगत द्वोकर गुप्त 
रूप से फ़ास्ति का देश मे नेतृत्व कर रहे थे और वे इसी सम्बन्ध में भपने क़ान्तिकारी 
साथियों के साथ जयपुर भाए हुए थे । 

सर मिर्जा इस्माइल ने भारत छोड़ो श्रान्दोलन के सम्बंध में राष्ट्रकमियों को 
गिरफतार करने या न करने के सबन्ध में श्री हीरालाल शास्त्री से परामर्श लिया था 
यह नीचे लिखे गोपनीय पत्र से स्पष्ट हो जाता है । 


श2िक 4 ॥7॥ ०. 42/007वेंटआ्ता 
(९४ एज ९९७(वंच्र ०0087९58फ९7 ईए ]भएपः बाते 0धीछए 7र४८टरॉ४४९०पड ९0028: 
ए०7रवेैशाए& 2८077९०८व जाफ ऐए776 08६७४ [४००7 9202, 
ए42० 


अगंए0५7 
79-9-44 

पर 3९87 उर्एग्वार, 

है शार|088 ए0प शेर 509909ए78 ।९6६27 जल 9 998 ]ंपश्ठ 7९८शंए८०, 

व 7€892९८6  सां8 [एत2९४७7४ थाते #4ए७४ प्र०0 86६ .॥€ 77०8४08 छूट], "6 
एणंा 48 ज्री९४९ए ज्रर ४0प्रत 2728४ (९८४८ 70 7० 67 7०0. 50287 8९६॥79 ६० 
गण: चंबा: 4६ 78 9९६८४ ६0 जगा, 08. शाएटशै8 उर्मयेशई ए08४))9 0एशा: ॥07९ 
घा०प०6५ 598 ज़छ एर्भ 07 ४९९ ६ 09.9678 5 एशशांतछ 2... 


ठ68 ए९ट्र४0व8 एले:टएाड हैं था ई07 धवंताए १०४० 82798, 38 9. >शां९ए& 
76 7०0९४ 349 ४्लां3 ग्रणाप्रागए 


्र०णा5 579८९४८५, 
50/- 2४72३ 8, 8प्रार्थ] 


क्शोगाया भारिक्यर्ताल वर्मा १४६ 


उक्त पत्र का हिन्दी में अनुवाद 
भाग १ फाइल सख्या ४२/गोपनीय 
जयपुर मे कतिपय काग्रेसमैनो की गिरफतारी सबन्धी तथा अन्य फुटकर पत्रव्यवहार 
जिसका संबन्ध जयपुर राज्य के प्रधान मंत्री से था। 
पृष्ठ ( २) 
जयपुर 
१६-६-४२ 
प्रिय ब्रिगेडियर, 
मै इस पत्र के साथ श्री हीरालाल शास्त्री के उस पत्र को भेज रहा हूं जो मुझे 
प्रभी प्राप्त हुआ है । 
मैं उनके परिस्थिति सबन्धी विचार को आदर के साथ देखता हूँ और मुझे इसमें 
तनिक भी सदेह नही है कि वे राज्य के शुभचिन्तक है। प्रश्न यह हैं कि हम इन दस 
व्यक्तियों को गिरफतार करे अथवा नही । शास्त्री का सोचना है कि प्रतीक्षा करमा श्रेयस्कर 
होगा । क्योकि गिरफतारियो से और अ्रधिक अशान्ति उत्पन्त होगी। वया हम प्रतीक्षा 
करे और यह देखे कि आज सायकाल को क्या घटना घटती है । 
जहा तक घरने (पिकेटिग) का प्रश्न है मै घरना देनेवालो के विरुद्ध कार्यवाही 
करने के पक्ष मे हैँ । जेसा कि मेरा विश्वास है कि पुलिस ने आज प्रात काल किया । 
झ्रापका सदभावी 
हस्ताक्षर--मिर्जा इस्माइल 
यह पत्र टाइप किया हुआ नहीं है वरन सर मिर्जा इस्माइल के हाथ का लिखा 
हुआ है। स्पप्ट है कि मिर्जा इस्माइल अपने स्टेनों को भी इस प्रकार का पत्र नहीं 
लिखाता था जिससे कि वह अत्यन्त गोपनीय रहे । | 
नीचे हम श्री हीरालाल शास्त्री का वह पत्र देते है जिसका सर मिर्जा इस्माइल 
ते ब्रिगेडियर को ऊपर लिखे पत्र मे उल्लेख किया है | यह पत्र भी श्री हीरालाल शास्त्री 
ने हाथ से लिख कर ही भेजा था। 
एव5 जी€ ० 42/007क्‍ेशाएवी 
हैचा९४ 0 ८८४४भ० ०00297९5शग्रटट0 7 घृणएपः 3०वें 0पाशा 3९०८९॥४70९०0७8 ९०:९8- 
ए०00600९ ००07€९६९व छा शिव76 शीएा5घट7 [गएपः 9६88. 8286 7 2« 
ए675079). एए)९।८-६९४ २०४६७ 
79-9-42 
पृप॥० 3 3०0? ४. 
(४ 06३7 907 )शी[28, 
छ/(0 ९(६€१९००९ ६0० एर०पग ६४॥६ 00 पा९ एणा९ 9 99५6 ६० 8पहए८४६ ता 


900 ्ञंप्टी)६ 7६६८४ ४९६ जप) ९887६ पीव: 7897 9९ ९86 ३५ ० ते९्गाग 
पर पी हा(08007- *06 8 2)) घ8६ | 087 ४४ए [07 प्रा एा6घ्धा, दि 2 एफए 


१५४५० पैशोगाया भेारिकयलाल वर्सा 


८३४७ 00९८ 9९४६ 88 ६० ज्ञ|8६ ०0078€ ण 5०६०४ ए०प शाण्पोत 38090. 87 4 थे 
एच ९8॥ ९३७४४ बरीिणि4 ६0 पर80०॥ 07 80776 76. 


एफ छांच्र८८7९ए 
छलाए० गे उग्रगघ्प्रां 


उक्त पत्र का हिन्दी भनुवाद 

भाग १ फाइल सरू्या ४२/गोयनीय 
जयपर मे कतिपय काग्रेसमनो की गिरफ्तारी सम्बन्धी तथा श्रन्य फुटकर पत्रव्यवहार 
जिसका सम्बन्ध जयपुर राज्य के प्रधान मन्त्री से था । पृष्ठ ११२ 

खेजडे का रास्ता (जयपुर) 
व्यक्तिगत १६-६-४२ 
समय ३.३० सायकाल 
प्रिय श्री मिर्जा, 
आपसे फोन पर हुई बातचीत के सबंध मे यह सुझाव दू गा कि श्राप संयम से काम 

ले पो भ्रधिक उपयुक्त होगा । परिस्थिति से निवटने का यह भ्रधिक सरल तरीका हो सकता 
है। इस समय केवल इतना ही कह सकता हु। श्रन्तत श्राप ही इस सबंध में श्रधिक 
झ्रच्छी तरह तय कर सकते है कि परिस्थिति का सामना करने के लिए कोनसा तरीका 
सवसे उत्तम होगा । लेकिन मेरी मान्यता और घारणा यह है कि आप सरलता से कुछ 
समय तक परिस्थित्ति का अ्रध्ययन करने के लिए प्रतीक्षा कर सकते है । 


श्राषका सदुृभावी 
ही रालाल शास्त्री 
श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा जयपुर राज्य की सरकार से १६९४२ के भारत 
छोड़ो आंदोलन मे भाग न लेने के सम्बन्ध मे जो समभोता हुआ था उसका परिणाम यह 
हुआ कि राज्य सरकार तथा उसके उच्चाधिकारी यह आद्या करने लगे थे कि केवल 
प्रजामण्डल ही नही श्री हीरालाल शास्त्री से सम्बन्धित वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं 
की भी भारत छोडो भ्रादोलन से सहानुभूति नही रहनी चाहिए । 
तीचे हम तत्कालीन जयपुर राज्य के इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस का एक्त पत्र 
उद्धृत करते है जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा । 
२०४६ । काठ (२० 4३/(४00790670४] 
श्र शीप्राधप्टा धएप४ 5६६6९ 


2९99९ ०, 24 


[,७६७४ 00 [7592९७07 (यश ए ९०९०९ [थएपफः 5086 १8६९6 6.70.42 ६० 
(0९ ७7779 जा४८7 ० 7782/? 


22288 क्‍छ टणरापएप्रथांत व ग्राप् 700९, 07९€ पघिाफरा: 9६ ० ॥7प्2९४४7 १ 
ए९फ्र8 9 3ए९ 72९९ए९०. गाते पाग६ 85 पड व छालंट्थाए ० पाल (जधह5 मांए/ 
5लता०्ण ४ण॥९ 873 0 फ्िबाबडधकी एत॒तंता बढ प्गेतंगह 9460 १्र०प. जी] इच्छ 
४३३६४ 076 ड्रांग एप परध्यार जिव्ापर 6९ए जी0०3 8 8:प0९४४ ० (75 80700 ९९९४ 


कशोगाया मारिक्यलाल धर्मा १५१ 


870006 32६ 7९ 77722078 988६ 7205 4॥6 ०>एं0०ए8 तुप९४४०॥ 48 709, ४१८४८ 275 
बाह (2007 ए4४४ 7 ग्एप्रशंघधंट8 एण धर इढंटी एथ(ए ज्रांधरीएपप एथाप्रॉइचं०ा0 07 
70० ९१४९० 04 )(78. एव 7श ह्षाा छाते या 7६78 जाए है70फ८422८ बाते 
८०ाइ९१६ 0ए एव ६, जि बी 50ब४0॥ ४गतिए॥) दबा ॥6 95 00 तंत्याएट 
0 70 279770ए४) [07 पद ३20एप2३ 07 776 7202) 7>ठ7६ए- 


उक्त प्रन्न का हिन्दी भश्रनुवाद 


इस्पेक्टर जनरल पुलिस द्वारा श्रार्मी मिनिस्टर को लिखे पत्र का हिन्दी श्रनुवाद 

मेरे पूर्व नोट के सदर्भ में मुे एक भ्रोर रुचिकर सामाचार प्राप्त हुआ है । वह 
सामाचार यह है कि गल्स हाई स्कूल की (पीकेटिंग) धरने मे वनस्थली विद्यापीठ की कुछ 
लड़किया भाग ले रही हैं। श्राप देखेंगे कि एक लड़की जो वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा 
है झौर जिसका नाम शाति देवी है गत रात्रि की सभा में उसने भाषण भी दिया था। 
स्पष्ट प्रदव यह कि विद्रोही दल को गतिविधियों मे यह लडकिया बिना श्रीमती हीरालाल 
शास्त्री (श्रीमती रतन शास्त्री) की आ्राज्ञा श्रथवा जानकारी के क्योकर भाग ले सक रही 
है। और यदि यह उनकी सहर्मात श्रौर जानकारी से हो रहा है तो श्री 
हीरालाल श्ञास्त्री यह कहने का दावा कंसे कर सकते है कि उनका विद्रोही दल 
( कांग्रेस द्वारा सचालित भारत छोड़ो आदोलन ) से न तो कोई सबंध है और न वे 
विद्रोही दल की कार्यवाहियो का समर्थन ही करते हैं । 

बात यह थी कि चतुर मिर्जा इस्माइल ने जयपुर राज्य मे प्रजामडल को निष्क्रिय 
तथा तेजहीन बना दिया श्री हीरालाल शास्त्री उसकी कूटनीति को नहीं समझ सके और 
स्थानीय तथा अस्थायी लाभ के लोभ से वे राष्ट्रीय आदोलन की प्रबल वेगवती धारा से 
दूर होकर खडे हो गए। 

श्री माणिक्यलाल वर्मा ने उन्हे इसी भूल के कारण कभी क्षमा नही किया । 
भारत के स्वत्त्र हो जाने के उपरान्त भ्रौर वृहद राजस्थान बनने पर श्री माणिक्यलाल 
वर्मा ने जो श्री हीरालाल शास्त्री का घोर विरोध किया उनके विरुद्ध अविश्वास का 
प्रस्ताव पारित करवाया तथा आजन्म वे उनके विरोधी रद्दे उसके मूल मे यही बात थी । 
उन्होने श्री हीरालाल शास्त्री को उनकी १६४२ में भारत छोड़ो श्रादोलन मे भाग न लेने 
तथा जयपुर के प्रवानमत्री से समझोता कर लेने के लिए कभी क्षमा नहीं किया। 

बात यह थी कि चतुर ओर कूटनीतिज्ञ सर मिर्जा इस्माइल ने श्री हीरालाल 
शास्त्री को आगे चलकर उत्त रदायी शासन की श्रोर राज्य को अग्रसर करने, लगान सबधी 
कुछ कठितवाईयो को दूर करने, राजस्त्र व्यवस्था मे सुधार करने, युद्ध मे राज्य द्वारा घन 
जन की सहायता न देने, तथा वनस्थली विद्यापीठ को सहायता करने का आदवासन 
देकर उन्हे श्रांदोलन न करने के लिए राजी कर लिया था। श्री हीरालाल झास्त्री की 
मान्यता यह थी कि राजाश्ो से यह माग करना कि वे श्रग्रेजो से श्रपनी सधिया तोड़कर 
ब्रिटिश सरकार से अपने सबंध तोड़ ले श्रव्यवहारिक है। यह कभी होनेवाला नही है 
धस्तु राज्य से उत्तरदायी शासन तथा भ्रत्य शासनसुधार प्राप्त कर लेना बुद्धिमानी है। 


१४२ पैशीगाथा मारिवर्यंजाल वर्मौ 


परन्तु वे इस पक्ष को संभवत मिर्जा इस्माइल से समभौता (जेन्टिल मंन्स एग्रीमेंट) करते 
समय भल गए कि जब राष्ट्र नेता ने संघर्ष का श्रावाहन कर दिया है सधर्ष हो रहा है, 
समस्त राष्ट्र उसमे कूद पड़ा है तो किसी एक घटक को उस सबर्ष के श्रोचित्य पर अपना 
पुयक निर्णय करना उचित झ्रौर क्षम्य नही कहा जा सकता । अ्रवश्य ही यह एक भयंकर 
भूल थी । सर मिर्जा इस्माइल अपनी युक्ति मे सफल हो गए। उन्होने जयपुर प्रजामडल 
को निष्क्रिय तथा निस्तेज बता दिया । निराश श्रीर क्रुद्ध होकर बावा हरिदचन्द्र, श्री 
रामकरण जोशी आदि ने आजाद मोर्चा बनाया शीर सत्याग्रह किया । 
मेवाड़ सरकार ने भी वर्मा जी के साथ इसी युक्ति से काम लेना चाह्दा। 
खालियर के कार्यकर्ताओं ने अपने महाराजा से समकोता कर लिया था। ग्वालियर के 
महाराजा ने उन्हे यह कहकर जात कर दिया था कि मेरे और मेरी प्रजा के बीच कोई 
विरोध नही है उत्तरदाय्री शासन की भविष्य मे स्थापना हो इसके लिए मै तैयार हूँ। 
प्रजा का हित हो यही हमारा ध्येय है व्यर्थ मे ब्रिटिश सरकार से सबंध तोड़ने का श्राग्रह 
कर राज्य में अ्रशाति उत्पन्त करने से क्या लाभ । खालियर के कार्यकर्ता महाराजा के 
प्राइवासन को स्वीकार कर चुप हो गए । 
मेवाड के चतुर और श्रनुमवी दीवान सर टी विजयराघवाचार्य इसी युक्ति से 
भेवाड प्रजामडल को पग्मु और निष्क्रिय बना देना चाहते थे। महाराणा के सकेत पर 
उन्होने ग्वालियर के प्रमुख राजनीतिक कार्य कत्ताओं को उदयपुर अ.मत्रित किया भौर 
उन्हे जेल मे वर्मा जी से मिलते भेजा । ग्वालियर के कार्यकर्त्ताओं ने वर्मा जी को बहुत 
कुछ समझाने का प्रयत्न किया । उन्होने कहा कि हमारा युद्ध अग्न॑ जो से है अपने नरेशों 
से नही है। यह स्वय श्र ग्रे जो के श्राधीन है श्रोर दासता की पीडा को अनुभव करते है। 
यदि प्रजा और नरेशो का सहयोग हो जावे तो देशी राज्यों में तो एक प्रकार की स्वतत्रता 
आर ही सकती है। नरेश उत्तरदायी शासव तथा शासन में सुधारों के लिए तयार है । 
यदि श्राप श्रान्दोलन को वापस लेने को तेयार हो तो महाराणा आपके कहे अनुसार 
उत्त रदायी शासन को मेवाड़ मे लागू करने के लिए तेयार हो जावेगे । 
परन्तु मेवाड़ के दीवान टी. राघवाचायें को सभवत. यह ज्ञात नही था कि श्री 
मारिक्यलाल वर्मा दूसरी ही धातु के व्यक्ति है। वे अपने ध्येय से विचलित नही हो 
सकते । जो जन्मजात योद्धा और क्रातिकारी विचारों का रहा हो उसको छोटे मोटे 
प्रलोभन भ्पने लक्ष्य से डिगा नही सकते । वर्मा जी ने ग्वालियर के मित्रो की रोष भरे 
शठदो से भत्संना करते हुए कहा कि यह युद्ध केवल देशी राज्यों से उत्तरदायी शासन के 
लिए नही छेड़ा गया है। यह समस्त राष्ट्र को स्वतच्रता का युद्ध है। राष्ट्र के नेता ने 
युद्ध छेड दिया है देशीराज्य ब्रिटिश सामज्राज्यवाद के स्थम्भ है इन स्थम्भों को ग्रिराए 
बिता ब्िटिंश साम्राज्यवाद भारत मे घराशायी नही हो सकता । अतएव किसी राज्य के 
कार्यकर्ता को यह श्रधिकार नही है कि वहू अपने महाराजा से समभोता करले। शाप 
लोगो ने श्रुपने महाराजा से समभोता कर देश की स्वतवता के इस युद्ध से हट कर तटस्थ 
दर्शक की भाति चुपचाप रहने का जो निर्णृण किया है वह देश के प्रति विश्वासधात श्रौर 


3 


कबशौधायथा मारिकयलाल वर्मा १५२३ 


देशद्रोह है। ग्वालियर के कार्यकर्ता वर्मा जी के रोष भरी इस ताडना को सुन कर 
लज्जित हो चुपचाप जेल से चले गए। सर टी. विजयराघवाचार्य की यूक्ति श्रसफल हो 
हो गई | परन्तु सर टी. विजयराघवाघाय जेसे श्रनुभवी दक्ष प्रशासक इस अ्रसफलता से 
निराश होनेवाले नही थे । उन्होने एक दूसरी युवित सोची । उन्होने चक्रवर्ती राज- 
गोपालाचार्य को वर्मा जी को समभाने के लिए आ्रामत्रित किया । 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य देश के वरिष्ठ नेता थे । उनकी राजनीतिक दूरदशिता 
भ्रदूभूत मेघा भौर विलक्षण प्रतिभा को सभी स्वीकार करते थे। उस समय काग्रेस से 
पुथक हो गये थे । 
वे भारत छोड़ो श्रान्दोलन' से सहमत नही थे । वे उसके विरोधी थे । साथ 
ही वे मुस्लिम लीग से समझौता कर उसकी पाकिस्तान की माग को स्वीकार कर लेने 
के पक्ष में ओै। सर टी विजयराघवाचार्य ने उन्हे वर्मा जी को समभाने के लिए आमशत्रित 
४ किया । श्री राजगोपालाचार्य उदयपुर आए । उनके उदयपूर श्राने से पूर्व ही चतुर दीवान 
ने वर्मा जी को कारागार से मुक्त कर दिया । श्री राजगोपालाचार्य ने वर्मा जी से भेट 
की श्रौर कई घटे वर्मा जी को देश की सकट की परिस्थिति तथा बदलती हुई राजनीतिक 
परिस्थिति का विश्लेषण कर यह समभाने का प्रयत्त किया कि भारत छोड़ो श्रादोलन 
का देशी राज्यो में कोई ओचित्य नही हे । वह हानिकारक है । अत में उन्होने वर्मा जी 
से कहा कि यदि वे महाराणा को दिए हुए श्रल्टीमेटम को वापस ले ले तो मेवाड सरकार 
उत्तरदायी शासन की राज्य में स्थापना करेगा श्रीर णासन मे मेवाड़ प्रजामडल का 
सहयोग लिया जावेगा । 
वास्तव में यह एक बहुत वडी राजनीतिक युक्ति थी श्रीर वर्मा जी के लिए बहुत 
बडा राजनीतिक प्रलोभन था। देश के एक शीर्ष वरिष्ठ राजनीतिक नेता का सुभाव 
श्रौर प्रस्ताव, उनके द्वारा महाराणा तथा प्रजामडरू मे राजनीतिक मध्यस्थता करने के 
के लिए तंयारी, मेवाड़ प्रजामडल का राजनीतिक वर्चस्व रथापित होने करा सुनहरा स्वप्न 
श्ौर स्वय के सत्ता में आने का प्रबल प्रलोभन वास्तव में वर्मा जी की यह कड़ी परीक्षा 
थी। वर्मा जी पर मनोवेज्ञानिक ढ ग॒ से यह एक वहुत वडा वार था। साधारण राजनीतिक 
नेता इस अचूक अस्त्र के सामने नही टिक सकता था | अवश्य ही उसका पतन हो जाता 
पर जिसने श्राजीवन देशसेवा का अखड ब्रत लिया हो जो जन्मजात योद्धा भौर क्रातिकारी 
विचारो का रहा हो और जिसने देश को स्वतत्र करने तथा देश के दलितो औभौर पीड़ितों 
की सेवा करना ही श्रपना जीवन-ध्येय बना लिया हो उसे यह प्रलोभन नही डिगा सके । 
वर्माजी ने श्री राजागोपालचार्य से यह कहकर उन्हें निरुत्तर श्रौर हतप्रभ कर 
दिया “आप हमारे नेता नही हे, महात्मा गाथी हमारे नेता है हम उनके अनुयायी सेनिक 
हैं देश की स्वतन्त्रता का युद्ध महात्मागाधी ने छेड़ा है जब युद्ध छिड़ा हो तब संनिक का 
यह भ्रक्षम्य अपराध है कि वह सेनापति की आाज्ञा के श्रौचित्य के सम्बन्ध में तकंवितक 
करे । अ्रतएवं महात्मा गाधी जैसी श्राज्ञा हमे देगे हम वही करेंगे ।” श्री राजगोपालाचार्य 
समझ गए कि वर्माजी को डिगा सकना सभव नही है। 


रा 5 /75 


१५४ पंशोगाया भारिएक्येलाल बर्भा 


परन्तु सर टी. विजयराघवाचार्य ने वर्माजी को श्री राजगोपालाचार्य के द्वारा 
पथश्रष्ट करने में असफल होने पर भी हार नही मानी । उन्होने दूसरी थुक्ति सोची। 
उन्होने सोच कि वर्मा जी अडिंग और हृढ़ है उन्हे डिगाया नही जा सकता परल्तु यदि 
किसी प्रकार प्रजामंडल के भ्रन्य कार्यकर्ताओं को समझा कर आन्दोलन को वापस लेने 
तथा भेवाड के महाराणा द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित करने पर पदो को स्वीकार करने 
के लिए त॑यार किया जा सके तो वर्माजी अकेले पड जावेगे और सभव है कि वे उस 
समय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले अथवा वे प्रजामडर से प्रथक्त होकर प्रभावहीन 
बन जावेंगे। 
ग्रतएव सर टी जिवयराघवाचारय ने राजाजी को प्रजामडल के अन्य कार्यकर्ताश् से 
मिलाया। श्री राजगोपालाचार्य ने प्रजामडल के सभी प्रमुख कार्यकर्ताश्रो से बात की उन्हे बहुत 
समभाने की चेष्टा की परन्तु वर्मा जी का नेतृत्व ऐसा सबल और हढ़ था कि प्रजामंडल 
का कोई भी प्रमुख कार्यकर्ता विचलित नही हुआ । 


मेवाड़ के चतुर दीवान सर टी विजयराघवाचाये का प्रयत्न यह था कि सर 
मिर्जा इस्माइल ने जिस प्रकार जयपुर राज्य प्रजामडल को निष्क्रिय भौर प्रभावहीन कर 
दिया ओर उसके नेता श्री हीरालाल शास्त्री को समझौते के मोहक जाल में फांसकर 
प्रजामडल के कार्यकर्ताओं को निस्तेज और प्रभावहीन बना दिया उसी प्रकार वे मेवाड़ 
प्रजामडल को पग्मु श्रीर प्राशहीन कर निस्तेज और प्रभावश्युन्य कर देना चाहते थे। 
परन्तु वर्मा जी श्रवसरवादी और सकुचित दृष्टिवाले राजनीतिक कार्यकर्ता नही थे वे 
योद्धा थे । यद्यपि वे मेवाड़ प्रजामडल के नेता थे परन्तु उनका लक्ष्य सम्पूर्ण भारत था। 
वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध अतिम स्वतत्रता सग्र।म मे सम्मिलित न होने के' मुल्य 
पर मेवाडियो को छोटी मोटी सुविधाए प्राप्त करने की भूल नही कर सकते थे । अ्रतएव 
मेवाड़ मे सर टी. वियर,घवाचायें का प्रयत्त असफल हुआ | श्री राजगोपालाजायं के सारे 
प्रयत्त विफल हो गए। वर्माजी तथा उनके सहयोगियो ने उनकी बात को सुनने से इनकार 
कर दिया। अस्तु उनका सारा प्रयत्न विफल हुआ और वे उदयपुर से वापस चले गए। 


मेवाड के तत्कालीन महाराणा श्री भोपालसिह तथा दीवान सर टी. विजयराघवा- 
चार्य को इस वात का श्रेय देवा होगा कि यद्यपि मेवाड प्रजामडल के भारत छोड़ो 
आन्दोलन का दमत राज्य सरकार ने किया परन्तु वह दमन सीमित था नृुशस नही था। 
ब्रिटिश भारत की भाति वहा गोलीकाण्ड तथा श्रन्य पाशविक श्रत्याचार नही हुए । 


मेवाड़ प्रजामडल के सभी सक्रिय कार्यकर्ता जेल मे चले गए । छात्रों का 
धानदोलन कुछ समय के उपरान्त शान्‍्त हो गया। आन्दोलन केवल राजधानी तक ही 
सीमित नही था वरन ग्रामीण क्षेत्र मे भी प्रजामडल के कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन किया । 
कुल मिलाकर पाच सौ से अधिक कार्यकर्ता गिरफतार हो गए । जब भारत के अन्य भागों 


में आन्दोलन समाप्त हो गया तो मेवाड़ सरकार ने क्रमश. प्रजामडल के कार्यकर्ताश्ों 
को छोड़ना आरम्भ कर दिया । 


च्क् 


वंचीगायवां मारिक्यंलाल वसा १५५ 


आंदोलन के उपरांत : 
द्वितीय महायुद्ध काल मे तथा उसके पश्चात देश मे अशभ्ृतपूर्व जागृति और 
राजनीतिक जागरण होगया था । नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की श्राजाद हिन्द फौज तथा 
अस्थायी झ्राजाद हिंद सरकार की देश को आजाद करने की वीरतापूर्ण बलिदानों की 
रोमांचकारी गाथा ने देश को सोते से जगा दिया था । ब्रिटिश भारत की सेना जो कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गढ़ की सुदृढ प्राचीर थी उसमे भी दरार पड़ गई थी, वह भी 
राष्ट्रीय विचारधारा से अनुप्राणिणित हो छुकी थी । ब्रिटिश सत्ता श्रव सेना पर भारत को ' 
पराधीन बनाए रखने के लिए निर्भर नही रह सकती थी। सेना भी विद्रोही हो उठी 
थी। राष्ट्रपिता मद्दात्मागाघी के नेतृत्व मे भारत-छोड़ो श्रान्दोलन ने श्रभूतपुर्वं लोकशक्ति 
व जागृति प्राप्त करली थी यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध मे मित्र राष्ट्र विजयी हो गए थे परन्तु 
ब्रिटेन आथिक तथा राजनीतिक दृष्टि से विश्व का द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बन गया था । 
वह सयुक्तराज्य अमेरिका का पिछलग्गू राष्ट्र बन गया। श्रस्तु अग्रेजो की समझ मे यह 
ग्रागया था कि उन्हे श्रव भारत को छोड़ने पर विवश होना पडेगा | यह चिन्ह दिखलाई 
देने लगे कि भारत मे शीघ्र ही स्वतत्रता के सूर्य का उदय होनेवाला है। देशी राज्यो के 
नरेश इस भावी परिवर्तंत की सम्भावना से शकित हो उठे थे । गौराग प्रभुओ की नीव 
हिल रही थी अतएवं उन्होने अपने श्रपने राज्यों मे जागीरदारो तथा प्रजामन्डलो के 
प्रतिनिधियों को भी मन्‍्त्री नियुक्त करना शुरू कर दिया । मेवाड़ में महाराणा ने एक 
सलाहकार बोर्ड की स्थापना करदी थी। साथ ही एक विधान बनाने के लिए समिति भी 
नियुक्त की गई । १६४६ मे जब महाराणा भोपालसह ने भी राममूर्ति के नेतृत्व मे एक 
मन्त्रिमण्डल गठित किया उसमे जागीरदारो के प्रतिनिधि और प्रजामडल के प्रतिनिधियों 
को भी लिया गया | प्रजामण्डल की सिफारिश पर श्री हीरालाल कोठारी तथा श्री मोहन 
लाल सुखाड़िया मन्‍्त्री नियुक्त किए गए । 
जबकि मेवाड़ के राजनीतिक जीवन मे तेजी से ऊपर लिखे परिवतंन हो रहे थे 
तब श्री माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड प्रजामण्डल के द्वारा मेवाड़ में पूर्ण उत्तरदायी शासन 
स्थापित करने का श्रादोलन श्रारम्भ कर दिया था। तब तक मेवाड़ का एक शासन 
विधान बनकर तैयार हो चुका था श्रौर महाराणा साहब ने उसको स्वीकार कर लिया 
था । उस विधान के श्रनुसार मेवाड़ में एक विधान सभा की स्थापना की घोषणा की 
गई । यद्यपि प्रस्तावित विधान पूर्ण उत्तरदायी शासन की दृष्टि से श्रत्यन्त श्रपूर्ण श्रौर 
प्रसतोषजनक था परन्तु प्रजामण्डल ने उसके अन्तगंत होने वाले चुनावों में भाग लेने 
का निईचय कर लिया था। जहा प्रजामण्डल पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए 
प्रयत्तशील था वहा तक सामन्तवादी तथा अन्य प्रतिक्रियावादी तत्व भी सक्रिय हो गए 
थे। पूर्ण उत्तरदायी शासन के आदोलन के परिणामों से श्रपने निहित स्वार्थो की रक्षा 
करने के उदद श्य से उन्होने भी 'राजपुृत सभा” के रूप में श्रपना संगठन खड़ा कर 
लिया था। 
राजपूत सभा के रूप मे सामन्‍्ती श्रौर प्रतिक्षियावादी तत्व प्रजामडल के विरोध 


हु 
रा, कक 


श्प्द पशोगाया मारिगक्यलाल बधर्मा 


सरदार पटेल ने लार्ड माऊठ-बंटन को उत्तर दिया कि देशी राज्यों के विलय के संबध 
में जो कुछ किया जा रहा है वह एक निश्चित योचना के अनुसार किया जा रहा है। 
जब लार्ड माऊट-बैटन उदयपुर आए कौर उन्होने महाराणा भुपालसिह को 
मेवाड़ को भारत में घिलय करने मे जल्दी न करने की सलाह दी। उस समय मेवाड़ 
राज्य के मत्रिमडल में प्रजामण्डल के दो मत्री थे। श्री माणिक्यलाल वर्मा ने श्री मोहन 
लाल सुखाड़िया तथा श्री हीरालाल कोठारी को प्रजामडल के प्रतिनिधि के रूप मे भेजा 
था। लाड माऊंठ बटन की सलाह के वारे मे श्री मोहनलाल सुखाडिया तथा श्री हीरा 
लाल कोठारी ने श्री वर्माजी को अवगत कराया क्योकि लार्ड माऊट-बंटन' ने उन 
दोनो से भी इस सबंध मे चर्चा की थी, और मेवाड़ राज्य के विलय मे झीघ्रता न करने 
के अपने विचार व्यक्त किए थे । ः 
श्री माणिक्यलाल वर्मा देशी राज्यों के विलय मे देरी किए जाने के विरुद्ध थे । 
वे उसको देश के लिए अत्यन्त हानिकारक और घातक मानते थे | श्रस्तु जब उन्हे यह 
शात हुआ कि माऊंट-बेटन ने मेवाड के महाराणा को मेवाड़ राज्य के विलय करने मे 
जल्दी व करने की सलाह दी है तो तत्काल दूसरे दिन वर्माजी सरदार पटेल के पॉस 
पहुंचे वर्माजी ने सरदार पटेल को सारी स्थिति से अवगत कराया। सरदार पटेल से 
उन्होने कहा कि देशी राज्यो ने भारत मे रहना स्वीकार किया यही यथेष्ट नही है 
इनकी सीमाए और सत्ता हुटनी चाहिए नहीं तो यह देश के भावी विकास मे बाघक 
सिद्ध होगे। मरदार पटेल भी इसी मत के थे। परन्तु प्रइन यह था कि वे देशी नरेशो 
को विवश करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष दबाव डालने मे कठिनाई अनुभव 
कर रहे थे । लार्ड माऊट-बेटन इस पक्ष मे नहीं थे। वर्माजी ने सरदार पटेल से कहा 
कि यदि भारत सरकार हस्तक्षेप न करे तो प्रजा राजाओ का सिंहासन छीन सकती है। आप 
तो हमे यह आद्वासन दे दीजिए कि यदि प्रजा श्रपने नरेशो के विरुद्ध उठ खड़ी हो तो 
भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नही करेगी तो हम राजाओं से निवट लेगे । |; 
सरदार पटेल वर्माजी से बहुत अधिक प्रभावित हुए | उन्होने वर्माजी की बहुत 
सराहना की तथा उनके इस विचार का समर्थत ही नहीं किया वरन उनको अपना 
झ्राशीबाद भी दिया । उन्होने कहा जाञ्रो जहा जहा प्रजामडल तेजवान हैं वहा नरेशों 
को विवश करो कि वे प्रजा की झाकांक्षाओं का आदर कर श्रपनी प्रभुसता को भारत 
को सोप कर शासन में श्रावश्यक परिवर्तत करे | 0 
सरदार पटेल से भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करने का झ्राश्वासन लेंकेह 
झभोर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वर्माजी दिल्‍ली से उदयपुर वापस लौटठे। दूसरे दिन 
उन्होने उदयपुर में एक बहुत बड़ी सभा की। हजारो की सख्या मे उदयपुर निवासी 
झपने प्रिय नेता के मेवाड राज्य के भविष्य के सबध मे भाषण को सुनने के लिए एकत्रित 
हुए । वर्माजी ने देश की वर्तमान स्थिति तथा उसकी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए 
कहा कि देशी राज्यों को श्रविलम्व भारत में अपने को विरूय ही नही कर देना चाहिए 
बरन उत्तरदायी शासन की स्थापता करनी चाहिए। उन्होने भेवाड़ के महाराणा को 


धन, 


बदोगाया भारिकयलाल वर्मा १५६९ 


चेतावनी दी ( श्रलटीमेटम ) कि यदि उन्होने अपने सलाहकारो की बात मान कर मेवाड़ 
राज्य को अलग रखने का प्रयत्न किया तो मेवाड प्रजामडल उसका विरोध करेगा भौर 
सेवाड की प्रजा का सघर्ष के लिए आवाहन करेगा। 
वर्माजी के भाषण का वाछतीय प्रभाव हुआ । महाराणा ने भेवाड का विलूय 
करने तथा राज्य मे उत्तरदायी शासन स्थापित करते का निरचय कर लिया । मेवाड़ . 
राज्य के तत्कालीन प्रधानमत्री श्री राममूर्ति तथा मत्री रामगोपाल एक हवाई जहाज 
चार्टर करके दिल्ली गए और सरदार पटेल से मिलकर उन्होने मेवाड़ राज्य का भारत 
विलय करना स्वीकार किया तथा राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का 
निदचय हो गया । 
राजस्थान मे सर्वे प्रथम शाहपुरा जैसे छोटे से राज्य ने उत्तरदायी शासन प्रजा 
को सोपने मे पहल की । तत्कालीन राजाधिराज ने अपने शासन में उत्तरदायी शासन की 
स्थापना की भौर और श्री गोकुललाल असावा जेसे निष्ठावान औ्रौर प्रगतिशील राज- 
नीतिज्ञ उसको लोकप्रिय प्रधान मन्त्री के रूप मे प्राप्त हुए । 
उधर श्रलवर, भरतपुर, घौलपुर और करोली राज्यों को मिलाकर “मत्स्य- 
राज्य” की स्थापना हुई। उसकी राजधानी श्रलवर थी श्रौर श्री शोभालाल उसके 
मुख्य मन्‍्त्री नियुक्त हुए । 
राजस्थान की उन्‍नीस रियासतो मे से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर श्रौर बीकानेर 
बडे राज्य थे | दोष भ्रन्य अपेक्षाकृत छोटे थे । कुछ तो बहुत ही छोटे राज्य थे जिनके 
साधन इतने कम थे कि वे स्वतन्त्र शासकीय इकाई के रूप मे जीवित नही रह सकते थे । 
अस्तु श्रारम्भ से ही यह विचार राजस्थान के राजनीतिक नेताओ तथा सरदार पटेल के 
मस्तिष्क भे घूम रहा था कि शीघ्र ही सयुक्त राजस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। 
एक धारणा यह थी जयपुर, जोधपूर, वीकानेर यदि चाहे तो कुछ समय के लिए पृथक 
राज्य रह सकते है परन्तु शेष सभी रियासतो को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण 
किया जाना चाहिए। इसी विचार को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सयुक्त राजस्थान 
की स्थापना हुई जिसके मुख्यमन्त्री श्री गोकुललाल श्रसावा नियुक्त हुए थे और कोटा 
उसकी राजघानी घोषित की गई थी। 
श्रारंभ में जहां तक उदयपुर राज्य का प्रइन था यह संभावना थी कि उदयपुर 
राज्य पृथक राज्य के रूप मे रहेगा, ओर वहा उत्तरदायी शासन की स्थापना की 
जावेगी । मेवाड प्रजामडल मत्रिमडल बनावेगा। उस समय वर्माजी ने यह निश्चय 
किया था कि श्री प्रेमनारायण माथुर मुख्यमत्री तथा श्री मोहनलाल सुखाडिया तथा 
तथा श्री हीरालाल कोठारी मन्री होगे | प्रजामडल की कार्यकारिणी ने वर्माजी के इस 
प्रस्ताव को एक मत से स्वीकार कर लिया था। 
इस सबंध में यह बात ध्यान रखने की है कि उस समय श्री माणिक्यलाल वर्मा ल्‍७ 
का मेवाड़ मे तो एकछत्र नेतृत्व था ही राजस्थान के छ्षीषं॑ नेताश्रो मे उनकी गरणना 
होती थी और वे सम्पूर्ण राजस्थान तथा केन्द्र में श्रद्धा श्नौर श्रादर की हष्टि से देखे 


१५६ पंशोगिया भारिजिदताल भर्चा 


में मोर्चा बनाकर खडे हो गए थे । राजपूत सभा ने मेवाठ प्रजामंडल के प्रत्याधियों के 
विरुद्ध श्रपने श्रादमियों को चुनाव मे खहा कर दिया था | इस कारणा प्रजामण्टल तथा 
प्रतिक्रियावादी तत्वो मे संघर्ष तथा तनाव को रियति उतान्त होगई थी। उनाव प्रचार के 
सम्बंध मे निकलनेवाले जलूसों तथा प्रजामउल की चुनाव सभाग्री से विध्न डालने के 
कारण प्रतिक्रियावादी तत्वो तथा प्रजामडल के मध्य तनाव की त्तीव्रता यह गई थी। 
उसका श्रन्त दुर्भाग्यपूर्ण गोली काड में हुश्रा । 

बात यह हुई कि राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने सादडी की हवेली में लगे 
हुए प्रजामठल के भन्‍्डे को गिरा दिया श्रोर फाड़ दिया तथा साथ में लगे हुए कायश 
के भाम्डे को कुए मे फेक दिया। इससे प्रजामढल के कार्यकर्ताओं मे उत्तेजना फैल गई। 
इसपंक्टर जनरल पुलिस को लोगो ने घेर तिया। प्रजामढल के तत्कालीन अध्यक्त 
धीभूरेलाल बया ने इस भ्रशोभनीय कृत्य का विरोध फरते हुए महाराणा से हस्तथेप 
करने को कहा | प्रजामडल के कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध रवरूप एक जयूस निकाला । 
उधर राजपूत सभा का जलूस दूसरी शोर से आरहा धा। बजार में घंटाघर के पास 
दोनो जलदुसो की मुठभेड हो गई । दोनो पक्षों के लोग जोष्य में भरे हुए थे तमाव चरम 
सीमा पर पहुच चुका था पुलिस ने जलूस वी झ्ागे बढ़ने से रोका | जोश श्र भी बढ़ 
गया पुलिस ने फाइरिंग किया । परिणाम रवस्प प्रजामंडल के दो कार्यकर्ता शतीलाल 
झोर आनन्दीलाल पुलिस की गोली से घराशायी होगए। ग्रुलावसिह शक्तावत परपराम 
तरिवेदी तथा नन्‍्दकुमार घायल होगए । गुलावर्सिह ज्वत्तावत के गोली टाग में लगी । उन्हे 
अ्रपन्ती टांग कटवानी पड़ी। श्री हीरालाल कोठारी तथा श्री मोहनलाल सुखाटिया ने 
गोलीकाड' के विरोध स्वरूप मन्रिपद से त्यागपत्र दे दिया। प्रजामडल ने राज्य सरकार 
की तीजन्न और कठोर श्रालोचना की तथा आन्दोलन करने का निश्चय किया | 

“इस गोलीकाड से स्थिति बदल गईं। मेवाड़ सरकार ने प्रस्तावित विधान सभा 
के चुनावों को स्थगित कर दिया और विघान को वापस ले लिया गया। उस समय 
घटनाचक्र तेजी से चल रहा था । देश के राजनीतिक मच पर तेजी पे परिवर्तन हो रहे 
थे। प्रतिक्रियावादी तत्व भी सक्रिय हो गए थे चर्माजी सजग थे भ्रौर प्रतिगामी शक्तियों 
का ध्यानपूर्वक श्रष्ययल कर रहे थे शौर उनका प्रतिकार करने में प्रयत्नशील थे। 
प्रजामडल का मेवाड़ की जनता पर उस समय गहरा प्रभाव था। 


जल ओ+ ४05. 


अध्याय शआ्राठवां 
स्तयुच्कत राजस्थान व्के स्त॒खय स्तंत्नी 


१८५७ से लेकर १६४७ तक रानी लक्ष्मीवाई, तात्या टोपे से लेकर नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस तक क्रांतिकारियों के श्रात्ममनलिदान और राष्ट्रपिता महात्मा गाधी 
ने जो अद्भुत लोकशक्ति उत्पन्न की और उनके नेतृत्व मे लाखों भारतीयों ने देश की 
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया उसके परिणाम स्वरूप १४ श्रगस्त १६४७ को देश स्वतत्र 
हो गया । भारत जो श्रभी तक दासता के जुए को अपने कधो पर रख कर कराह रहा 
था वह स्वतंत्र होकर सर ऊंचा कर स्वाभिमान से स्वतत्र राष्ट्रों की श्रेणी मे खडा हुआ । 
परन्तु जहां भारत के राष्ट्रीय आदोलन की यह एक महाव सफलता थी वहा चतुर श्रग्नेजी 
की, भारत का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण कर भारत को पग्मु श्र निबंल 
बनाने की दुरभिसधि भी सफल हो गई । देश का वर्तमान नेतृत्व जैसे थक गया था। 
उसने इस आत्मघाती प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया श्रौर भारत तथा पाकिस्तान के 
रूप मे दो स्वतंत्र देशो का श्राविर्भाव हुआ । यही नहीं भारत में जो छोटे बडे संकड़ो 
राज्य थे वे भी स्वतन्त्र घोषित कर दिए गए, और देदा के सैकड़ों ट्ुकडो मे बट जाने का 
खतरा उत्पन्न हो गया । परन्तु सरदार पटेल की दूरदशिता तथा हृढता के परिणाम 
स्वरूप देशी राज्यो का विलय हो गया और वे भारत के श्रविभाज्य अ्रग बन गए। 
जो थोडे से देशी नरेश स्वतन्त्र शासक बने रहने के स्वप्त देख रहे थे उनके स्वप्त ध्वस्त 
हो गए श्रौर सरदार पटेल ने उन्हे भारत मे सम्मिलित होने पर विवद् कर दिया । 

१६४८ की श्रप्नेल के दूसरे सप्ताह में स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवरनर जनरल 
के रूप में ला माउन्ट वेंटन उदयपुर झ्राए। उन्होने महाराणा भूपालसिह को सलाह 
दी कि वे अपने राज्य को भारत मे विलय करने मे जल्दी न करें। लार्ड मारंट-बैटन 
की मान्यता थी कि बडे देशीराज्यो का विलय करने मे जल्दी न की जावे। उन्होंने 
सरदार पटेल से भी घर्य से काम लेने के लिए कहा और ज्ञीत्रता करने के विरुद्ध 
चेतावमी दी । परन्तु दूरदर्शी सरदार पटेल उस सम्भावित खतरे को देख रहे ये कि जो 
देश के समक्ष उन सेकड़ो छोटे बड़े स्वतन्त्र राज्यों के रूप मे खडा था। उन्होने माऊंट- 
बेटन के परामर्श की श्रवहेलता कर योजनावद्ध उन राज्यो का शीघ्र भारत में विलय 
क्रने का कार्यक्रम बनाया श्लोर एक के वाद दूसरे देशी राज्य का विलय होने लगा। 


१६० यदशोगाया सारि]कयलाल बर्मा 


जाते थे। यदि वे चाहते तो मेवाड़ के मुध्यमत्री स्वयं वन सकते थे। परन्तु उन्होंने- 
पद लेने का कभी विचार भी नहीं किया । जब मेवाड़ प्रजामंडल के दो मन्त्रियों को भेवाड़' 
सरकार ने नियुक्त करना चाहा तो उन्होने श्री मोहनलाल सुखाड़िया श्रौर श्री हीरानाल 
कोठारी को मनोनीत किया और जब मेवाड़ में पूर्णोउत्तरदायी शाप की स्थापना का 
प्रध्व भ्राया तो उन्होने श्री प्रेमनारायण माथुर को मुख्य मन्‍्त्री तथा श्री मोहनलाल 
सुखाड़िया तथा श्री हीरालाल कोठारी को मन्‍्त्री बनाने का प्रस्ताव रखा । 

यहीं नही जब विधान निर्मात्री सभा (कास्टीटुऐट एसेम्बली) में प्रतिनिधि भेजें 
का प्रशन झ्ाया तो भी वे चाहते थे कि श्री प्रेमनारायंण माथुर वहां भेजे जावे परन्तु 
श्री माथुर तथा अन्य सहयोगियों के बहुत श्राग्रह करने पर और दवाने पर ही उन्होनें 
वहा जाना स्वीकार किया था। कहने तात्पयें यह कि यद्यपि वर्माजी मेवाड़ प्रजामण्डल 
के संस्थापक झौर एकछत्र नेता थे । यदि यह कहा जावे कि वे ही उसके प्राण थे तो 
धतिशयोक्ति नही होगी परन्तु उनके मन मे पद लेने का कभी विचार नही उठा। वें 
सर्दव उससे बचने का प्रयत्न करते रहे । 

कोटा में गठित सयुक्त राजस्थान जिसके मुख्यमत्री श्री गोकुललाल श्रसावा नियुक्त 
हुए उसका जीवन कछ दिनो का ही रहा क्योकि उसी समय भेवाड के महाराणा ने 
मेवाड़ को सयुक्त राजस्थान मे सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया। और सरदार 
पटेल को अपने विचार से श्रवगत करा दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि कोटा में 
गठित सयुक्त राजस्थान विधिवत स्थापित भी न हो सका कि पूर्व संयुक्त राजस्थान की 
स्थापना हुई । उदयपुर उसकी राजधानी घोषित की गई शझौर महाराणा भूपालसिं€द 
उसके राजप्रमुख नियुक्त हुए । भ्रब यह प्रइन उपस्थित हुआ कि मुख्यमन्नी कोन हों । 
सयुकत राजस्थान मे उदयपुर के अ्रतिरिक्त कोठा, बंदी, टोक भालावाड, झ्ाहपूरा, डूगरपुर 
बासवाड़ा, प्रतापगढ, किशनगढ राज्य सम्मिलित हुए थे । पहली बार राज्यो की सकुर्चित 
सीमाए हूट रही थी और सयुक्त राजस्थान का निर्माण किया जा रहा था। भरत 
आवश्यकता इस बात की थी कि मुख्यमन्त्री ऐसा व्यक्ति हो जिसको सभी की समान 
श्रद्धा भ्ौर आदर प्राप्त हो और सभी उसके नेतृत्व को प्रसन्‍्नतापुरवंक स्वीकार करने के 
लिए तठेयार हो । सभी की दृष्टि वर्मा जी पर थी। यद्यपि वर्माजी के मन से पद लेने की' 
तनिक भी इच्छा नही थी परन्तु सहयोगी कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर उन्होने मुख्य 
मंत्री पद स्त्रीकार कर लिया । क्योकि अ्रच्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो सभी 
सम्मिलित राज्यो के कार्यकर्ताश्ो का पूर्णा विश्वासभाजन रहा हो । 

१८ श्रप्नेल १६४८ को उदयपुर मे श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम संयुक्त 
राजस्थान का उद्घाटन हुआ और श्री साणिक्यलाल वर्मा उसके मृख्य मन्त्री बने । ग्यारह 
भहीने तक उस मत्रिमंडल ते कार्य कौर्य किया । ह 

जिन लोगो ने वर्मा मन्रिमंडल के कार्यो का निकट से अ्रध्ययन किया है वे भली 
भाति जानते है कि ग्यारह महीने के भ्रल्पकाल में वर्मा मत्रिमडल ने जिस कुदलता और 
लगने से कार्य किया उसकी तुलना वाद का कोई मत्रिमडल नहीं कर सका। वर्मा 


परशोगाया मारिक्यलाल बर्मा १६१ 


मंत्रिम डल में श्रभूतपूर्व एकता, विचार साम्य, झौर करमंठता थी । वर्मा जी के नेतृत्व में 
मंत्रिमंडल ने बड़ी तेजी से प्रगतिशील नीतियों को श्रपनाया तथा शासन में सुधार करना 
प्रारम्भ किया । 
जव वर्मा जी संयुक्त राजस्थान के मुख्य मंत्री बने उस समय उनको श्रत्यन्त 
वियम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । सामनन्‍्ती तत्व संगठित हो गए थे । क्षेत्रीय 
परिषद ने सभी जागीरदारों का एक सवल संगठन खडा कर दिया था। वे काग्रेस सरकार 
को उखाड़ने के लिए तरह तरह के षडयंत्र कर रहे थे । जिन प्रदेशों तथा जिलो में 
प्रजामंडल का प्रवेश नही हो पाया था वहां की जनता को कांग्रेस सरकार के विरुद्ध 
उभारने का प्रैयत्त किया गया । जो भी रचनात्मक कार्य भ्रादिवासियों के क्षेत्र मे किए 
जा रहे थे उसमे बाघा डालने के लिए ग्रादिवासियो को उकसाया गया । श्रधविश्वास मे 
फसे हुए आदिवासियों को भूठा प्रचार करके खुब वहकाया गया । सामन्‍्ती दाक्तिया स्वय 
तो संगठित होकर कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चां खड़ा कर ही रही थी साथ ही वे आदिवासियों 
को भी भड़का कर कांग्रेस शासन के विरुद्ध खड़ा कर देना चाहते थे । वांसवाडा, प्रतापगढ 
कुशलगढ में श्रादिवासियों में कोई कार्य पहले नही हुआ था वहा प्रजामडल शक्तिशाली 
तथा तेजवान नही बने थे । इस कारण इस ' प्रदेश के आदिवासियो को आसानी से 
बहकाया जा सकता था । उदयपुर, बूदी और डूगरपुर मे भी कुछ आादिवासियो के क्षेत्र 
ऐसे थे जहां प्रजामंडल का प्रभाव नही था भ्रस्तु जागीरदारो ने श्रपने परम्परागत संबन्धी 
श्र प्रभाव का छाभ उठा कर आदिवासियो को कांग्रेस शासन के विरुद्ध खड़ा करने का 
प्रयत्न किया । उन्हें खुब वहकाया गया, कूठा भय बताया गया । 
जागीरदार केवल आदिवासियों को उकसाकर चुप नही रहे । उन्होने डाकुशो 
और शब्रसामाजिक तत्वों को भी उकसाया जिससे राज्य में अशांति फूट पडे श्रौर ऐसा प्रतीत 
हो कि शांति और व्यवस्था भंग हो गई है । कांग्रेत शासव मे जीवन झौर सम्पत्ति की 
सुरक्षा नहीं हो सकी ऐसा वे प्रचार कर सकें | वर्मा मन्त्रिमण्डल बदनाम हो जावे । 
जब राज्यों का विलीनीकरण हुआ तो सभी राज्यो मे काग्रेस सरकार को अश्रपना 
राज्य सौंपने के पूर्व खजाने खाली कर दिए। फर्रशखानों से मूल्यवास सामान महलो 
में भ्रथवा नरेशो के मुंह लगे लोगों के यहां पहुंच गया । जब कुशलगढ का विलीनीकरण 
हुआ तो वहा के खजाते में समवत. सवा रुपये रोकड़ मे शेष थे। वहां जो श्रधिकारी 
प्रशासक के रूप में पहुँचा उसमे पहुँचते ही वर्माजी को सूचना भेजी कि खजाना खाली 
है तुरन्त हवाई जहाज द्वारा वहां कुछ रुपया भेजना पड़ा । केवल कोटा राज्य ने चम्बल 
बांध के लिए प्रस्सी लाख रुपये जोकि पृथक अ्मानत के रूप मे रखे थे दिए। सभी राज्यो 
ते विलीनीकरण से पूर्व रातोंरात सव खजाने खाली कर दिए । 
हथियार भी गायव हो गए । आधुनिक ढंग के हथियार दिखलाई नही पड़े 
पुरानी थोड़ी सी राईफिलें प्रात हुई । “वर्माजी ने श्रपने सस्मरण मे लिखा है 'हथियारो 
के नाम पर दो दर्जन राईफिलें मिली । यही दशा मोटर गरेज की थी जो भी श्रच्छी 
मोटरें थीं सभी रातोंरात मह॒लो के गेरेजो में पहुँच गई । राजकीय गैरेजो में पुरानी 


१६२ परशोतवाया सारि्यताल धर्मा 


वेकार, श्रौर न चलनेवाली मोटरें खड़ी थी जिन्हें वर्मा सरकार को तुरन्त नीलाम करना 
पड़ा प्रौर नई मोटरें खरीदनी पड़ी ।” 
जिस दिन सत्ता वर्माजी के मत्रि मंडल के हाथ में श्रानिवाली थी उससे पूरे 
ही नरेशो ने अपनी मर्जी के अधिकारियों के पद झौर वेतन मनमाने ढग से बढा दिए । 
एक तहसीलदार जिप्तका वेतन सौ रुपए के लगभग था उसका वेतन एक हजार के लगमग 
कर दिया गया । वर्मा मत्रिमडल मे उसको तहसीलदार बना दिया गया। जब यह 
ज्ञात हुआ कि न तो वह पढा है और न कुछ कायदे कानुन को समभता द्वी है तो उसकी 
जांच की गई। ज्ञात हुआ कि वह अमुक राजा का माली था वस्तुस्थिति ज्ञात होने पर 
उसे पूर्व पद भर वेतन पर रखा गया । 
विभिन्न राज्यों मे कायदे कानून भिन्न थे इस कारण भी बहुत पडयन्त्र किया । 
जागीरदारो ने जाटो श्लौर किसानों को उकसा कर एक जलूस निकलवाया श्रीर महाराणा 
के शासन की पुनः स्थापना की मांग की। जलूस महाराणा साहब से गुलाब बाग 
में मिला भशौर उसके नेताझो ने उनको एक ज्ञापन दिया जिससे उनके राज्य की स्थापना 
की पुन. याचना की गई थी । महाराणा ने उस ज्ञापन को ले लिया । 
वर्माजी उस समय राज्य के दोरे पर गये थे जब उन्हें इस घटना की सूचना 
मिली तो बे तुरन्त उदयपुर वापस लोटे भ्रौर महाराणा साहव से मिले। वर्माजी ने उन्हें 
समभाया कि आप वेधानिक राजप्रमुख हैं । राज्य शासत का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल 
पर है श्रापको इस प्रकार का ज्ञापन जो कि राष्ट्र विरोधी है स्वीकार कर लेना उचित नही 
था। महाराणा साहव समभ गए । बात यह थी कि महाराणा साहब की भेवाड़ में 
वेधानिक स्थिति क्‍या है यह उनके ध्यान मे नहीं रहा । परन्तु इस घटना से महाराणा 
साहब तथा वर्माजी के बीच तनिक भी खिंचाव या कटुता उत्पन्न नही हुई । वर्माजी वस्तु 
स्थिति को समझ गए श्र उन्होने उस बात को आगे नही बढ़ाया । 
दूसरे दिन वे किसान और जाट जिन्होने जागीरदारों के वहकाने से महाराणा 
साहब को ज्ञापन दिया था वर्मांजी से मिलने गए और उनसे अपनी मांग के संबंध मे बात 
करनी चाही । वर्माजी ने उनसे मिलना श्रस्वीकार कर दिया । वर्माजी मे उन लोगों से 
कहला दिया कि उन्होने राष्ट्रविरोधी ज्ञापन महाराणा साहब को दिया। मैं ऐसे राष्ट्र 
विरोधों तत्वों से नही मिल सकता । 
परिस्थिति भ्रत्यन्त विषम थी सामन्ती तत्व तथा राष्ट्रविरोधी शक्तियां 
अ्रराजकता श्रौर अशान्ति उत्पन्न कर राज्य घासन को निर्वेल कर देना चाहते थे । ये 
यह समभते थे कि यदि जासन ठप्प होगया श्र श्रशान्ति तथा श्रव्यवस्था फैल गई तो 
विवश होकर काग्रेस सरकार को उनसे समभौता करना होगा और उनको भी सत्ता में 
लेना होगा । केन्द्रीय सरकार भी राजस्थान के नव-निर्मित मत्रिमंडल पर और विशेष 
कर वर्माजी पर दबाव डालेगी | श्रवश्य ही यदि कोई निर्बल व्यवित होता तो इस विषम 
परिस्थिति से घबरा उठता। परन्तु विरोधी तत्व सभवतः वर्माजी को नही जानते थे । 
जीवन भर जो श्रन्याय शोर श्रत्याचार से संघ करता रहा, देश की स्वतंत्रता के लिए 


यशोगाया मारिक्पलाल वर्सा १६३ 


जिसने अपने को खपा दिया, जिसे सत्ता और पद का किचित मात्र लोभ नहीं था; जो 
सौ.युद्धो का योद्धा था उसे वे राष्ट्र विरोधी तत्व विचलित कर भुका सकेंगे यह कल्पना 
ही हास्यास्पद थी। वर्माजी इन राष्ट्रविरोधी तत्वों के सामने अडिग खडे रहे । अवश्य 
ही उनको भ्रपने मंत्रिमंडल का शत प्रतिशत समर्थन प्राप्त था। उस मत्रिमडल में पद से 
चिपके रहने, एन केन प्रंकारेण सत्ता को अपने हाथ मे रखने की कुत्सित और घृणित 
भावना का समावेश नही हुमा था । लेखक को वर्मा मत्रिमडल को समीप से देखने का 
ग्रवसर मिला था। आज वह कभी कभी सोचता है कि काश हमारे मन्रियों मे वर्मा 
मत्रिमन्डल जैसी उत्कट निरप्रहता और सेवा की भावना होती । 
वर्माजी ने समझ लिया कि डाकुप्रो का यदि कठोरता से दमन नही किया गया 
तो राष्ट्रविरोधी तथा श्रसामाजिक तत्व सबल हो जावेंगे । भ्रस्तु उन्होंने दो काम किए 
एक तो श्री बनर्जी को बाहर से बुलाकर इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस नियुक्त किया, एक दो 
झभोर कुशल पुलिस भ्रधिकारी बाहर से बुलाए श्रौर सरदार पटेल को लिखा कि मेरी 
पुलिस के पास आधुनिक अ्रस्त्र-शस्त्र नही है। यहां तक कि रियासतों ने पुरानी और 
बेकार राइफले भी गिनती की दी हैं मु्े यथेष्ट सख्या मे राइफले तथा श्राघुनिक ढंग के 
हथियार चाहिए । सरदार पटेल ने तुरन्त हथियारों की व्यवस्था कर दी। वर्माजी ने 
इन्स्पेक्टर जनरल को बुलाकर कहा डाकुओ का आतंक निरशेष करना है। पकड़े जा सके 
पकड़ो नही तो उन्हे मार दो, पर राज्य में डाकुओ का भ्रातक समाप्त करने के लिए मैने 
तुम्हे बुलाया है। वर्माजी ने श्रत्यन्त हृढता से काम लिया। वे प्रतिदिन इन्स्पेक्टर 
जनरल से डाकुओ के विरुद्ध अभियान की प्रगति की रिपोर्ट सुनते। उन्होने इन्स्पेक्टर 
जनरल से कह दिया डाकू समाप्त होने चाहिए, तुम्हे मै अपने ढग से कार्य करने की पूरा 
स्वतन्त्रता देता हूं, भेरा पूर्ण समर्थन और विश्वास तुम्हे प्राप्त होगा। राजस्थान की 
पुलिस ने वर्माजी की प्रेरणा से डाकुओ का ऐसा घोर दमन किया कि ६ महीने में ही 
डाकुओ का सफाया हो गया । डाकुओ का श्रातक समाप्त हो गया । वर्माजी के शासन 
की यह श्रभूतपूर्व सफलता थी। 
परन्तु वर्माजी की कठिनाइया केवल सामन्‍्ती तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों 
के विरोध तक ही सीमित नही थी | वर्माजी के प्रति आई. सी. एस.वर्ग का भी रुख 
अच्छा नही था। श्री वी पी भेनन तथा वर्माजी के बीच राजाग्रो की निजी सम्पत्ति के 
प्रदन को लेकर गहरा मतभेद हो गया । श्री मेनन के राजाओं से बहुत अच्छे सबंध थे | 
वे नरेश्ञों की श्रचल सम्पत्ति' की सूची मे बहुत सी सम्पत्ति जोडने के लिए वर्माजी पर 
दबाव डाल रहे थे । मेनन उस समय ग्रहमत्रालय के सर्वेसर्वा थे । सरदार पटेल का उन्हे 
पूर्णो विध्वास और समर्थन प्राप्त था । राज्यो के मुख्य मंत्री उनको प्रसन्‍न रखने का प्रयत्न 
करते थे । वे वर्माजी को दबाकर राजस्थान के भूतपुर्व शासकों की श्रचल सम्पत्ति की 
सूची में वह सम्पत्तिया भी जोड़ देना चाहते ये कि जो उन नरेशों के शासनकाल में भी 
उनकी निजी सम्पत्ति नही थी। वर्माजी ने श्री मेनन के विचार और प्रयत्नो का घौर 
विरोध किया और , उतकी नाराजगी की परवाह न कर श्रत्नल सम्पत्ति की सूची में से 


!६४ पशोगपायथा प्रारिक्भमलाल बर्भा 


(स प्रकार की संपत्तियों को निकाल दिया। श्री मेनन ने चहुत प्रयत्न किया वर्माजी 
पर बहुत दवाव डाला परन्तु वर्माजी अ्डिग रहे उनकी एक भी मह्ठी चलने दी। इस 
हारण श्री मेनन उनके विरोधी हो गए । 
दूसरा प्रश्न जिस पर वर्माजी का गहरा मतभेद था चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति 
गे लेकर उठ खड़ा हुआ। श्रीमेनन का आग्रह था कि संयक्त राजह्थान का शरीफ 
परक्न टरी केन्द्र से भेजा हुआ कोई वरिष्ठ श्राई सी. एस. हो । उन्होंने सरदार पटेल को 
श्री इस विचार का सत्रसे वडा समर्थक बना लिया था। सरदार पटेल की भी यही मान्यता 
प्रीकि सभी नवनि्भित राज्यों में केन्द्र से भेजा हुआ कोई वरिष्ठ भाई, सी. एस. ब्रीफ 
पकरेटरी होना चाहिए | वर्माजी पर स्टेट मिनिस्ट्री तथा सरदार पटेल का निरन्तर यह 
दवाव पड रहा था परन्तु वे बरावर इनकार कर रहे थे। इस सबंध में श्री मेनन उन्हें 
वरावर लिख रहे थे शौर सरदार पटेल का भी यही कहना था परन्तु वर्माजी ने उसकी 
तनिक भी परवाह न कर चीफ सेक्रेटरी पद पर एक स्थानीय भ्रधिकारी की नियुक्ति कर दी । 
उधर स्टेट मिनिस्ट्री ने श्री जेन को जो एक वरिष्ठ श्राई, सी. एस. थे राजस्थान का 
चीफ सेक्रेंट्री नियुक्त कर उदयपूर भेज दिया। श्री जैन अ्रपने समस्त परिवार, दो बंगन 
भर कर सामान, यहा तक कि अ्रपती गाय को भी लेकर उदयपूर जा पहुँचे । वे वर्मा जौ 
से मित्रे भर उन्होने वर्मा जी को स्टेट मिन्रिस्ट्री का उनकी नियुक्ति का पत्र बतलाया । 
वर्मा जी ने उनसे कहा “धन्यवाद श्राप हमारे मान्य भ्रतिथि है आनन्द भवन में श्राराम 
से ठहरिए किन्तु चीफ सेक्रेटरी का चार्ज आपको नहीं दिया जावेगा । वर्मा जी ने सीधे 
मेनन से वात की और मेनन से स्पष्ट कहा कि मै श्री जन को चीफ सेक़ेद्री का चार्ज नही 
दू गा। मैने एक चीफ सेक़ट्री नियुक्त कर दिया है। श्री मेनन जो श्रभी तक उसके संकेत 
मात्र पर राज्यों के मुख्य मत्रियो द्वारा मनचाहे ढंग से कार्य करवाने का श्रभ्यस्त था 
प्रत्यन्त क्षु्य हो गया । उसने सरदार पटेल से कहा कि वर्मा जी स्टेट मिनिस्टरी की 
श्राज्ञा की अवहेलना कर रहे है । यदि उन्हे स्टेट मिनिस्टरी की श्राज्षा को मानने पर 
विवश नही किया गया तो भविष्य में स्टेट मिनिस्टरी का प्रभाव राज्यो पर नही रहेगा 
और अनुशासनहीनता उत्पन्त हो जायेगी । सरदार पटेल भी इस प्रश्न को लेकर नाराज 
हो गए । उन्होने वर्माजी को तुरन्त दिल्ली श्राने को कहा, वर्माजी दिल्‍ली गए उन्हें 
सरदार पटेल से वात की । उन्होने सरदार से स्पष्ट कह दिया कि यदि उन्हे इस ब्रइन पर 
. विवश करेगे तो कोई दूसरा मुख्य मत्री खोजना होगा उनके मुख्य मंत्री रहते यह नही हो 
' सकेगा। इस प्रइन पर अकेले वर्माजी ही नही समस्त प्रजामडल वर्माजी के_साथ था । 
वर्माजी ने कहा कि आपको श्री मेनन तथा मुझमे एक को चुनेनों होगा । सरदार पटेल 
समभ गए कि वर्माजी को विवश नही किया जा सकता। श्रन्त मे सरदार पटेल मान गए 
भौर स्टेट मिनिस्ट्री की श्राज्ञ। निरस्त कर दी गई। श्री जैन को सूचना भेजी गई कि उन्हें 
उदयपुर के स्थान पर हैदराबाद नियुक्त किया जाता है वे उदयपुर से हैदराबाद प्रस्थान 
कर गए । 
जिस समय वर्माजी ने संयुक्त राजस्थान का शासन भार सम्भाला उस समय 


वैज्ञोगाथा मारिबयलाल वर्मा १६५ 


परिस्थिति अत्यन्त विषम थी । राष्ट्रविरोधी तत्व तथा सामंती शक्तियां सक्रिय थी। 
नई सरकार के प्रति भूतपुर्वे देशी राज्यो के पुश्तेनी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नई 
कांग्रेस सरकार के प्रति निष्ठा में भी सदेह था। तरह तरह की शअ्रफवाहे सूनाई दे रही 
थी। तोड़फोड़ की घटनाओ के घटने की सभावना थी । देशी राज्यो मे पहले तो ग्रुप्तचर 
विभाग का कोई भ्रच्छा सगठन नही था और जो कुछ भी था वह श्रत्यन्त श्रकुशल और 
भ्रयोग्य था फिर वे नए शासन के प्रति कितने निष्ठावान होगे इसमे भी सदेह था। प्रति 
दिन वर्माजी के पास समाचार आते कि भ्रमुक स्थान पर अस्त्र शस्त्रो का निर्माण हो रहा 
है। रेल, पुल तथा सड़को के नष्ट किए जाने का खतरा है। शासन को ठप्प करने का 
घड़यंत्र चल रहा है। श्रतएव वर्मा मत्रिमडल ने यह निश्चिय किया कि एक लाख रुपये 
ऐसा संगठन खड़ा करने के लिए पृथक रखे जावे जो वर्मा सरकार को जहा भी शासन 
विरोधी त्तथा राष्ट्रविरोधी षड़यत्न चल रहा हो, उसकी सूचना दे । यह भी तय हुआ कि 
इस एक लाख रुपए का कोई हिसाब रखता भ्रावश्यक नहीं होगा। मुख्य मत्री वर्माजी 
उसका जिस प्रकार चाहे व्यय कर सकंगे, श्रौर ग्रुप्तचर संगठन का मुख्य मत्री की 
प्राजानुसार ही सचालून होगा उसकी कोई रिपोर्ट आदि तैयार नहीं की जावेगी और न 
किसी सचिव अझथका उच्च श्रधिकारी को ही यह पता लग सकेगा कि ऐसा कोई भुप्तचर 
संगठन है जो उनके कार्यों पर भी दृष्टि रख रहा है । 
वर्माजी ने इस विशेष ग्रुप्तचर सगठन का सचालन तथा निर्देशन का भार श्रीनिरजन- 
नाथ भआाचारय को सौपा जो कि उस समय मुख्यमन्त्री के साचित्र थे। श्री निरजननाथ 
झाचायं से अधिक उपयुक्त व्यक्ति वर्माजी इस कार्य के लिए नहीं चुन सकते थे । 
श्री आचाय॑े ने अपने सुप्तचरो तथा सूचना देनेवालो का जाल सभी जगह सभी विभागों 
में फंला दिया | वर्माजी को, काग्रेस शासन के विरुद्ध कोन क्या षड़यन्त्र कर रहा है, कहां 
राष्ट्र वितेधी तत्व सक्रिय है, सामन्‍्ती तत्वों की योजना क्या है, सारे समाचार मिलने 
लगे और पूर्व सूचना मिलने के कारण वर्माजी हढता से समय रहते कार्यवाही करते 
जिससे विरोधी तत्वों की सारी योजना श्रसफल हो जाती | यह्‌ वर्माजी की सतकंता, 
हड़ता औौर दूरदशिता का ही परिणाम था कि काग्रेस सरकार सफल हो सकी और 
बिरोधी तत्वों के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए । 
राजनीति का खेल कितना कुत्सित, घुणित और भयानक होता है यह वर्माजी 
के साथ जो इस एक लाख रुपये के व्यय को लेकर हुप्ना उससे स्पष्ट हो जाता है। 
वर्माजी ने सत्ता को जमाने और राष्ट्र विरोधी तत्वों के सभी पडयत्रो को विफल कर देने 
के लिए जो यह व्यूहरचना «की थी उसके लिए उन्तकी प्रशसा करना तो दूर सरदार पटेल 
ने वर्माजी पर अत्यत अशोभनीय प्रह्मर किया । एक प्रकार से उनके सावजनिक जीवन 
को ही वे ध्वस्त कर देना चाहा। इसका कारण यह था कि जब वृहद राजस्थान बना 
ओर उसके मुख्य मन्‍्त्री श्री हीरालाल शास्त्री बने तो वर्माजी ने उन्ता घोर विरोध 
किया । उन्होने शास्त्रीजी के विरुद्ध प्रदेश काग्रेस से अविश्वास का प्रस्ताव पारित 
करवाया। इसी को लेकर सरदार पटेल की वर्माजी पर कोपहृष्टि हो गई भर उनकी 


१६६ धर्गीयायथा मारिक्यजाल बर्मा 


क्रोधारिन में वर्माजी को जलना पड़ा । हम इस संबंध में विस्तार से श्रागे लिखेंगे। 
परन्तु वर्माजी इस अग्निपरीक्षा से तपे हुए सोने की भाति शुद्ध और पविन्न होकर 
निकले श्रौर भ्रत मे सरदार पटेल को श्रपनी भूल का श्राभास हुआ और उन्होने शास्त्रीजी 
को पद से हटाने का निर्णय कर लिया । 

यद्यपि वर्माजी को सत्ता हाथ मे लेते ही विपरीत और विषम परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ा परन्तु उन्होने यथास्थिति को सहन नही किया। जीवनभर उन्होने 
जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध सघर्ष किया। जागीरदारी 'प्रथा मे होनेवाले श्रत्याचारों को 
उनसे अधिक कोई नही जानता था। उन्होने सबसे पहले जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर 
दिया । जिस समय वर्माजी सयुक्त राजस्थान मे जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने पर 
गम्भीरतापुवेक विचार कर रहे थे उस समय स्टेट-मिनिस्ट्री तथा स्वयं सरदार ने उनको 
सचेत किया । उनसे कहा गया कि उन्हें श्रभी शासव को जमाने का काम करना चाहिए । 
जागीरदारी प्रथा को समाप्त कराने का प्रश्न बडा प्रइन है उसके सबध मे सभी राज्यो मे 
एक समान नीति बरतना उचित होगा । राजस्थान मे ही जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, 
तथा मत्स्य, मे जागीरदारी प्रथा बनी रहे ओर सयुकत राजस्थान मे उसको समाप्त कर 
दिया जाय यह उचित नही होगा । उन्हे जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने मे शीघ्रता 
नही करनी चाहिये | उसके दूरगामी परिणाम होगे । परल्तु वर्माजी हृढ़ रहे। उन्होने 
कहा कि यह प्रशासनिक कठिनाइया तो सर्देव बनी रहेगी हमे इन कठिनाइयो से घबरा 
कर जो अत्यत वाच्छतीय क्रातिकारी कदम है उससे मुख न मोड़ना धाहिये। केन्द्र के 
विरोध और अनेक शुभचितको के सावधान करने की परवाह न कर वर्माजी ने साहस 
झौर हढ़ता के साथ सयुकत राजस्थान मे जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी। केवल 
जागीरे ही उन्होने नही ले ली वरन जागीरदारो को जो माल तथा फौजदारी के कानूनी 
ग्रधिकार थे वे भी समाप्त कर दिए । 

वर्माजी का यह अत्यन्त साहसिक कदम था। भारत में जागीरदारी,प्रथा के 
उन्मूलन में मार्ग दर्शत का श्रेय वर्माजी को दिया जाना चाहिए । सर्व प्रथम वर्माजी 
ने ही सयुक्त राजस्थान में जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया । यदि वर्माजी 
ते पूर्व राजस्थान में जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल न की होती तो जागीरदारी 
प्रथा की समाप्ति में बहुत लबा समय लग जाता ॥ परच्तु वर्माजी ने मुख्य मत्री 
बनते ही बिना विलब किए एक वार में ही उस प्रथा को नष्ट कर दिया । वर्माजी 
के इस कार्य का राजनीतिक महत्व इसी से श्रांका जा सकता है कि जब वृहद 
राजस्थान बना और श्री हीरालाल शास्त्री मुख्य मत्री बने उस समय शास्त्री जी के 
मंत्रिमंडल के समक्ष यह प्रइन गरभीरतापुर्वकं उठ खडा हुआ्ला कि राजस्थान के श्राघे 
में जागीरदारी प्रथा समाप्त हो चुकी शेष में वह प्रथा विद्यमान थी यह श्रसंगत श्रौर 
भ्रवांछतीय था शास्त्री मत्रिमडल मे एक विचारधारा यह भी थी कि वर्मा मत्रिमंडल 
ते उतावली और शीक्षता मे जागीरदारियो को समाप्त कर दिया यह भूल थी । 
उतर स्टेढ-मिनिस्टरी के उच्च श्रथिकारी वर्ग से यह विचार चल रहद्दा था कि पूर्व 


धशीगायथा मारिक्यलालं वर्मा १६७ 


राजस्थान में समाप्त की हुई जागीर को पुन. वापस उनके पूर्व स्वामियो को दे दिया 
जावे । परन्तु शास्त्री मत्रिमन्डल मे कुछ मत्री इस प्रतगिमी कदम के घोर विरोधी 
थे इस कारण वैसा नही हो सका | इतना होते हुए भी संपूर्ण राजस्थान में 
जागीरदारी उन्मूलन बहुत लबे समय के बाद हुआ और उसके विरुद्ध जागीरदारो ने 
एक प्रबल आंदोलन खडा कर दिया , अत्त मे पडित जवाहरलाल नेहरू को मध्यस्थता 
करनी पडी तब कही वह आान्दोलन समाप्त हुआ । वर्माजी ने पूर्व राजस्थान मे 
जिस तेजी से जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया उसके परिणामस्वरूप वहां कोई 
भ्रानदोलन नही हो सका । जागीरदारों मे उसका विरोध करने का साहस ही 
नही हुआ । 
इसमें तनिक भी सदेह नही है कि यदि वर्माजी ने पूर्व राजस्थान मे जागीरदारी 
प्रथा का उन्मूलन न कर दिया होता तो वृहद राजस्थान मे बहुत लवे समय के उपरान्त 
ही जमीदारी उन्मुलन हो पाती श्रौर दीरघकाल तक किसान तथा श्रन्य प्रजा जागीर- 
दारो प्रथा की चक्‍की में पिसती रहती । क्योकि कालान्तर मे काग्रेस सरकार की 
विधान सभा में भूतपूर्व जागीरदारों के समर्थन की आवश्यकता पडने लगी थी । 
प्रस्तु राजस्थान ही नही देश में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन करने से पहल करने 
का श्रेय वर्माजी को है जिन्होंने देश में जागीरदारी प्रथा के उन्मूलत का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया । अवश्य ही उनके सहयोगी मत्रियों का इस कदम को उठाने मे पूरा 
समर्थत था । वे भी जागीदारी प्रथा का उन्मूलन करने के उतने ही उत्साही थे जितने 
वर्माजी । एक भी मनन्‍्त्री ऐसा नहीं था जो इससे भिन्‍त विचार रखता हो या स्टेट 
मिनिस्ट्री के विरोध को देखकर हिचकिचाता हो। ऐसा विचार साम्य श्रन्य किसी 
मन्त्रिमण्डल में देखने को नही मिला। 
जब वर्माजी मुख्य मन्त्री वने तो उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल में स्टेट मिनिस्ट्री 

के बहुत अधिक कहने पर भी किसी जागीरदार को नहीं लिया। उनके मन्त्रिमण्डल मे 
क्रैवल प्रजामण्डलो के सक्रिय' सदस्य और कार्यकर्ता थे। वेन्द्र चाहता था कि एक मन्त्री 
भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के उच्च अधिकारी और एक मन्‍्त्री जागीरदारो के प्रतिनिधि के रूप 
मे लिया जाय परन्तु वर्माजी भ्रड़े रहे उन्होने काग्रेस जनो के बाहर से किसी को मन्त्री 
बनाना स्वीकार नहीं किया। बृहद राजस्थान बनने पर श्री हीरालाल शास्त्री के 
मत्रिमण्डल मे एक जागीरदार मन्त्री लिया गया । उनके मन्च्रिमण्डल मे नोचे लिखे मस्‍्त्री 
थे: 

१ श्री माणिक्यलाल वर्मा मुख्य मस्त्री 

२. श्री गोकुललाल असावा 

३. श्री प्रेमनारायण माथुर 

४. श्री मोहनलाल सुखाड़िया 

५. श्री वृजसुन्दर शर्मा 

६. श्वी भोगीलाल पडुया 


श१्दृ्च पशोगाथा मारिक्यलाल वैर्मा 


७. श्री अभिन्‍न हरि 
जब राजस्थान बना तो सम्मिलित होने वाले राज्यो की सेवाओं के एकीकरण 
का अत्यन्त पेचीदा और श्रमसाध्य कार्य सामने श्राया। परन्तु उस कार्य को भी वर्मा 
मन्त्रिमण्डल ने दस महीने मे निवटा दिया। सेवाओं के एकीकरण का कार्य इतना भ्रधिक 
उलभन भरा था कि वह कई वर्षो मे भी होना कठिन था परन्तु वर्माजी के नेतृत्व में 
सचिवो तथा मन्त्रियो ने रातदिन जुट कर वह कार्य समाप्त किया और पूर्व राजस्थान की 
सेवाओं की वेतन शव खला में वृद्धि की उसके परिणाम स्वरूप पूर्व राजस्थान के कर्म- 
चारियो को आगे चलकर बहुत लाभ हुआ । 
पूर्व राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री बनने पर वर्माजी ने, उनके जीवनकाल में जहां 
जहा किसान झ्रादोलच हुए थे, पर वहा सफलता नही मिली थी, उनकी माग्रे पूरी करने 
के लिए एक सूची तेयार की और उन मागो को पूरा किया । उसी के आधार पर कोटा 
बूंदी मे प्रत्येक भेस पर लगनेवाली चराई माफ करदी गई । 
किशनगढ़ राज्य मे फल का आधा हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था। 
किसान लगान के इस भयकर बोभ से त्रसत थे उनकी आर्थिक स्थिति श्रत्यम्त दयनीय 
थी वर्माजी वहा गए वहा की स्थिति देखी और फसल का आठवां हिस्सा लगाने 
कर दिया । किसानों को लगान सबधी इस सुधार से बहुत राहत मिली श्रौर समस्त 
किशनगढ़ राज्य के किसानो मे हर्ष की लहर दौड़ गई। 
पूर्व राजस्थान बनने के पूर्व उदयपुर सलूम्बर की सडक महाराणा साहब की 
निजी सम्पति मानी जाती थी उसका उपयोग जनता नही कर सकती थी। वर्माजी ने इस 
सड़क को जनता की सड़क बना दिया ओर सलूम्बर जाने के लिए जो कठिनाई थी दर 
कर दी । 
भूतपूर्व मेवाड़ राज्य मे महाराणाश्रों ने बहुत सख्या मे पहा ड़ियो पर शिकारगाह 
वना रले थे उनकी देखभाल के लिए भील रखे हुए थे । वे भील सुभ्रर पालते थे श्र 
किसानो की फसल की चोरी करते थे । जब शिकारगाह समाप्त हुए तो वर्माजी ने उन 
भीलो को बसाया श्र जमीने दी जिससे किसानो की फसल को जो हानि पहुँचती थी वह 
हानि पहुँचना बद हो गई । 
यद्यपि वर्मा मन्त्रिमण्डल केवल ग्यारह महीने ही सत्तारूढ़ रहा परन्तु उन ग्यारह 
महीनो मे उन्होने सड़को के निर्माण तथा सिंचाई की सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया । 
कई नई सड़को का इस अल्पकाल मे निर्माण उन्होने प्रा करवाया श्रौर बहुत सी सड़को 
का विस्तार तथा सुधार कराया । वे स्वय सड़को का निर्माण किस गति से हो. रहा है 
यह देखते, इस कारण सावंजनिक निर्माण विभाग श्रत्यन्त सजय और सक्रिय. हो गया। 
भीलवाड़ा से विजोल्या तथा बू दी कोटा की सड़को का निर्माण केवल तीन चार महीनों 
में पूराकर उन्होने निर्माण कार्य की तीत्र गति का एक रिकार्ड ही स्थापित कर दिया 
था। इसी प्रकार उन्होंने छोटी सिंचाई योजनाञ्रो को भी तेजी से पूरा कराया.। वर्माजी 
को एक बड़ी सुविधा यह थी कि उनको गांवों की झभावश्यकताशो का जितना गहुरा 


है 


री 


क्क्फा 


परशोगाया साररिक्यलाल वर्मा १६६ 


अनुभव था किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को नहीं था। भ्नस्तु उन्होने श्रपना सारा ध्यान 
सिंचाई की सुविधाओं तथा सड़क निर्माण में लगाया। इससे ग्रामीण जनता को बहुत 
लाभ पहुँचा । वर्माजी ने रेल यातायात के विकास की श्रोर भी ध्यान दिया श्रौर कोटा 
लाईन के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला | 

श्री मारिशक्यलाल वर्मा की इच्छा नही थी कि वे मुख्य मंत्री. पद स्वीकार करें। 
परिस्थितिवश उन्हे मुख्य मत्री पद स्वीकार करना पड़ा। उनका मुख्य मत्रित्व काल 
अत्यन्त घटनापुर्णं रहा । अपने मुख्य मत्रित्व काल मे भी उन्हें सघषंरत होना पड़ा। 
उन्हें केवल राष्ट्रविरोधी तथा सामन्‍्ती शक्तियों से ही संघर्ष नहीं करना पड़ा वरन 
सरदार पटेल तथा स्टेट मिनिस्ट्री से भी टक्कर लेनी पड़ी । इन विपरीत परिस्थितियों के 
होते हुए भी उन्होने श्रपने सिद्धान्तो और मान्यतानझ्रो के विपरीत कभी समझौता नहीं 
किया । उनकी सफलता का रहस्य इस तथ्य में छिपा था कि उन्हे पद का किचित मात्र 
भी मोह नही था । वास्तविकता यह थी कि वे पद लेने के लिए श्रनिच्छुक थे भर उनको 
अपने सहयोगी मत्रियो पर अद्वृट विष्वास था, उनके नेतृत्व में सभी मत्री एक जुट 
होकर राजस्थान के सामान्य नागरिक की सेवा के कार्य में जुट गए थे । 


बुहद राजस्थान का निर्माण : 


जब मत्स्य तथा पूर्व सयुक्त राजस्थान बना था उस समय ' से ही केन्द्रीय नेताग्रो 
के मस्तिष्क मे यह विचार घुम रहा था कि सपुर्णो राजस्थान का एक राज्य बनाया जावे 
उस समय पूर्व सयुक्त राजस्थान, मत्स्य के अतिरिक्त सिरोही, जंसलमेर, जोधपुर, बीकानेर 
तथा जयपुर राज्य तथा अजमेर, मेरवाडा पृथक थे | इन सभी को मिलाकर एक राज्य 
बनाने की बात थी। केवल धघिरोही के सबंध में यह प्रश्न श्रवश्य था कि वह राजस्थान 
में रहे अथवा बाहर रहे । 

सरदार पटेल प्रयत्तशील थे । जब उन्होने जोधपुर, जेसलमेर, बीकानेर तथा 
जयपुर के नरेशो को मिलने के लिए तैयार कर लिया तो श्री गोकुलभाई भट्द, 
श्री जयनारायण व्यास, श्री मारिक्यलाल वर्मा तथा श्री हीरालाल शास्त्री को बुलाया 
श्रौर वतलाया कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर तथा जयपुर मिल रहे है। उस समय 
श्री जयनारायण व्यास जोधपुर के, श्री गोकूलभाई भट्ट सिरोही के, श्री साणिक्यलाल वर्मा 
सयुक्त राजस्थान के तथा श्री हीरालाल शास्त्री जयपुर राज्य के मूख्य मत्री थे। 
चारों ने सरदार पटेल के प्रस्ताव का समर्थन किया और वृह॒द राजस्थान के चिर्माण 
की स्वीकृति दे दी । 

श्री वर्माजी ने इस सबंध मे अपने सस्मरण मे लिखा है “सरदार पटेल ने मण्े 
व्यासजी, द्वीराछाल शास्त्री तथा गोकल भाई को वूलाया और कहा कि बीकानेर, जयपुर 
जोधपुर, जैसलमेर चारो मिलना चाहते है क्या राय है ? हम चारो ने स्वीकृति दे दी । 
श्री व्यास जी, ह्वीरालाल शास्त्री तथा गोक्‌लभाई के चले जाने पर मैने कहा कि हीरालाल 
शास्त्री को सत्ता मत दे देना राजस्थान कार्यकर्ता इसको पसद नहीं करेगे। सरदार ने 
मेरे विचार सुन लिए बोले नही । मुझे पता नही लगा कि आवू को गुजरात को दे देने 


१७० धशोगाया सारिएक्यंशाल पैसों 


के सौदे पर जयपुर राजघानी, जयपुर का राजप्रमुख, और जयपुर का मुख्य मंत्री बनाना 
तय हो रहा है ।” ( श्री माणिक्यलाल वर्मा के सस्मरण ) 

जब वहुद राजस्थान बनना तय हो गया तो श्री हीरालाल शास्त्री तथा गोकूल 
भाई वर्मा जी के पास आएं श्रौर उनको इस वात के लिए राजी करना घाहा कि श्रावृू 
छोड़ दिया जावे तो सरदार सिरोही राजस्थान को देना स्वीकार कर लेगे॥ वर्मा जी 
* इसके लिए तैयार नही हुए। वर्मा जी ने भ्रपने सस्मरण में इस सबंध में इस प्रकार 
लिखा है-- 

“बडा राजस्थान बनने के समय श्री गोकूल भाई तथा श्री हीरालाल छारत्री 
भेरे पास श्राए । कहा कि सरदार सिरोही को ग्रुजरात मे मिलाना चाहते है। यदि हम 
श्रावू छोड दे तो वे तसल्‍ली कर लेंगे शोर सिरोही छोड देगे । मैने कहा कि शरीर छोड 
दिया जाय तो नाक कटा लेने मे क्या हर्ज है। आवबू राजस्थान की नाक है हम नही देंगे । 
दोनो उठकर चले गए गोकूल भाई उस समय सिरोही के मिनिस्टर थे ।” (श्री माणिक्यलाल 
वर्मा के सस्मरण) 

मुख्य मत्री पद के लिए श्री वर्मा जी तथा श्री जयनारायण व्यास का मत था 
कि गोकूल भाई भट्ट को वुहृद राजस्थान का मुख्य मत्री बनाया जाना चाहिए) उन्होने 
सरदार पढेल को भी अपने विचारों से श्रवगत करा दिया था “मेरा श्रौर श्री जयनारायण 
व्यास का मत था कि गोकूल भाई मुख्य मत्री बने । सरदार को हमने अ्रपने मत का सकेत 
दे दिया था ।” 

जैसा कि हम ऊपर लिख आए है 

वर्मा जी ने अपने सस्मरण मे निखा है कि श्राबू के सोदे पर सरदार ने जयपुर 
की राजवानी, जय॒पुर का मुख्य मत्री, जयपुर का राजप्रमुख बनाना निश्चय कर लिया था। 
लेखक का मत है कि अ्रवश्य ही आबू का सरदार के मन मे श्राग्रह था वे उसे राजस्थान 
से लेकर गजरात को देना चाहते थे । किन्तु जयपुर के पक्ष में केवल यही अकेला कारण 
नही था सभवत. श्री घनश्यामदास विड़ला का प्रभाव भी जयपुर के पक्ष मे कार्य कर रहा 
था। श्री हीरालाल शास्त्री श्री घतर्यामदास बिड़ला के श्रत्यन्त चिश्वासपात्र और निकट 
थे। यह घारणा कि गोकुल भाई को बृहद राजस्थान का मुख्य मत्री बनाया जावे केवल 
व्यास जी और वर्मा जी की ही नही थी राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्तताप्नो में से श्रनेको 
की थी । किन्तु सरदार पटेल ने इन स्पष्ट सकेतो की श्रोर ध्यान न देकर अपनी मान्यता 
के अनुसार ही वृहद राजस्थान का सगठन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि वहद 

राजस्थान बनने के साथ ही राजस्थान काग्रेस सगठन मे दरार पड गई और एक दूसरे के 
विरुद्ध मोर्चाबन्दी होने लगी । 

वर्मा जी के मन मे पद के लिए कितनी अ्रनिच्छा श्रौर उदासीनता थी यह उनके 

हक सा से जो उन्होने श्रपने सस्मरण में लिखा है स्पष्ट हो जाता है। वर्मा जी ने 
लखा है .-- 


“अत मे बढ़ा सयुक्त राजस्थान बता प्लौर मुझे सरक यातना से छुट्टी मिली” 


परश्चोगा्था सारिक्यलाल वसा १७६ 


ऊपर लिखे वाक्य के प्रत्येक पद के प्रति वर्माजी की मनोदशा का परिचय हमें मिलता है। 

सरदार पटेल ने वर्मा जी को शास्त्री मत्रिमण्डल में सम्मिलित होने के लिए 
सलाह दी । परन्तु वर्मा जी ने स्पष्ट श्रस्वीकार कर दिया उन्होने सरदार से कहा कि 
में पद नही ले सकता । बाहर रहकर ही काग्रेस का कार्य करू गा । इस सबंध में वर्माजी 
ने अपने सस्मरण मे लिखा है .--“मत्रिपद स्वीकार करने के विरुद्ध मेरे सारे परिवार 
का जबरदस्त विरोध था। पूर्व सयुक्त राजस्थान के मुख्य मंत्री बनने के समय भी उन 
लोगो की इच्छा चढी थी कि मैं मुख्य मत्रो पद स्वीकार करू । इस बार मेरी पुत्री 
सत्यवती ने कहा कि मैं पिताजी को मिनिस्टर नही होने दू गी, श्रनशन करू गी ।”” 

बहुधा सुनने को मिला है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के परिवार वालो का मंत्री 
पद स्वीकार करने के लिए विश्येष आग्रह होता है परन्तु वर्माजी की घर्मपत्नी 
तथा पुत्रिया सभी मनन्‍्त्री पद स्त्रीकार करने की विरोधी थी। वर्माजी स्वय॑ पद लेने के 
विरुद्ध थे पत्नी और पुत्रियों के विरोध ने उनके पद स्त्रीकार न करने के विचार को श्रौर 
भी हुढ कर दिया । यही कारण था कि भ्रागे जब जब भी उनसे मन्त्रीपद स्वीकार करने 
के लिए श्राग्रह किया गया तो उन्होने उसे अ्रस्वीकार कर दिया। 
वर्माजी की महानता : 

एक घटना वर्माजी के चरित्र की महानता और उत्तके हृदय की विशालता 
को प्रकट करती है लेखक उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समभता है। उससे वर्माजीं 
के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। 

जब वर्माजी मुख्य मन्त्री बने तो ग्रह विभाग उनके आधीन था। प्रजामण्डल के 
आंदोलन के समय देवली की छावनी मे जब मेवाड़ पुलिस उनको ब्रिटिश भारत से खीच 
कर ले गई और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई तो पुलिस श्रधिकारी श्री दशोरा 
जिन्होने उनको विटवाया था जब उनसे मिले तो बहुत लज्जा अ्रनुभव कर रहे थे परल्तु 
वर्माजी ने उत्तको श्राइवस्त कर कहा दशोराजी, लज्जित श्र कुठित होने की जरूरत नही 
उस समय तुम महाराणा साहब की सरकार के कर्मचारी थे | मै चाहता हु कि तुम उसी 
निष्ठा और तत्परता से कांग्रेस सरकार की सेवा करो। श्री दशोरा ऋृतज्ञता से गदुगदू हो 
गए। बाद को वर्माजी ने उनकी पदोन्नति कर उन्हे सुपरिल्टेन्डेट पुलिस बना दिया | 


अ्रध्याय नवा 
व्कांस्रस्त व्का ग्रह सुब्व 


यह हम पिछले अ्रष्याय मे कह आए है कि वर्माजी श्रौर श्री जयनारायरा व्यास 
' श्री हीरालाल शास्त्री के मुख्यमन्त्री बनाए जाने के विरुद्ध थे। साथ ही वे आझाबू को 
शुजरात से मिलाने के भी घौर विरोधी थे। श्रधिकांश काग्रेसजन श्री वर्माजी तथा 
व्यासजी के साथ थे परन्तु सरदार पटेल ने यह सोचकर कि जब वे श्री हीरालाल झ्वास्त्री 
को मुख्य मन्त्री बना देंगे तो यह विरोध शान्‍्त हो जावेगा उस ओर ध्यान नही दिया । 

जब श्री हीरालाल शास्त्री वृहद राजस्थान के मुख्य मल्त्री बने तो व्यासजी 
और वर्माजी यह आश्या करते थे कि जोधपुर तथा मेवाड़ के काग्रेसजनो को मत्रिमडल में 
लेने के सम्बन्ध मे शास्त्रीजी उनके कहे भ्रनुसार करेगे । परन्‍न्त शास्त्रीजी तथा व्यासजी 
का यहां भी मतभेद हो गया | व्यासजी ने स्वयं तो शास्त्रीमडल मे सम्मिलित होना 
अस्वीकार कर दिया परन्तु उन्होने जिन व्यक्तियों को मत्रिमडल मे लिए जाने को 
सिफारिश को उन्हे श्री हीरालाल शास्त्री लेने के लिए तेयार नहीं थे। श्रस्तु ब्यासजी 
श्रौर शास्त्रीजी मे इस प्रश्न पर भी मतभेद हो गया । 

वर्माजी ने इस सम्बन्ध मे श्पने सस्मरण में लिखा है “शास्त्री ने मुझसे 
टेलीफोन पर कहा कि मेवाड़ से जिनको कहोगे मन्त्री बना दुगा। मैंने उत्तर दिया 
पहले इस सम्बन्ध भें व्यासजी की सलाह मान लो जब शास्त्री जो ने उनके लिए इन्कार 
किया तो मैने कहा कि हम जोधपुर वालो का साथ देंगे ।” 

बात यह थी कि राजधानी श्ौर मुख्यमत्री को लेकर काग्रेसजनों मे गहरा 
मतभेद था। व्यासजी तथा वर्माजी जयपुर को राजधानी बनाने के विपक्ष मे थे! 
राजधानो के प्रश्न पर वर्माजी ने भ्रपन्ती डायरी में लिखा है -- 

“११ फरवरी १६४६ गोकुलभाई शास्त्रीजी, व्यासजी तथा मै चारो ने 
राजधानी के सबध मे बात की । मै और व्यासजी सगठन के फैसले को (प्रातीय काग्रेस) 
श्रीर शास्त्रीजी और गोकुलभाई सरदार के फंसले को अतिम मान रहे थे ।” 

वर्माजी ने जागीरदारो के अधिकार को समाप्त कर दिया था परन्तु जब वृहद 
राजस्थान वनने जा रहा था तो यह अफवाहे वल पकडने लगी कि वर्मा मत्रिमण्डल ने 
जागीरो फो समाप्त करने का जो कानून बनाया है वह रद्द कर दिया जायेगा | 


पशोगाया मारिक्यलाल वर्मा श्७३ 


१२ फरवरी १६४९ को वर्माजी श्री भ्रेलाल वया के साथ राजप्रमुख से मिले 


राजप्रमुख से अफवाहो के श्राधार पर पूछा कि क्‍या आपने जागीरदारों को आ्राश्वासन' 


दिया है कि रेवेन्यू पावर्स का कानून उठा लिया जावेगा । राजप्रमुख ने वर्माजी से कहा - 


कि मुझे राजपृत्ताना के रीजनल कमिश्नर ने कहा कि आप आ्राइवासन दे दें। जागीरदारों 
की दरख्वास्त पर म्‌ भसे लिखा कर ले गए है कि यह कानून उठा लेमा चाहिए । 

वर्माजी राजप्रमुख के इस कार्य से वहुत क्षुब्ध हुए उन्होंने १४ फरवरी को ए 
कड़ा विरोधपत्र लिखकर राजप्रमुख को भेज दिया (डायरी) 

तुरन्त वर्माजी सरदार पटेल से दिल्‍ली मिलने गए साथ मे असावाजी तथा 
बयाजी (भी थे। सरदार पटेल तथा शंकर से जागीरदारी उन्मूलन कानून के 
सम्बन्ध मे बातचीत हुई वर्माजी ने कानून को रह करने का बड़ा विरोध किया (डायरी) 

३० मार्च १६४६ को वृहद राजस्थान का जयपुर मे उद्घाटन हुआ । जब 
वर्माजी वहा ग्राए तो देखा कि बेठने की व्यवस्था ठीक नही है पूर्व राजस्थान के मत्रियों 
को उचित स्थान नही मिल) । स्वाभिमानी वर्माजी उद्घाठन समारोह मे सम्मिलित नही 
हुए, वापस चले आए । उस घटना के संबध में उन्होंने डायरी लिखी.--- 

“३० मार्च को वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ, सम्मान से स्थान न मिलने से 
वापस भ्रा गया ओर जयपुर से रवाना होकर किशनगढ शभ्राकर ठहरा” (डायरी) 


कहते का तात्पयें यह कि वर्माजी भ्रौर व्यासजी तथा वृहद राजस्थान के मुख्य , 


मन्त्री के बीच खिंचाव बढ़ता गया, शास्त्रीजी ने मेवाड़ से श्री भूरेलाल बया और श्री प्रेम- 
नारायण माथुर को अपने मन्त्रिमण्डल मे लेना निश्चय किया । जब दोनो वर्माजी से 
मिले तो वर्माजी ने प्रेमनारायणजी से कहा कि काग्रेस सगठन उन्हे मन्त्रिमण्डल मे भेजने 


के लिए तैयार नही है साथी उनके मन्त्री बनाए जाने के विरुद्ध है उन्होंने वयाजी से भी ह 


एक दो दिन रुकने के लिए कहा (डायरी ६ श्रप्नेल ४६) 

श्री प्रेमनारायण माथुर तथा बयाजी ने शास्त्रीजी का आमन्त्रणः स्वीकार कर 
लिया श्रौर वे जयपुर चले गए । उसी दिन से वर्माजी के सम्बन्ध उन दोनो से नितांत 
उदासीनता के हो गए । शभारंभ मे वर्माजी श्री प्रेमनारायण माधुर को बहुत चाहते थे भौर 
उन पर उनका भ्रगाघ विश्वास था परतु श्री प्रेमनारायण माधुर के उनकी इच्छा के विरुद्ध 
श्री हीरालाल शास्त्री के मत्रिमडल मे चले जाने के कारण उनके निकट के सम्बन्ध समाप्त 
हो गए । 

उस समय आपसी तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था। सोजत रोड मे 
राजस्थान प्रांतीय काग्रेस की बैठक हुई। भारत सरकार ने शआावबू को गुजरात मे मिलाने 
का निर्णय कर लिया था| वर्माजी ने काग्रेस की वेठक में खुलकर भारत सरकार के 
उस निर्णाय का विरोध किया। श्री जयनारायरा व्यास ने उत्तका समर्थंत किया परिशाम 
यह हुआ कि राजस्थान की पी० सी० सी० मे आबू के ग्रुजरात मे विलय होने का 
विरोध हुआ और तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री को पद से हटाने का 
निरणय हुआ । 


अल 


१७४ पशोगाया मारिक्यलाल वर्मा 


गोकुल भाई भट्ट उस समय राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस के श्रध्यक्ष थे उन्होने 
ग्यारह जून १६४६ को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की एक श्रावश्यक बेठक जयपुर में बुलाई। 
बहुमत वर्माजी तथा व्यासजी के साथ था । शास्त्रीजी के विरुद्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
पे श्रविदवास का प्रस्ताव पारित कर दिया। श्रौर श्री गोकुलभाई भट्ट के स्थान पर 
श्री व्यास जी को श्रध्यक्ष छुन लिया | वर्माजी और व्यासजी ने श्रावू को ग्रुजरात को 
देने तथा श्री द्वीरालाल शास्त्री का विरोध किया इस कारण सरदार पटेल उन दोनो से 
बहुत श्रघिक क्रूद हो गए जिसका परिणाम दोनों को ही भुगतना पड़ा। वर्माजी का 
कहना था कि श्रावू राजस्थान में है वहां केवल ७०० ग्रुजराती है ५० हजार के 
लगभग राजस्थानी हैं ऐसी दशा मे श्राव्‌ को राजस्थान से छीन लेने का क्‍या श्रोचित्य है ? 
उस समय राजस्थान मे विधान सभा नही बनी थी। प्रान्तीय कार्ग्रंस कमेटी ही मंत्रिमंडल 
को श्रादेश दे सकती थी। श्रतएव प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के द्वारा श्री हीरालाल जास्त्री 
के प्रति अ्रविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने का ताकिक परिणाम यह होना ,चाहिए था 
कि वे मुख्यमत्री पद से त्यागपन्न दे देते परन्तु सरदार पटेल का शास्त्री जी को आशीर्वाद 
प्राप्त था श्रतएव ऐसा नही हुआ । राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव श्रखिल 
भारतीय कांग्रेस की कार्यसमिति ( वर्किंग कमेटी ) के पास विचारार्थ भेजे: गए । 

१८ जुलाई को कांग्रेस की कार्यसमिति ने शअ्रपना निर्णाय दे दिया। वर्किंग 
कमेटी का निर्णय यह था कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी को यदि श्री हीरालाल शास्त्री के 
विरुद्ध कोई शिकायत थी तो उसे वर्किंग कमेटी के समक्ष रखनी चाहिए थी अविश्वास 
का प्रस्ताव नही लाना चाहिए था। अतएवं श्री हीरालाल जास्त्री के विरुद्ध जो 
श्रविद्वास का प्रस्ताव पारित हुआ है उसको रद्द किया जाता है। श्री गोकुलभाई भट्ठ 
के त्यागपत्र देने पर भी राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने जो उनसे अविद्वास 
जाहिर किया वर्किंग कमेटी इससे भी सहमत नही है । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वकिग कमेटी के उक्त निर्णय से व्यासजी 
तथा वर्माजी के सहयोगियो में गहरी निराशा और क्षोभ छा गया। व्यासजी ने 
कांग्रेंस से त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की। वर्माजी ने उन्हे समझाया श्रौर उनके 
मस्तिष्क को शान्त किया। वर्माजी ने व्यासजी को समकाया। कहा यह हमारी 
परीक्षा का समय है । देखना है कि हम कांग्रेस की श्राज्ञा को शिरोधाय॑ करते है अथवा' 
गेरवफादारी बतलाते है। वर्माजी के समभाने से व्यासजी श्ञान्त हुए और काग्रेस से 
त्यागपत्र देने का विचार छोड दिया। ( डायरी १८ जुलाई, १६४६ ) 

२० जुलाई को वर्माजी उदयपुर पहुचे सभी कार्यकर्ताओं से मिले । वर्किंग 
कमेटी के फंसले के विरुद्ध उदयपुर के सभी कार्यकर्ताश्रो मे गहरा रोप था परल्तु वर्माजी 
ते उन सभी को कांग्रेस के प्रति वफादार रहने की सलाह दी । हे 

२१ जुलाई को उदयपुर के समीप वेदछा की पहाडी पर उदयपुर के कांग्रेसी 
कार्यकर्ता मिलि। मास्टर किशनलाल जी, भवानीशंकर जी, रोशन जी, मोहनलाल 
सुखाड़िया जी, फतेहलाल बापू तथा णकर जी ने केन्द्रीय वर्किंग कमेटी के भिर्खेय के 


पश्चोगाया भारिक्यलास धर्मा १७५ 


विरुद्ध अपना गहरा क्षोम प्रकट करते हुए कांग्रेस छोड़ने की इच्छा प्रकट की | वर्माजी 
ने कांग्रेस छोड़ने के विचार का जोरदार शब्दो में विरोध किया । उन्होने कहा कि हम 
प्रजातत् का नारा लगाते रहे है आज हमारी इच्छा-विरुद्ध फेसला होता है तो हम नाराज 
होकर कांग्रेस छोडने की वात करते है यह हमे जोभा नही देता । केन्द्रीय कार्य समिति 
हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी भाजञा को हमे शिरोधार्य करना चाहिए। जहा तक मेरा 
सम्बन्ध है मै तो ऐसा कोई काम नह्ठी करूगां जिससे मेरी प्रिय कांग्रंस की प्रतिष्ठा को 
घकका लगे । (डायरी) 
चर्माजी के विरोध का अच्छा परिणाम हुआ काग्रस के कार्यकर्ता दूसरे दिन 
पुन. मिले और वर्माजी के नेतृत्व में कांग्रेस मे ही रहकर डटकर काम करने की इच्छा 
प्रकट की । 
वर्माजी तथा व्यास जी ने कांग्रेस के लौह पुरुप और स्टेट मिनिस्टरी के सर्वे 
सर्वा सरदार पटेल का विरोध किया था, एक प्रकार से उनको चुनौती दी थी। शभ्रतएव 
उनको सरदार पटेल की फ़ोघारिन मे जलना अवध्यभावी था। जिन सरदार पटेल के 
सामने बडे बडे राजे और महाराजे भयभीत रहते थे जिनकी वक़ हृष्टि मात्र से बडे बडे 
अधिकारी और राजनीतिज्ञ कांप उठते थे उनके विरोध में खडे होने का वर्माजी श्रौर 
व्यासजी ने साहस किया था अतएंव उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही था । 
शीघ्र ही व्यासजी पर मुकदमा चला दिया गया, श्र वर्माजी से पूर्व सयुक्त 
राजस्थान मे एक लाख रुपये जो ग्रुप्त सविस (ग्रुतचर सगठन) के लिए रखे गए थे उसका 
हिसाव मागा गया। इटेलीजेस विभाग द्वारा वर्माजी के सबन्ध मे गुप्त कास्वाई की गई। 
वर्माजी ने भूपालपुरे मे जो मकान बनाया था उसके सम्बन्ध मे भी जाव कराई गई। 
यह हम पहले भी लिख चुके है कि वर्मा मन्त्रिमडल द्वारा गुप्त सगठन स्थापित करते 
समय यह निदचय किया गया था कि इसका कोई हिसाव नहीं रखा जावेगा । यह कोष 
मुख्यमंत्री श्री मारिक्यलाल वर्मा की इच्छानुसार व्यय होगा। वर्माजी ने श्री निरंजन 
नाथ आचारये को उस ग्रुत संविस का सचालक नियुक्त कर दिया था। सारा रुपया उनके 
द्वारा व्यय हुआ था। अझ्तएवं श्री निरजननाथ आ्राचार्य से श्रधिक उसके सबंध में कोई 
भी नही जानता । लेखक ने श्राचार्य जी से उसके बारे में पूछा तो उन्होने लेखक को 
नीचे लिखा उत्तर लिख भेजा । 
“ मैंने गोपनीयता की शपथ ली थी मै कंसे उसके सम्बन्ध में कुछ बतला 
सकता हूँ। 
प्राज केवल श्री निरजननाथ आचार्य ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस काड 
पर पूरा प्रकाश डाल सकते हैं परन्तु वे चुप रहना चाहते है अस्तु इस संबन्ध में श्रधिक 
जानकारी प्राप्त कर सकना कठिन है परन्तु वर्माजी की डायरी से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उस व्यय का हिसाव रखा गया था। सभवत वर्माजी उस हिसाव को किसी 
को बतलाना नहीं चाहते थे । इस बात का सकेत मिलता है कि इस गुप्त सविस 
( ग्रुतचर सगठन ) में ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने इसी आ्राइवासन पर मत्रिमडल की 


१७६ पशोगाया मारि्मलाल धर्भा 


सहायता करना स्वीकार किया था कि उनका नाम किसी भी दक्ा में प्रकट नही किया 
जावेगा । यही कारण था कि उस रुपये का कोई हिंसाव न रखने का निदचय किया 
गया था और सम्भवतः यही कारण था कि वर्माजी उस हिसाब को दिखलाना नही 
चाहते थे । 

वर्माजी ने २५ जनवरी १९४५० को अपनी डायरी में इस संबंध मे जो कुछ 
लिखा है वह इस प्रकार है : 

“शाम को सरदार पटेल से मिला । उनसे कहा कि देनिक भत्ते (डी ए. ) 
के विषय में तो मैंने दस्तखत किए है उसका दोष क्लर्क पर डालना नही चाहता । क्षायद 
दस वारह दिन के दो सौ रुपए श्राए होगे । केस चलाया जावेगा तो मै सेतिक जिम्में- 
दारी मंजूर करूगा श्र कहूंगा कि कडी से कड़ी सजा दी जावे। किंतु गुप्त विभाग 
( ग्रतचर सगठन ) का हिसाव स्टेट मिनिस्ट्री मे न दे । श्राप स्वयं जाच करावें, कांग्रेस 
से शंकरराव देव से, हरिभाऊजी से, खन्‍्हृभाई से, खरे साहव से, भागीरथ कानोडिया 
किसी से भी करा लें। आपके सामने मैने जोधपुर मे बननेवाले छुरे और पिस्तौल पेश 
किए। क्षत्रिय परिषद को समाप्त किया । जागीरदारो के श्रधिकार लेने पर भी उनका 
झान्दोलन न होने दिया । इसमे बहुत से लोगो ने काम किया है। रोकड़ है वाऊचर हैं। 
इसे प्रकट न करें, सरदार ने कहा मनन को देवा चाहिए प्रकट न होगा । मैंने कहा कि 
अगर भापकी यही इच्छा है तो मेनन को दे दू गा।” (डायरी २५ जनवरी १९६५०) 

२८ जनवरी १६५० को वर्माजी ने सरदार पटेल के श्रादेशानुसार रोकड़ की 
नकल ज्वाइंट संक्त ट्री के पास भेजी । शाम को उनका पत्र श्राया कि असली रोकड़ श्ौर 
धाऊचर भी भेजें, जाच के बाद वापस लौटा दू गा । 

ऐसा प्रतीत होता है कि वर्माजी जब मुख्य मन्त्री थे तब किसी दोरे के सबंध 
में देनिक भत्ते का बिल दुवारा बत गया था । श्रवद्य ही कोई मुल्यमन्त्री अ्रपने दोरे के 
भत्ते का बिल स्वयं नही बनाता । उनके पी ए. भ्रथवा अन्य क्लर्क ने उसको वनाया 
होगा उसने भूल से दुवारा वना दिया । परन्तु वर्माजी ने उसको स्वयं अपनी भूल 
स्वीकार किया । जहां तक गुप्तचर संगठन स्वंधी व्यय था उसमे जाच से यदि कोई 
कमी अथवा अ्रनियमितता ज्ञात होती तो वर्माजी पर सरदार का कोप वच्ञ के सार्मान 
गिरता, परन्तु प्रतीत होता है कि जांच मे ऐसी कोई वात नहीं मिल सकी इस कारंण 
स्टेट मिनिस्ट्री छुप हो गई, भागे इस प्रशन को नही उठाया । उघर जो गप्तचर विश्रोंग 
के अधिकारी वर्माजी के मकान श्रादि के सबध में जांच करने के लिए नियुक्त किए गए 
थे उनको भी पूरी छानवीन कर लेने के उपरान्त कुछ नही मिला जिससे वर्माजी पर कोई 
दोषारोपण ट्वो सकता। श्रस्तु सरदार पटेल का वार खाली गया और वर्माजी उस 

धरिन परीक्षा से निष्कलंक और शुद्ध होकर निकले । राजनीति एक भयानक खेल हैँ 
धर्माजी को उसका शिकार वनना पड़ा परन्तु वे भुके नही, श्रौर न उन्‍होंने कोई समभौता 
द्वी किया । यह उनके चरित्र की विशेषता थी वे जिस बात को गलत समभते थे 
उससे समझौता नही कर सकते थे । यही कारण था कि जीवन के भ्रन्त तक वे सतत 


प्योगाया मारिस्यलाल बसों , १७७ 


संघर्ष ऋरते रहे । परन्तु जो कुछ अवांछनीय है, तथा देश के 'लिए घातक है उससे 
सम्नभोता नही किया । 
श्री.जयनारायणःव्यास भावुक व्यक्ति थे । उन पर जो मुकदमा चलाया गया, 
उसने उनको प्रत्यन्त उद्दे लित कर दिया:था।। वे श्रत्यन्त क्रद्ध थे । वर्माजी तथा व्यासजी 
के पास.निरंतर यह सुभाव आ रहे ये-कि वे श्री हीरालाल शास्त्री के विरुद्ध जो श्रविश्वास , 
का प्रस्ताव पारित किया है उसे वापस ले लें। व्यासजी ने शास्त्रीजी को एक बहुत कड़ा 
झोर भद्दा पत्र लिखा। वर्माजी ने उनसे कहा कि इस मुकदमे से जो श्रापकी प्रतिष्ठा बढ़ी है 
उसे खोवें नहीं । कोई पत्र न लिखे और -न ऊठपठाग बोले (डायरी १५ फरवरी , १६५०) 
वर्माजी व्यासजी क़ो निरन्तर शांत रहकर संघर्ष करने का 'परामर्श देते रहे, 
नही तो संभवत: व्यासजी भी उग्र हो उठते । वे अपने साथ किये जानेवाले व्यवहार से 
बहुत क्षुर्ध थे । वर्माजी ने व्यासजी से कहा “साथियो की नव्ज देखकर चलिए। न 
प्रकाश मे ल़ड़िये और-न घुटने टेकिए । मैं तो यही रास्ता पसद करता हूं। अविश्वास 
का प्रस्ताव वापस लेने की बात मै सुनना पसंद-नही करता । डायरी २१ फरवरी ५०) 
ऐसा प्रतीत होता है कि वर्माजी सथा व्यासजी पर उस समय इस वात का 
भारी दबाव पड़ रहा था कि शास्त्रीजी क्रे विरुद्ध जो अश्रविश्वास का प्रस्ताव उन्होने 
पारित कराया है उसे वापस लेले । वर्माजी ने अपनी डाग्ररी ,( २४ फरवरी ४० ) में 
लिखा है कि हम दा साहब (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) से और -श्री शकर ,(सरदार पटेल 
के,विधवासपात्रन सचिव ) से मिले भोर उनसे कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव में 
ग्रपनी गलती नहीं मानते हमारी मान्यता यही है हम अपनी आत्मा के - 
बिपरीत जाने को तेयार नही हैं। वर्माजी -को व्यासजी से अलगक़र व्यासजी को 
कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने का भी प्रयत्न किया गया प्ररन्तु वर्माजी ने उस प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया 4 २५ मार्च १६५० को डायरी में उन्होने लिखा “भश्राज शकर से बात की, 
फिर ढाई बजे सरदार मे बुलाया । शंकर ने वहां सगठन में एक हो जाने की चर्चा: 
दोहराई | श्री व्यासजी को अध्यक्ष पद से हटाने और त़या अ्रध्यक्ष चुनने को कहा कि 
यह आप तक ही सीमित रखे। मैंने असंभव त्ताया । आदित्येन्द्रजी से चर्चा की कि हम' 
साथी को धोखा देंगे तो भविष्य मे कौन हमारा विश्वास करेगा। (डायरी २५ मार्च ५०) 
एक प्रदन भौर भी था जिसके कारण बर्माजी त्तथा श्री हीरालाल ज्षास्त्री भे 
खिंचाव था । ज़ब वर्माजी पूर्व राजस्थान के मुख्यमन्त्री थे उस समय खडलाखड़' का 
एक कानून ज़नाया था। जो विजोल्यां के पट्टे मे लागू था। उस कानून के भनुसार 
किसान 'खड़लाखड़” नामक शुल्क देकर सरकारी जुूंगल में अपनी आवश्यकता के अनुरूप 
बास ओर लकड़ी ले सकता था। इस सबघ मे तात्कालिक वर्मा मन्त्रिमडल के रैवेन्यू 
मिनिस्टर -श्री भूरेलाल वया ने जो श्राज्ञा निकाली उन्होने उसकी मत्रिमडरू से स्वीकृत्ति 
नही लीओऔजन यह झ्ोपचारिक त्रूटि-थी 4 वर्माजी का कहना यह था कि इस श्रीपचारिक 
कमी के कारण कानून रह नही किया जा सकता उसको सुधार लेना चाहिए- इस प्रइन 
को लेकर बिजोल्यां- क्षेत्र की किसान पंचायत बहुत क्ुद्ध और श्षुब्ध थी। बिजोल्या के किसान 


१७८ पशौगाया भारिश्यलाल बर्मों 


पुत॒ एक बार राज्य से संघर्ष करने के लिए तंयार थे । परन्तु वर्मा जी ने उन्हें यह कहकर 
रुकने को कहा कि यदि बिजोलयां के किसानो ने इस प्रइन पर श्रादोलन किया तो कांग्रेस 
के उच्च नेता यह समभेगे कि वर्माजी ने ' श्री हीरालाल शास्त्री के विरुद्ध यह नया पड्बंत्र 
किया है। अ्रतएवं वर्माजी ने तात्कालिक रेवेन्यू मिनिस्टर तथा शास्त्री जी से इस संबंध 
में पत्रव्यवहार किया श्रौर वातचीत की | अ्रत में उन्होंने विजोल्यां के क्रिसानो का एक 
प्रतिनिधि मडल सरदार पटेल के पास भेजा । वर्मा जी ने किसानो को यह श्राश्वासन दे 
दिया था कि यदि उनको सरकार से न्याय नही मिला तो वे स्वयं उनके श्रादोलन का 
नेतृत्व करेगे। यह वात उन्होने कांग्रेस के उच्च नेताओ्रो को भी वतला दी थी। 
सरद।र पटेल तक जब यह बात पहुँची तो इस प्रश्न का किसानो के पक्ष में निपटारा 
हुआ । 
राजस्थान प्रान्तीय काग्रेस उस समय दो दलो में वंट गई थी । एकदल श्री वर्मा 

तथा व्यासजी के नेतृत्व मे सत्ताधारी दल का विरोधी था। दूसरा दल सत्ताधारियों के 
साथ था। बहुमत सत्ताविरोधी दल के साथ था। सरदार पटेल सभवत यह सोचते थे 
कि जब हीरालाल शास्त्री सत्ता मे श्रा जावेंगे तो कांग्रेत में उनके समर्थकों का बहुमत हो 
जावेगा श्री वर्मा तथा व्यास जी श्रल्पमत में रह जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। वात 
यह थी कि श्रव राजस्थानी प्रान्तीय काग्रेस कमेटी ने श्री हीरालाल छास्त्री' के विरुद्ध 
अत्रिश्वास का प्रस्ताव स्वीकार किया था तो प्रस्ताव के पक्ष मे केवल पांच या छ मत ही 

अ्रधिक थे । सरदार पटेल का सोचना था कि जब श्री हीरालाल शास्त्री सत्ता में होगे तो 
कांग्रेस के चुनाव होने पर उनके समर्थकों की सख्या मे वृद्धि हो जायेगी। उनके समर्थक 

अधिक सरुया मे चुन लिए जवेगे । परन्तु जब काग्रेस के चुनाव हुए तो सत्ताघारी तथा 

उनके समर्थक पराजित हो गए। विरोधी श्रधिक चुनकर आ गए। छुनाव में कुछ 

झनियमितताश्रो की शिकायतों पर श्रखिल भारतीय काग्रस की कार्यकारिणी ( वकिंग 

कमेटी ) ने राजस्थान के चुनांवो को रह कर दिया। पुन चुनाव हुए भ्रखिल भारतीय 

काग्र स कमेटी ने भ्रपने परिवीक्षक भेजे । इस वार के चुनावो मे शास्त्री समर्थक और 
श्रधिक बुरी तरद्ट पराजित हुए । यहा तक की जो लोग शास्त्री मतन्रिमंडल मे मंत्री थे वे भी 
काग्रेंस के चुनावों मे बुरी तरह पराजित हुए । 

शास्त्री समर्थंको के काग्रेप्त के चुनाव मे निर्णायक ढंग से पराजित हो जाने पर उनके 

सम्बन्ध मे सरदार पटेल का विचार शौर मान्यता बदल गई। वे समझ गये कि 

श्री हीरालाल शास्त्री को अधिकाश काग्रेसनन का विद्वास प्राप्त नही है। शब्रन्त में 

सरदार ने श्री वर्मा तथा व्यांसजी को .बुला भेजा तथा यह आइवासन दिया कि श्री 

हीरालाल शास्त्री को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए वे आदेश दे देगे उघर श्री आचाय॑ 

कृपलानी तथा राजधि पुरुषोत्तमदास टडन का काग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ । 

श्राचार्य कपलानी को पडित जवाहरलाल नेहरू का तथा टडन जी को सरदार फ्टेल का 

समर्थन प्राप्त था। राजस्थान के काग्रेस जनो ने टडन जी का समर्थन किया । राजस्थान 

कांग्रेस के संगठन पक्ष के वल की सरदार पटेल समझ गए। उन्होने श्री वर्मा भौर व्यास जी 


बद्दोगाया सारि|्ए्लाल दर्सा १७९ 


के नेतृत्व की दक्ति को जान लिया और श्री हीरालाल जश्ञास्त्री को मुख्यमंत्री पद से 
त्यागपत्र देने का श्रादेश दे दिया | श्री हीरालाल शास्त्री ने त्यागपत्र देने में थोड़ी देर 
की किन्तु प्रन्त मे त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार' राजस्थान में गृहयुद्ध समाप्त 
हो गया । 

३ जनवरी १६५१ को शास्त्रीजी ने त्यागपत्र दे दिया। श्री बेकटठाचार्य मुख्य 
मंत्री तथा राधघाकृष्ण मत्री नियुक्त किए गए। लोकप्रिय सरकोर बनने तक उनको 
राजस्थान का भार सौपा गया। 

२० जनवरी को राजस्थान कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक बीकानेर में 
हुई। कार्यकारिणी ने व्यासजी को वर्माजी, श्रादित्येन्द्रजी, भौर रामकरणजी की सलाह 
से मत्रिमंडल बनाने का श्रधिकार दिया। 

२४ जनवरी को वर्माजी के साथ व्यासजी श्री मेनन से मिले । मेनन का सुझाव 
था कि एक आई सी. एस को मुख्यमत्री, ज्ञास्त्री के दल के व्यक्ति, तथा कांग्रेस के 
व्यक्तियों को मिलाकर मतन्रिमडल गठित हो । वर्माजी ने मेनन का घोर विरोध किया 
उन्होने स्पष्ट कहा कि मै किसी भी संयुक्त मत्रिमंडल को स्वीकार करने के लिए तंयार 
नहीं हैं। हम शुद्ध काग्रेंस मन्रिमण्डल का निर्माण करेंगे । 

२५ जनवरी को व्यासजी को लेकर वर्माजी जवाहरलालजी से मिले । जवाहर 
लालजी ने वर्माजी तथा व्यासजी से कहा कि बाहर के श्रनुभवी व्यक्तियों को मन्रिमंडल 
मे लेना चाहिए । (डायरी २५ जमवरी ५१) वर्माजी ने व्यासजी को सलाह दी कि क्योकि 
दास्त्रीजी ने एक जागीरदार प्रतिनिधि लेना स्वीकार कर लिया था इस कारण एक 
जागीरदार के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी को मत्रिमण्डल मे लेना स्वीकार न करना । 

७ फरवरी १६५१ को व्यासजी मांत्रमंडल के निर्माण के सबध में श्री जवाहर 
लाल नेहरू से ढाई बजे मिले । नेहरूजी ने उनसे कहा एक आई सी एस , एक जागीरदार 
झौौर शास्त्रीजी के दल के व्यक्ति को लेकर संयुक्त मत्रिमडल बनावे। फिर बोले कि जिन 
लोगो पर मुकदमे चले उनको भी लेंगे क्या ? मेरी इच्छा है कि वेयर टेकर सरकार चले । 
व्यासजी ने जागीरदार के अतिरिक्त्न श्रन्य किसी को मत्रिमडल में न लेने पर वल दिया । 
जवाहरलालजी ने गोपाल स्वामी से वात करने के लिए कहकर चर्चा समाप्त 
करदी। व्यासजी लौट आए। व्यासजी हरलालसिंह, रामकरणजी, आदिस्येन्द्रजी, 
पंडयाजी, मधुरादास माधुर सबो ने कहा कि एक बार वर्माजी नेहरूजी से मिलें। 
(डायरी 5 फरवरी ५१ ) 

जव व्यासजी तथा अन्य सभी वरिष्ठ काग्रेसजनो ने श्राग्रह बिया तो वर्माजी 
ने नेहरूजी से वात करना स्वीकार कर लिया। € फरवरी १६५१ को प्रात. साढ़े दस 
बजे वर्माजी नेहरूजी से मिले। उनके वहां पहुँचते ही नेहरूजी क्रोध मे भरे हुए बोले-- 
चुनाव तक मिनिस्ट्री बनाने की कोई जरूरत नही । वर्माजी ने कहा कि श्राप झपने मन 
की वास्तविक वात बतलाइए । तव नेहरूजी ने कहा व्यासजी के साथी मथु रादास माथुर, 
श्रौर एक दूसरे साहब पर से मुकहमे तो उठा लिए, कितु कागजो पर ऐटार्नीजनरल का 


3 


श्८० पशोगायथा भारिक्यलाल +धर्षां 


नोट है “ऐंवीडेंस में क्या हालत हो कह वही सकता किंतु मुकहमें उठाने योग्य हीं 
है” यदि व्यासजी की वजह से ऐसे लोग मंत्रिमडल में आयें तो जनता पर .ुरी « 
छाप पड़ेगी । इसीलिए मै जोर दे रहा हूँ कि बहुमत कांग्रेस का रखो कितु बाहर के 
भी लो | वर्माजी ने स्पष्ट पूछा श्राप किनन्‍्हे चाहते है तो नेहरूजी ने उत्तर दिया कि 
बैकठाचार्य को और एक का्रेस के अत्पमत् भ्रर्थात ज्ञास्त्रीजी के समथंकों में से चाहे 
शास्त्री को न लो मगर उनमे कोई तो श्रच्छा मिलेगा श्रपनी पसेद्गर' का 'लो, एक जागीर- 
दार तो व्यासजी लेना ही चाहते है । ( डायरी € फरवरी १६५१ ) 
श्री नेहरूजी के कहने के श्रनुसार व्यासजी जब गोपालस्वामी श्रायंगर से मिले 
तो पता लगा कि वे वेकठाचायें को चीफ मिनिस्टर और भगवानसहाय को रेवेन्यू 
मिनिस्टर बनाना चाहते है । व्यास जी सहमत नही हुए । 
परिस्थिति उलभी हुई थी । प्रांतीय काग्रेंस कमेटी की मीटिंग देहली बुलाई 
गई । मत्रिमडल के निर्माण के सबंध मे व्यासजी की गोपालस्वामी आयंगर से हुई 
बातचीत से उसे अवगत कराया गया । वर्मा जी ने सुझाव रखा कि गोपालस्वामी से कह 
दिया जाय कि हम वेकटाचार्य को मुख्य मत्री तो दूर मत्रिमडल मे लेने को भी तेयार नही 
है | शुद्ध कांग्रेस मत्रिमण्डल बनेगा या हम बाहर रहेगे। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने वर्मा के 
सुझाव को स्वीकार कर लिया । 
वर्मा जी अ्रव व्यास जी के मुख्यमंत्रित्व में शुद्ध काग्नेसी मन्त्रिमण्डल बनाने के 
प्रयास में लग गए । वे श्री रफी श्रहमद किदवाई के पास गए । किदवई ने पूछा कि “यदि: 
राजस्थान में दो तीन महीनों मे चुनाव करा दिए जावे तो कंसा ? वर्मा जी ने कहा पहले 
सरकार वना दो । हम को घोषणा करने दो फिर चुनाव की घोषणा 'ी होम हधर- 
जनता को कुछ राहत देदें फिर चुनाव भी हो | किदवई को वर्मा जी की- बात पसंद 
आाई। 
उस समय उदयपुर मे इस बात को लेकर बहुत रोप था कि सरकार जागीरदारों 
के श्रधिकारों को पुनः वापस दे रही है । वर्मा जी ने नेहरू जी को एक कड़ा पत्र लिखा 
श्रौर पूर्व राजस्थान के जागीरी अधिकार वापस करने का विरोध किया । जबकि वर्मा जी 
व्यास मत्रिमडल के निर्माण के प्रश्व को लेकर दिल्‍ली में थे तब उदयपुर से फोन द्वारा 
यह सूचना आई कि जागीरी अधिकार वापस दिये जाने, जगलात के प्रइन पर, श्रौर 
अनाज की कठिन समस्या को लेकर जनता बहुत क्षुब्ध हो रही है, वैधानिक ढंग से प्रयत्व 
करने पर भी यदि सरकार न सुने तो काग्रेस कार्यकर्ता क्या करें ? 
वर्मा जी ने उदयपुर के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि श्राप जनता की 
समस्याओं मे पड़ जाइए, सरकार की नीति का सक्रिय विरोध कीजिए । सरकार गिरफ्तार 
करे तो गिरफ्तार हो जाइए । यदि आप लोग जेल चले जावेगे तो मैं पालियामेंट छोड़कर 
भ्रादोलन का सचालन करने श्रा आऊँगा 4 सरकार की तरफ चही, जनता की “मुसीबत की- 
तरफ देखें जनता का साथ दो। (डायरी २४ फरवरी १६५१) ॥ 
यद्यपि वर्मा जी काग्रेस के बहुत भक्त थे, कांग्रेस के लिए वे अपने को क्षपत झ्कते: 


वशोगाया सारिएक्यलाल वर्सा १८१ 


थे, परन्तु जब' जब ऐसे क्षण आए कि उन्हे लगा कि कांग्रेस सरकार-जनता के प्रति अन्याय 
कर रही है तो उनके अन्दर जो एक जन्मजात योद्धा की अग्नि थी वह भड़क उठती थी 
ओर वे कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जनता का पक्ष लेते थे । ऐसे भी क्षण झाए कि लगने 
लगा कि वे सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे, आदोलन का नेतृत्व करेंगे। कहने का 
तात्पय यह कि वर्मा जी एक ऐसे नेता थे जिनमे फ्रान्तिकारी विचारो की प्रग्ति, स्वतत्रता 
के पदचात' सत्ता मे,आ जाने पर भी बुरी नही । 

वर्मा जी व्यास जी के नेतृत्व 'मे शुद्ध काग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनाए जाने के पक्ष में 
दिल्‍ली,में तिरन्तर प्रयास कर' रहे थे । १५ फरवरी १६५१ को वे श्री,रफी अ्रहमद किदवई 
से-इश्च सबन्ध मे पुन. मिले । किदवई ने कहा कि चार पाच दिन मे राजस्थान की समस्या 
हल-हो जावेगी । 

२७ फरवरी १६४१ को प्रात काल वर्मा जी के पास प्राईममिनिस्टर के यहां से 
, फोन झाया कि चार बजे मिलो ) चारवजे वर्मा जी श्री मेहरू से मिले । जागीरी श्रधिकार 
वापस दिए जाने तथा सेवाओ्रो के. एकीकरण के सवन्ध मे होनेवाली गड़बड़ी से उन्हें 
अवगत कराया | राजस्थान के सबन्ध मे नेहरू जी ने वर्मा जी से कहा “आप वहा के पच 
हो, आप वहां के भगड़े को सुलफाओ्रो” वर्मा जी ने कहा “हमारे सरपच तो श्राप हो आप 
इस उलभन को सुलभाइये ।” वर्माजी व नेहरू जी की विस्तृत बातचीत हुई। 
झाई. सी. एस, तथा बाहरी तत्वों को रखने की बात समाप्त हो गई। नेंहरू जी ने 
वर्माजी से कहा कि .काग्रेस से बाहर का एक राजस्थानी ही रख लेना । इसको वर्माजी ने 
स्वीकार कर लिया । नेहरू जी ने शास्त्री जी के समर्थकों मे से एक को लेने को कहा 
वर्सा/जी ने इसका विरोध किया । वर्मा जी ने कहा कि यह झ्रााप ऊपर से तय न-करे इस 
विषय में राजस्थान प्रातीय काग्रेस को तय करने दीजिए ।सेवाश्रो के एकीकरण में होने 
वाली गड़बड़ियो तथा जागीरी श्रधिकार वापस दिये जाने के सबन्ध में उन्होंने अधिक 


जानकारी चाही । नेहरू जी ने वर्माजी से पूछा कि चुनाव जल्दी करादे तो कंसा ? वर्मा जी , 


ने कहा काग्रेस को सत्ता मे विठादे, जाग्रीरे समाप्त करने की अनुमति दे दे, भ्रनाज की 
समस्या झऔर सेवाझो का श्रसतोष दूर करदे तो हम अवश्य जीतेंगे। ( डायरी २७ 
फरवरी ५१ ) 

वर्मा जी के प्रति नेहरू जी का अगाघ विश्वास था | यही कारण था कि श्री नेहरू 
यद्यपि भ्रारभ में ,इस बात पर बहुत हृढ थे कि राजस्थान मे आई. सी. एस. जागीरदार, 
शास्त्री समर्थक तथा राजस्थान के बाहर से किसी काग्रेस नेता को लेकर मत्रिभडल 
बनाया जाना चाहिये। परन्तु वर्माजी के विभ्रेष श्राग्रह पर उन्होने वर्माजी की. बात 
मासली और कहा कि गोपाल स्वामी से जात कर लो । गोपाल स्वामी से वर्माजौ ने बात 
की और उनसे स्पष्ट कह दिया कि केवल ,एक कांग्रंस के बाहर का स्वतत्न व्यक्ति हम 
अपनी इच्छा का लेंगे । गोपालस्वामी की इच्छा थी कि मत्रिमडल' मे और भी लोग 
होपरन्तुःवर्माजी ने उनका विरोध किया। श्रत में वर्माजी की बात को मात्र लिया 
ग़या.। मार्च श्री रफीक्नहमद किदवई से वर्माजी से कहा “वर्माजी तुम्हारी जीत 


«२७ हे 


१८२ पैशोगाया सारिक्यलास असा 


हो गई। है श्रव स्वतत्र भी तुम्हारी इच्छा का होगा और वह भी केवल एक ही होगा, मैने 
झायगर से बात करली है” ( डायरी ८ मार्च १६५१ ) 

यह वर्माजी के प्रयत्नों का ही फल था कि व्यास मंत्रिमंडल के निर्माण का 
मांग प्रशस्त हुआ । अन्यथा आरभ मे श्री नेहरू तथा श्रन्य वरिष्ठ नेताओं की घारणा 
' थी कि किसी आई. सी एस. मुख्यमत्री के आधीन मिली-जुली सरकार बनाई जाय । 
वर्माजी कभी किसी भी दशा मे इस सबंध भे समभोता करने के लिए तैयार नहीं थे । 
यहा तक कि जब व्यास जी ने राज्यप्रमुख (महाराजा जयपुर के ) इस परामर्श को 
जल्दी में मान लिया कि जो एक जागीरदार मत्रिमडल में लिया जाय उसकी नियुक्ति 
करते समय उनकी संस्था क्षत्रिय परिषद्‌ से परामर्श किया जावे परन्तु वर्माजी ने इसका 
कडा विरोध किया। उन्होने कहा कि यदि हम जागीरदारो का चुना प्रतिनिधि मंत्रिमडल 
मे लेगे तो हम कभी भी प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं बना सर्कंगे । हमे उनका छुना हुआा 
प्रतिनिधि नही श्रपनी इच्छा का जागीरदार मत्रि मंडल में लेना चाहिए। अस्तु व्यासजी 
ने इस आशय की सूचना क्षत्रियप्तभा के मन्नी को दे दी । 

जब व्यासजी ने श्रपना मत्रिमडल बनाया तो श्री गोकुललाल श्रसावा ने यह 
कह कर उसका विरोध किया कि उसमे एक दो भ्रष्ट व्यक्ति लिए गए है। वे नेहरू और 
झ्रायगर से भी इस सम्बन्ध मे मिले श्र अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। आसावा जी 
चाहते थे कि मत्रिमडल मे एक भी ऐसा व्यक्ति नही होना चाहिए जिसके सबंध मे तनिक 
भी अ्रष्टाचारी होने का सदेह हो । मी का अस्त कस माथुर को लेकर उनका विरोध था 
वर्माजी ने व्यासजी को यह परामर्श दिया था कि माअुर की प्रतिष्ठा रखने के लिए 
मत्रिमडल मे उन्हें लेकर नाम की घोषणा करदी जावे और दूसरे ही दिन उनसे त्यागपत्र 
दिलवा दिया जावे परन्तु श्री माथुर को वर्माजी का यह परामश पसद नही आया। श्रसावा 
श्री व्यास मत्रिमडल के गठन से अत्यन्त क्षुब्ध और अ्रसतुष्ट रहे । ( डायरी ) 

उस समय मेवाड के दक्षिण तथा भीलक्षेत्र मे श्रगाज की बहुत कमी थी। 
वर्माजी के बहुत दोड़ भाग करने पर तथा श्री कन्हैयालाल मु शी से बात करके उन्होने 
भारत सरकार को इसके लिए तैयार कर लिया था कि उदयपुर के क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति ६ 
श्रोस देने की आशा दी जाये। परन्तु सात श्रप्रेल १६५१ को जब वर्माजी श्री मुझी से 
मिले तो श्री मुशी फिर बदल गए बोले कि श्रनाज मे वृद्धि करने की आराज्ञा 
नही दू गा क्योकि राशन बढ़ाने से सात हजार ठन अनाज अ्रधिक देना होगा । अब 
वर्माजी का घैयें छूट गया उन्होने क्षुव्ध होकर रोष भरे द्दों मे श्री समुशी से कहा कि यदि 
आपने राशन नहीं बढाया तो मै उदयपुर जाकर स्वय श्रान्दोलन करू गा शौर समस्त जनता 
को सत्याग्रह करने के लिए तेयार करू गा। वर्माजी को इस प्रइन पर इतना हृढ़ देखकर 
श्री कन्हैयालाल मु झी को कुकता पड़ा और उन्होने राशन बढ़ाने की झाज्ञा निकाल 
दी । डायरी ७ श्रप्रेल ५१ )। 

न्‍त मे व्यासजी ने वर्माजी की सम्मति से निम्नलिखित मत्रिमंडल बताया । 

' श्री वृजधु दर, श्री कुम्भाराम, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री दीकाराम पालीवाल, 





पैशोगाया सारिकयलाल वर्सा (८३ 


- श्री नरोत्तम जोशी, श्री मधुरादास माथुर, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री बलवत सिंह 
- भेहता | ाह लत पल / ४ 

क्षत्रिय सभा के श्रध्यक्ष पोकरण ठाकुर व्यासजी से जागीर मन्री के सम्बन्ध 
में चर्चा करने आए व्यासजी ने वर्माजी को भी बात करते समय साथ रखा । वर्माजी 
ने उनसे स्पष्ट कह दिया कि हम जाग्रीरदारो को लेने के पक्ष मे नही है। स्टेट 
मिनिस्टरी ने सरदार पटेल के समय यह प्रथा बनादी थी किन्तु आप यह स्पष्ट समभलें 
कि हमारा मत्रिमडल जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा । शब्रतः 
भ्राप समभले श्रापको भी उसमे समर्थन देना होगा। उन्होने यह तो स्वीकार किया 


किन्तु वे दो जागीरदार लेने का आग्रह कर रहे थे परन्तु वर्माजी ने स्पष्ट अस्वीकार 


कर दिया । (डायरी २० अप्रेल ५१) 

व्यासजी के' मुख्यमत्री बनने पर उन्होने प्रान्तीय काग्रेस अध्यक्ष पद से 
त्यागपत्र दे दिया और वर्माजी की कार्यवाहक अ्रध्यक्ष बना दिया। १० मई को 
किशनगढ़ मे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई ओर सर्वेध्तम्मति से वर्माजी काग्रे स 
अध्यक्ष चुने गए। ग्यारह मई को सर्वेसम्मिति से चुनाव समिति का भी चुनाव सम्पन्न 
हो गया । 

वर्माजी का इस समय दो वातो की ओर विशेष ध्यान था एक तो गाव को 
पुन राजस्थान के लिए प्राप्त करना, दूसरे काग्रेत सगठन को हृढ बनाना जिससे कि आने 
वाले चुनावो मे काग्नेस की विजय हो । वे राजस्थान प्रदेश काग्रंस के अध्यक्ष की हैसियत 
से एक प्रतिनिधि मडल आवू के प्रश्न पर श्री जवाहरलाल नेहरू से बात करने के लिए 
ले गए। उस प्रतिनिधि मडल में वर्माजी के अतिरिक्त श्री गोकुल भाई, श्री राजवहादुर, 
श्री गोकुललाल अझसावा, तथा लोकसभा के राजस्थाव के सदस्य थे। जब वर्माजी 
नेहरूजी से समय लेने गए तो जवाहरलाल जी ने कहा***** श्राप लोग आरएगे तो सही 
मगर में क्या कहुगा, मै कुछ कहूँगा नही सुनू गा ।” वर्माजी ने कहा तो सुन ही लीजिए । 
बर्माजी ने प्रतिनिधि मडल के नेता के रूप मे आवू के सबंध में अपने विचार हढ़ता के 
साथ कहे । नेहरूजी केवल सुनते रहे बोले नही । 

वर्माजी की मान्यता थी कि श्रव समय श्रा गया है कि श्रजमेर को भी राजस्थान 
में मिलाया जावे । अस्तु इस सम्बन्ध में भी प्रयत्न कर रहे थे । जहाँ तक कांग्रेस सरकार 
का प्रश्न था वे चाहते थे कि काग्रेस सरकार अधिक सक्रिय और गतिशील हो श्रस्तु वे 
१७ जून १६५१ को मुख्यमत्री श्री जयनारायण व्यास से मिले और उनका ध्यान चूरू, 
रतनगढ, भौर सुज।नगढ में जो अशान्ति तथा अव्पवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसको 
शीघ्र सुधारने की ओर दिलाया । उन्होने व्यासजी से कहा कि इ स्पेक्टर जनरल पुलिस 
को चेतावती दीजिए | राजस्थान से वाहर के सचिवों और पुलिस अधिकारियों को बिदा 
कर दीजिए। १५ जुलाई तक जागीरे समास हो। व्यासजी ने १४ जुलाई तक जागीर 
, उन्मूलन भधिनियम बनाकर स्टेट मिनिस्टरी की स्वीकृति के लिए भेजने का वन 
दिया । 


१८४ पंशौयाथा सारिकयलाल वंभों 


मुख्य मंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए विवश किये जाने पर श्री हीरालांल 
शास्त्री ने काग्र ससे भी त्यागपन्न दे देने का निश्चय किया झीर वे एक नए राजनीतिक 
दल की स्थापना का प्रयत्न-कर रहे थे । १० अगस्त १६४१ को वर्माजीःउनके पास गए 
झ्रौर उनसे आग्रह किया कि बे काग्रेस न छोडें । शास्त्री जी ने वर्माजी से कहा कि उन्होंने 
नई पार्टी का श्रष्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है शोर काग्रेस छोड़ने की घोषणा करने वाला 
हु । अब मेरे लिए निर्णय बदलना अ्रसभव है। फ़िर भी उन्होने १२ तारीख को उत्तर 
देने का श्राश्वासन दिया ।' वर्माजी ने सायकाल को शास्त्री से हुई बातचीत से मन्न्रिमण्डल 
को अवगत कराया । अ्रधिकाश मन्‍्त्री इस मत के थे कि वे द्ास्त्री जी को कोई, महेँत्व 
न दिया जाय पर यह कोशिश अवश्य की जावे कि वे कांग्रेस मे रहे । वर्माजी ने सबो से 
कहा कि उनके कांग्रेस मे रहने पर इस प्रकार की कोई शत नही है परन्तु हमारा प्रयत्न 
कि वे काग्रेस मे रहे दिल से होना चाहिए । 
श्री गोकुल भाई शास्त्रीजी को तथा वर्माजी को मिलाने का प्रयत्न कर रहे थे, 
जिससे कि शास्त्री जी कांग्रेस न छोड़े श्रोर कांग्रेस की फूट मिट जावे । वर्माजी ने गोकुल 
भाई से शास्त्री जी के 'यहा मिलने जाना अस्वीकार कर दिया क्योकि व्यासजी और शाघब्री 
के बीच हो रही बातचीत के मध्य शास्त्री जी ने अपने पत्र 'लोकवाणी' में 'एक मित्र 
का आग्रह! शीर्षक एक टिप्पणी प्रकाशित करदी। उसी दिन &€ बजे शास्त्रीजी से बात 
हुई। उन्होने कहा कि किसान सभा से समझौता करना होगा। वर्माजी ने कहा कि 
हम इसी शर्त पर किसान सभा के कार्यकर्त्ताश्रो को कांग्रेस में लेगे कि किसान सभा 
समाप्त होकर कार््रंस मे मिल जावेगी । शास्त्री जी ने वर्माजी से पूछा कि यदि किसान 
समा के नेताओं ने इस शर्ते को न माना तो क्या होगा। बर्माजी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि 
उस दशा में काग्रंस मे उनका कोई स्थान नही होगा। शास्त्री जी ने कहा तो अपनी 
बातचीत समाप्त हुई समभिए । 
उस समय. पडित जवाहरलाल नेहरू का काग्रेसाध्यक्ष राजधि श्री पुरुषोत्तमदास 
ठडन से सैद्धान्तिक विरोध चल रहा था। वर्माजी ने राजस्थान प्रान्तीय क्ाग्नेस मे एक 
प्रस्ताव पारित कराकर नेहरूजी के नेतृत्व भे विश्वास प्रगट किया। वे स्वय नेहरूजी के 
पास गए श्रौर उन्हे श्राइवस्त किया कि राजस्थान काग्रेस उनके साथ है । 
यद्यपि शास्त्री जी ने उस समय' तक काग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था' किन्तु 
केन्द्रीय नेताओं की इच्छा थी कि वे काग्न स' छोड़ कर नया दल न बनावे क्योकि चुनाव सर 
पर थे। राजस्थान मे भूतपूर्व नरेशो का प्रभाव था, काग्ने स की फूट का उन्हे लाभ मिलना था 
अतएव केन्द्रीय नेता किसी प्रकार शास्त्री के काग्रेस मे बने रहने के लिए प्रयत्तशील थे । 
परन्तु शास्त्री जी ने ८ सितम्बर १६५१ को काग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और उन्होंने 
एक नया दल खडा करने की घोषणा कर दी । .वर्माजी जानते थे कि शास्त्री जी को श्री 
घनश्यामदास बिड़ला का समर्थन तथा श्राथिक सहायता प्राप्त होगी तो चुनाव में थोड़ी 
कठिनाई हो सकती है श्रस्तु वेशश्री जयवारायर व्यासजी को लेकर श्री घनश्यामदास 'बिडला 
से ८ सितम्बर १६५६ को मिले। शास्त्री जी के संदर्भ में भावी चुनावों के सम्बन्ध में 


पशोगाया सारिएक्यलाल वर्मा १८५ 


बात हुई। श्री बिड़ला ने वर्माजी से कहा चुनाव में किसको खड़ा करना अथवा नहीं 
करना, यह आप सोचे मै कांग्रेस को श्रवर्॒य मदद दूगा। छास्त्रीजी के विषय में कहा, 
कि यदि वे काग्रेप के विरुद्ध खडे होना चाहते है या दुसरी पार्टी खड़ी करना चाहते हैं तो 
मैं कांग्रेस के विरोध मे उन्हे मदद नही दूगा (डायरी) 

पडित जवाहरलाल तथा श्री लालवहादुर शास्त्री चाहते थे कि श्री हीरालाल 
शास्त्री काग्रेस के बाहर न जावे अस्तु श्री लालवहादुर शास्त्री ने वर्माजी व्यासजी तथा 
शास्त्रीजी को २८ सितम्बर १६९५१ को बात करने के लिए बुलाया। शास्त्रीजो 
मही आए। वर्माजी ने श्री लालबहादुर शास्त्री से कहा--शास्त्रीजी श्रौर बयाजी 
( श्री भ्रेलाल बया ) पांच दिन के अन्दर कांग्रेस में श्रा' जावे तो हम उन्हे खड़ा कर 
देंगे। उसके उपरान्त वर्माजी ३ बजे सायंकाल को श्री जवाहरलाल नेहरू से मिले | 
नेहरूजी ने पुछा “कहो पचो राजस्थान मे छुनाव का क्या हाल है।” वर्माजी ने उत्तर 
दिया “हमारा बहुमत होगा ।” जागीरदार यदि अपनी जागीरे समर्पण कर दे तो हम 
उन्हे स्थान देगे'। (डायरी) | 

ययपि श्री हीरालाल शास्त्री ने काग्रेस'से त्यागपत्र दे दिया था भ्रौर नए 
इल को स्थापित करने की घोषणा भी करदी थी परन्तु केन्द्रीय नेतृत्व श्री गोकुलभाई 
के माध्यम से उन्हे काग्रेस मे श्रेना तथा जनता पार्टी को भग कर देने के लिए कह 
रहा था। श्री गोकुलभाई ने वर्माजी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि शास्त्रीजी पार्टी 
को भग करने के पूर्व चुनाव मे उनके समर्थकों 'मे से किनको काग्रेस टिकट दिया जावे 
इस पर बहस करना चाहते है ! वर्माजी ने उत्तर दिया कि पहले पार्टी तोड़ दी जावे 
पूफर नामों पर बहस हो मतभेद होने पर श्री जवाहरलाल नेहरू का निर्णय मान्य 
हो । अन्तत' श्री नन्दा तथा बाद'को डाक्टर कलासनाथ काटजु ने श्री हौरालाल शास्त्री 
को भ्रपनी पार्टी भग करने के लिए समभाया और वे मान गए। उन दोनों ने 
बर्माजी से कहा कि काग्रेस के चुनाव मे जो गड़वड हुई है उसमे गोकुलभाई को 
पच मानलो। वर्माजी ने प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया। इसके शप्रतिरिक्‍त उन्होने 
वर्माजी से कहा कि चुनाव समिति मे ३ शास्त्री८दल के और एक झभ्ाई० 
सी० सी० का ले लो वह आपके चुनावो को देखता रहेगा कि अ्रल्पमत के साथ न्याय 
हो रहा है । वर्माजी ने इस प्रस्ताव पर गहरा रोष प्रकट किया। उन्होने कहा कि मैं 
इसे अपने प्रान्त का अपमान समझता हू । 

११ नवम्बर, १६५१ को वर्माजी दिन को साढे बारह बजे राजस्थान की 
झसमस्याओ पर बात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू से मिलि और उन पर जोर डाला 
कि जागीर प्रथा क्षीत्र समाप्त हो, इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को हटाया जावे, शाति 
व्यवस्था का तत्काल प्रबन्ध हो । श्री जवाहरलाल चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान का 
दौरा करे। नेहरू जी ने वर्माजी की बातो को स्वीकार कर लिया। उन्होंने! कहा कि 
शान्ति व्यवस्था के लिए स्पेशल श्राफिसर तया मिलिटरी भेजी जा रही है। शास्त्री 
समर्थकों के लेने के सम्बन्ध मे श्री नेहरू ने पाच सात व्यक्तियों को लेने के लिए कहा जिसे 
वर्माजी ने स्वीकार कर लिया। (डायरी) 


अध्याय दसवां 
व्य्यास्तज्जी से स्‍्नस्स्तेव्र 


जनवरी १६४५४ में राजस्थान मे लोकसभा तथा धारा सभा का प्रथम चुनाव 
था। श्रभी तक राजस्थान में एसेम्बली नही थी। राजस्थान “बी” श्रेणी का राज्य था 
श्रौर गृह मत्रालय का उस पर वर्चस्व स्थापित था । वर्माजी इसका वरावर विरोध करते 
थे। उन्होने गृह मजालय द्वारा लगाए जानेवाले प्रतिबन्धी का खुलकर विरोध किया 
श्रौर यह इनफ्े विरोध का ही परिणाम था कि गृह मन्त्रालय का राजस्थान पर दवाव 
कम हुआ । उनकी यह घारणा थी कि यदि आम चुनावो से पहले काग्रेस का मत्रिमडल 
राज्य मे स्थापित कर दिया गया और मत्रिमडल ने प्रगतिशील नीति भ्रपनाई तो कांग्रेस 
चुनावों मे सफल होगी यद्यपि राजाश्रो श्लौर महाराजाश्रो का राजस्थान में परम्परायत 
बहुत प्रभाव था। उनकी यह धारणा आगे झ्रानेवाली घटनाओं से सत्य सिद्ध हुईं। यदि 
आरम्भ मे ही काग्रेस मत्रिमडल एक जुट होकर काम करता शास्त्री जी से विरोध न होता 
तो कांग्रेस की स्थिति श्रधिक सुहृढ हो जाती । झ्यास्त्रीजी के त्यागपत्र देने के उपरान्त भी 
व्यासजी मत्रिमडल को सत्तारूढ करने मे केन्द्रीय नेतृत्व ने बहुत देरी करदी इस कारण 
काग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अधिक समय नही मिल सका । राजस्थान 
में सेकडो वर्ष पुराने राजवश थे। जनमानस में महाराजा के व्यक्तित्व के प्रति परपरागत 
श्रद्धा और आदर था | समाज मे प्रमुख व्यक्तियों का तथा जागीरदारो का राजवश से 
परपरागत निकट के सम्बन्ध थे । उघर महाराजा जोघपुर श्री उम्मेद्सिह ने काग्रंस के 
विरुद्ध एक प्रबल मोर्चा खड़ा कर दिया था। श्रस्तु राजस्थान का प्रैयम आम चुनाव 
ऐसे विपरीत वातावरण में हुए। श्री माणिक्लाल वर्मा राजस्थान प्रदेश काग्रेस के अध्यक्ष 
थे उन्होंने एक मास तक लगातार सम्पूर्ण राजस्थान का धुआधार दौरा किया । काग्रेस 
के सदेश को गाव गाव पहुचाया और लोकसमा तथा ऐसेम्बली के चुनावों की व्यवस्था 
की । महाराजा जोधपुर के प्रभावशाली नेतृत्व मे विरोधी पक्ष भी बहुत सबल था। 
परिणाम यह हुथ्ना कि काग्र स को यद्यपि बहुमत प्राप्त हुआ परन्तु वह नाममात्र का 
हुमत था। कांग्रेस सदस्यों की सर्या विरोधी पक्ष से केवल एक या दो ही अधिक थी । 
जोधपुर से श्री जबनारायण व्यास पराजित हो गए. यह एक बड़ी राजनीतिक दुर्घटना 
हुई । अब प्रइत यह था कि मुख्य मन्त्री कौन बने । कांग्रेस क्षेत्र मे व्यासजी के नेतृत्व में 


धशौगाया मारिएक्यलाल वर्मा '१८७ 


मतिमडल के बनने के सबध मे कोई मतभेद नही था परन्तु व्यासजी के एसेम्बली के 
' चुनाव मे जोधपुर से पराजित हो जाने से एक कठिन समस्या उठ खड़ी हुई । 

वर्माजी ने २७ जनवरी १६४२ को श्री जवाहरलाल नेहरू को एक लबा पत्र 
चुनावों के अनुभव पर लिखा | उनकी मान्यता यह थी कि कांग्रेस को श्रधिक तेजवान 
झोर फ़ियाशील सगठन बनाने की आवश्यकता थी । श्रवसरवादी श्रोर प्रतिक्रियावादी तत्व 
जो कि कांग्रेस मे ले लिए गए है उनके कारण सगठन निस्तेज और निष्प्राण होता जा 
रहा है। उनका काग्रंस मे सामन्‍्ती तत्वी तथा उद्योगपतियों को लेने के सबध में गहरा 
विरोध था, वे चाहते थे कि काग्र स क्रियाशील तथा सेवाभावी व्यक्तियों को ही शअपने 
सगठन मे ले । 

जब श्री वर्मा राजस्थान काग्रस के अध्यक्ष बने तो वे श्रखिल भारतीय कांग्रेस 
विंग कमेटी के भी सदस्य थे । वर्किंग कमेटी से उनको त्रावकोर कोचीन, मद्रास और 
ओर राजस्थान में आम चुनावों के सवध में अध्ययन कर वर्किग कमेटी को रिपोर्ट देने 
के लिए नियुक्त किया था। वर्माजी ने इन प्रदेशों का दोरा कर २ फरवरी, १६४५२ को 
वर्किंग कमेटी के पास श्रपती रिपोर्ट उपस्थित करदी। काग्रेस विंग कमेटी की 
२ फरवरी की वैठक मे उन्होने इस वात पर बहुत बल दिया कि काग्रस सगठन शिथिल 
हो गया है उसमे भ्रवसरवादी तत्व जिनकी काग्रेस के सिद्धान्तो मे कोई श्रास्था नही है 
घुस आए है काग्रंस जनता से दूर पडती जा रही है । श्रस्तु कांग्रेस के संगठन को हृढ 
करने का निर्णाय हुआ । वकिंग कमेटी ने यह भी निणुंय लिया कि जो मत्री चुनावों में 
हार गए है उन्हे साध।रणतया चुनाव में दुबारा खड़ा न किया जावे । 

३ फरवरी १६५२ को पालियामेन्टरी वोर्ड की मीटिंग थी श्री नेहरू ने राजस्थान 
के सबंध में निर्णय करने के लिए श्री वर्माजी को विशेष रूप से पालियामेन्टरी बोर्ड की 
बेठक में बुलाया | वर्माजी का मत था कि व्यासजी को किसी दूसरे स्थान से खडा किया 
जावे। श्री नेहरू ने वर्माजी के विचार का समर्थव किया और कहा कि व्यासजी को 
प्रन्य विंसी स्थान से खडा होना चाहिए, परन्तु उस दित कोई निर्णाय नही हुआ । 
प्रन्तरिम काल के लिए श्री वर्माजी की सिफारिश पर श्री टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व 
में काग्रेस सरकार बनाने का निर्णाय किया गया । 

२२ फरवरी १६५२ को काग्रेस पार्टी को बेठक बुलाई गई। वर्माजी ने 
ऐप्लेम्बली के कांग्रेस सदस्यों को उद्वोधन किया और कहा कि उन्हें काग्रेस के श्रनुशासन 
को सच्चे प्रथों मे स्वीकार करता चाहिए, दिल श्रीर हाथ पवित्र रखने चाहिए, पाच 
हजार आमदनी से कम की जागीरो को भी श्ीघत्र समाप्त कर देना चाहिए तथा पक्षपात 
तथा सिफारिशो से दूर रहना चाहिए । 

काग्रंस के निर्णय के अनुसार पालीवालजी के नेतृत्व मे काग्रेस मत्रिमडल ने 
३ मार्च १६५२ को शपथ ली। उससे एक दिन पूर्व किस मन्‍्त्री को कौनसा विभाग 
दिया जावे इस सम्बन्ध मे चर्चा हुई। वर्माजी ने अपनी डायरी मे लिखा है “२ मार्च 
१६५२ को दिन भर विभागो के बठवारे सम्बन्धी चर्चा से भाग लिया। अच्छा वातावरण 


श्द्द पश्चोगाया मारिकयलास वर्मा 


नही रहा । 
कप वर्माजी ने एसेम्बली पार्टी मे श्री नरोतम जोशी को स्पीकर तथा श्री काबूलाल 

श्रीमाली को राज्य सभा का सदस्य बनाने पर जोर दिया जिसे स्वीकार कर लिया 
गया । 

वर्माजी ने मुख्य मन्त्री श्री पालीवाल को परामश दिया कि केद्धीय सरकार द्वारा 
भेजे ऐडवाइजर के अधिकारो की वर्तमान स्थिति को समाप्त कर देना चाहिए, इन्स्पेक्टर 
जनरल पुलिस को विदा कर देना चाहिए । राजस्थान की पूर्व राजधानियो का विकास 
करने का शासन को प्रयत्न करना चाहिए और उन्हे चाहिए कि वे जयनारायण व्यास 
को समय समय पर शासन सबंधी जानकारी से अवगत कराते रहे। स्पष्ट था कि 
पालीवाल जी को वर्माजी ने यह सकेत दे दिया था कि व्यासजी शीघ्र ही मुख्य मंत्री 
वनेगे श्रस्तु उनको शासन की नीतियो से अवगत करते रहे तथा उनसे परामर्श करते 
रहे । 

वर्माजी अपने दीर्घ जनसेवा काल मे कभी पद के पीछे नहीं भागे। वरन 
उन्होने सर्देव प्रयत्त किया कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको- आगे लाया. जावे । 
चुनाव सम्पन्त हो गए थे। काग्रेस का राजस्थान में मन्त्रमण्डल बन गया था श्रतएवं 
उन्होने कांग्रेस श्रध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रातीय काग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों 
ने उनके त्यागपत्र को अस्वीकार कर दिया और उनसे श्राग्रह किया कि वे अश्रष्यक्ष बने 
रहे, परन्तु वर्माजी दृढ रहे उन्होने मास्टर आदित्येन्द्र को अ्रध्यक्ष वनवाया । 

वर्माजी का सदव यह प्रयत्न रहा कि काग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं की देखभाल 
हो । जब कभी उन्हें पता चलता कि कोई कार्यकर्ता कष्ट में है वे उसकी सहायता के 
लिए किसी घनी व्यक्ति से प्रार्थना करते, श्रतएव उनके मन में यह विचार उठा कि मेवाड़ 
इन्डस्ट्रीज के नाम से एक व्यावसायिक सस्थान खड़ा किया जावे वह सरकार से खानों 
का लाइसेन्स ले शौर उसके लाभ से कार्यकर्त्ताओं को आथिक सहायता दी जावे । 

वर्माजी अब काग्र स अध्यक्ष पद के भार से मुक्त हो गए थे वे भ्रव श्रपनी शक्ति 
केन्द्रीय सरकार द्वारा वी' श्वणी के राज्यों पर से-नियन्त्रण हटाने, श्राव्‌ु को राजस्थान 
को देते, अजमेर मेरवाडा को राजस्थान मे मिलाने और चब्र॒लघाटी योजना को प्राथ- 
मिकता दिलाने के कार्य मे जुट गए। इस सबंध मे वे तत्कालीन ग्रह मन्‍्त्री डाक्टर काटजू, 
कली नदा और श्री वी टी कृष्णमाचारी से मिले। ३१ मई १६५२ को श्री नेहरू के मकान 
प्र वक्रिय कमेटी की बेठक में भी उन्होंने राजस्थान की इन समस्याझ्रो को हल करने 
की माग प्रभावशाली शब्दों मे रखी। 

दुर्भाग्यवण राजस्थान की काग्रेस में पुन' उग्र मतभेद खड़ा हो गया । श्री पालीवाल 
के समयंको ने व्यासजी के घिरुद्ध और व्यासजी के समर्थकों (वर्माजी के शब्दों मे नकली 
भवतो) ने पालीवालूजी के विरुद्ध प्रचार करना और विप फँंलाना आरम्भ कर दिया। 


वर्माजी ने इस मतभेद को दुर करने का भ्रयत्व किया । वे स्वयं पालीवालजी से मिले भौर 
: उन्हें सम्रक्ताया । 


बशौगायथा भारितश्यलाल वर्मा श्दह 


उधर २८जून १६५२ को काग्रेस की वर्किंग कमेटी मे व्यासजी को पुनः खड़ा 
करने पर भी चर्चा हुई। मध्यप्रदेश मे तत॒तमल जैन के दुबारा पराजित हो जाने के 
फलस्वरूप राजपि श्री पुरुषोत्तमदास टडन, मौलाना श्राजाद घथा सत्यनारायणजी ने 
ब्यासजो के पुनः चुनाव में खडे होने का विरोध किया । परन्तु वर्माजी ने श्राग्रह किया 
कि पहले जाच करली जावे | जहाँ व्यासजी खडे हो वह क्षेत्र श्रच्छा है कि नही। 
श्री नेहरू ने वर्मा के मत का समर्थन किया और वर्किंग कमेटी ने क्षेत्र की जांच करने का 
अधिकार भी वर्माजी को साँप दिया । 

२९ जून को पुन* वकिंग कमेटी के समक्ष व्यासजी को चुनाव लड़ना चाहिए या 
नही इस प्रइन को लेकर चर्चा हुई। केन्द्रीय नेताश्रों के पास यह शिकायत भाई कि 
किशनगढ़ से खुनाव में जीतने वाले श्री चादमल मेहता ने एसेम्बली की सदस्यता से ' 
त्याग पत्र देकर व्यासजी के लिए जो स्थान रिक्त किया है उससे वहा के लोग इतने क्रद्ध 
हैं कि उन्होंने चांदमल मेहता को बुरी तरह पीटा है वह अस्पताल में है। डॉक्टर 
केलासनाथ काटजू ने वकिंग कमेटी के सामने कहा कि उनके पास सूचना भाई है कि 
चादमल मेहता को पच्चीस हजार रुपए दिए गए है और तीन वर्षो तक मासिक वेतन 
देना तय हुआ है । तब उसने व्यासजी के लिए स्थान रिक्त किया है। वर्किग कमेटी ने 
वर्माजी से सही स्थिति के बारे मे जानना चाहा तो वर्माजी 3 उत्तर दिया कि मैं चांदमल 
मेहता को यही बुला लेता हूँ उसी से पूछ लीजिए । दर « दिन वर्माजी ने चांदमल मेहता 
को किशनगढ़ से बुलावा भेजा श्रौर उन्हे श्री बहुरु, श्री लालवहादुर शास्त्री, तथा 
श्री काटजू से मिलाया। श्री मेहता ने इस अतत्य प्रचार का तीतन्र खंडन किया। तब 
श्री लालबहादुर ने श्री नेहरू जी से इस सबंध में चर्चा करके वर्माजी को किशनगढ़ क्षेत्र 
को भली भांति जाच करने के उपरान्त व्यासजी को खड़ा करने के संबंध मे ए. शआ्राई. सी. 
सी. मे रिपोर्ट भेजने का दायित्व दिया । (डायरी) 

वर्माजी देहली से जयपुर श्राए पालीवालजी तथा व्यासजी के समर्थकों के बीच 
इस अ्शोभनीय रस्साकसी से वे अ्रत्यम्त क्षुव्य थे । १ जुलाई, १६५२ को वे व्यासजी 
से मिले और कहा कि राजस्थान का राजनीतिक वातावरण इतना दूषित हो गया है कि 
कोई भी व्यक्ति भली प्रकार सरकार नही चला सकता । मैं पालीवालजी से बात करता 
हैँ यदि स्थिति में सुधार नही हुआ तो व्यासजी से कहूंगा ककि इस गदे चातावरण में खड़े- 
नहो। 

रे वर्माजी ने पालीवालजी से बात करके उनसे कहा कि श्री वेदपाल त्यागी 
झ्रादि व्यासजों को न आने देने का प्रयत्न कर रहे है आपने श्री घनश्याम चौधरी से कहा 
कि व्यासजी माथुर (श्री मथुरादास) से सीट खाली कराकर जोधपुर से चुनाव लडे, 
किशनगढ़ से क्यो लड़ रहे है ? डी. आई. जी. पुलिस का इस समय बदलना सिद्ध करता 
है कि व्यासजी को आने देने के पक्ष में श्राप नही है । पालीवालजी से वर्माजी की लबी 
बात हुई) पालीवालजी त्यागपत्र देने को तैयार हुए। वर्माजी ने उन्हें समकाया कि 
यदि जिम्मेदारी समभते हो तो स्थिति को सम्भालो श्रन्यथा श्राप भी मरनेवाले 


१६० यशोगाथा मारिक्यलाल वर्मा 


हैं। (डायरी) 
वर्माजी कांग्रेस मे वेमनस्यथ को लेकर श्रत्यन्त क्षुब्य थे। रात्रि मे उन्होंने अ्रपने 
प्रव से निएचय कर लिया कि यदि स्थिति मे सुधार नही हुआझ्ना तो वे व्यातजी को सलाह 
दंगे कि वे खड़े न हो और श्री सुखाड़िया तथा श्री रामकरण जोशी को मंत्रीपद से हटने 
को कहेंगे । 
दूसरे दिन वे किशनगढ़ गए वहा के कार्यकर्ताश्रो से मिलि शौर वहा की स्थिति 
का भ्रध्ययन किया । परिस्थिति बहुत स्पष्ट नही थी । व्यासजी के विरोध की संभावना 
थी, पुरुषोत्तमजी ने वर्माजी से कहा कि यदि चादमल, कान्तिचन्द तथा घनश्याम के दिल 
साफ नही हुए तो व्यासजी की सफलता सदेहास्पद है । वर्माजी ने व्यासजी, श्री वेदपाल 
त्यागी जोकि व्योासजी के खडे हीने का तीव्र विरोध कर रहे थे उनसे, तथा पालीवालजी 
सै बात की उन्हे समझाया कि राजस्थान का हित इसी में है कि वे व्यासजी के चुनाव 
के प्रति भ्रच्छा रुख अ्पनावे । 
वास्तविक बात यह थी कि व्यासजी का जो उस समय कांग्रेसजनों के एक 
समूह विशेष ने विरोध किया उसके पीछे दो मुख्य कारण काम कर रहे थे । श्री पालीवाल 
तथा उनके अधिक निकट जो थोडे से व्यक्ति थे उनको मान्यता श्र श्राग्रह यह था कि 
पालीवालजी के मुख्य मन्त्रित्वकाल मे शासन का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है शभ्रस्तु 
उनको हटा कर व्यासजी को लाने की कोई श्रावध्यकता नहीं। पालीवालजी स्वय 
युरुपमत्री बने रहना चाहते थे। परन्तु दूसरा सबसे बडा श्रौ- प्रभावशाली कारण 
॥हथा कि श्री सजी के वयसितय प्र उसको मोगा और काया $ विद गई दल 
उनका स्वयं व्यासजी के व्यक्तित्व और उनकी योग्यता और क्षमता के विरुद्ध कोई विरोध 
वही था परन्तु उनका मत था कि यदि व्यासजी मुख्य मन्नी बने तो वे सत्रिमडल में 
प्रपने प्रिय भर अत्यन्त निकट उन साथियो को अवब्य लेंगे जो श्रसावाजी की दृष्टि मे 
भ्रष्ट ये श्रतएव वे व्यासजी का ही विरोध कर रहे थे ओर ऐसे कई कांग्रेसजन थे जो कि 
प्रसावाजी के नेतृत्व मे इस विच्ञारधारा के पोषक और समर्थक थे। इसमे तनिक भी सदेह 
नही कि श्री गोकुललाल श्रसावा की स्वय कोई महत्वाकाक्षा नही थी। उन्होने 
श्री हीरालाल शास्त्री को मुख्य मत्री पद से हटाने और व्यासजी को मुख्य मत्री बनाए 
जाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निवाही थी । परन्तु श्री व्यासजी द्वारा उनकी दृष्टि मे भ्रष्ट 
लोगी को मत्रिमंडल मे ले लेने के कारण वे उनके पुन चुनाव मे खडे किए जाने के 
विरोधी थे । श्री नेहरू, , श्री मौलाना अरव्दुलकलाम आ्राजाद, श्री किदवई इत्यादि केन्द्रीय 
नेता श्री श्रसावा के प्रति अच्छी घारणा रखते थे और उनकी बात को महत्व देते थे 
झ्रतएव केन्द्रीय नेतात्रों मे भी व्यासजी को पुन खड़ा करने के सबंध मे शका उत्पन्न 
होगई । केवल श्री नेहरू व्यासजी से व्यक्तिगत रूप से श्रधिक निकट होने के कारण 
व्यासजी का समर्थन कर रहे थे । 
व्यासजी को पुन. खडा करने के सम्बन्ध में केवल राजस्थान में ही नही वरच 
केन्द्रीय नेताशो मे भी मतेक्य नही था। श्रस्तु श्राक इ डिया काग्रेस कमेटी के महामन्त्री ने 








वशोगाया भारिक्यलाल बर्मा १९१ 


फोन द्वारा वर्माजी को सूचित किया कि व्यासजी को किशनगढ से खडा करने के वारे में 
६ जुलाई, १६९५२ को ६ वजे सायंकाल नेहरूजी के मकान पर पालियामेटरी बोर्ड की 
बंठक होगी। वर्माजी, व्शसजी, पालीवालजी तथा आदित्येन्द्रजी को सम्मिलित होने के 
लिए बुलाया है । 

वर्माजी देहली पहुचे & जुलाई को दिल्ली में श्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्मा जी 
तथा भादित्येन्द्र जी को साढे वारह बजे दिन को इस सबंध में बात करने बुला भेजा 
जब वर्मा जी श्री जवाहरलाल नेहरू से उनके कार्यालय में मिले तो वर्मा जी ने उनसे 
कहा “भ्रापके सभाव के अनुसार व्यास जी को खड़ा कर वापस नेतृत्व सम्भलाने के लिए 
प्रस्ताव पास करने, श्री किदवई साहब के जयपुर आने श्रीर श्रापसे चर्चा करने के बाद 
व्यास जी को खड़ा करने की सूचना लेकर हमने व्यासजी के लिए चिन्ता की। 
चांदमल ने मुभसे स्त्रयं इच्छा व्यक्त की कि मे त्यागपत्र दे रहा हूँ। मैने कहा कि वह तो 
मै श्री व्यास जी और नेहरू जी से बात करके उत्तर दृगा । इसी बीच चाँदमल पर दवाव 
डालकर त्यागपतन्र दिलाया गया | दवाव पेटीशन-फाइल का था । जल्दबाजी की गई वाद 
में पालीवाल जी के पक्ष मे और व्यास जी के खडे होने के विरोध मे आवाज उठाई गई । 
दो तीन आदमी पालीवाल जी के साथी थे किन्तु सारा नेतृत्व वेदपाल त्यागी कर रहे थे 
असावा जी की इस भाग को लगाने में दोड़धुप थी। पन्नों में किशनगढ़ में वातावरण 
बनाया गया । प्रश्न यह है कि पालीवाल जी के विरुद्ध कोई शिकायत नही है किन्तु इस 
समय वे पार्टी के द्वारा मुख्य मत्री के रूप मे लाद दिए गए हैं। उनकी कमजोरी से उनके 
साथी दव नहीं सके यदि यह कट्ुता रही तो पालीवाल जी की सरकार टिक ने 
सकेगी । यह घारणा कि व्यास जी को केवल भीतर लाकर (मत्रिमडरू में मुख्य मंत्री 
पद पर) मौजूदा टीम को चालू रखा जावे व्यास जी के पास कोई विभाग न रहे, इस 
नक्शे को बिठाने भे कोई जक्ति न लगाई जावे किन्तु जांच की जावे कि किशनगढ़ भे वे 
जीतेंगे या नही यदि न जीतते ही तो उनसे कह दिया जावे कि वे न खडे हो । जांच 
निष्पक्ष हो ।” 

सायकाल पालिथामेटरी बोर्ड की बैठक हुईं वर्मा जी ने ऊपर लिखी बात 
श्री जवाहरलाल नेहरू से कही थी उसी को पालियामेन्टरी बोर्ड ने स्वीकार कर लिया 
झ्रौर श्री जगन्नाथ को किशनगढ की स्थिति जानने के लिए नियुक्त किया गया । 

१० जुलाई १६५२ को वर्मा जी जयपुर वापस झा गए। इसमे तनिक भी सदेह 
नही कि यदि वर्मा जी ने व्यास जी का इतना जोरदार समर्थन न किया होता भ्रौर 
श्री नेहरू की व्यास जी के लिए कोमल भावना न होती तो उस समय व्यास जी को पुनः 
चुनाव मे खड़े करने के विरुद्ध निर्णय होता । श्री जगन्नाथ किशनगढ़ की स्थिति का 
अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पालियामेटरी वोर्ड मे भेज दी श्रौर व्यास जी को खड़ा करते 
का निशचय हो ग्रया । 

श्री जवाहरलाल नेहरू तथा कांग्रेस श्रध्यक्ष का श्री राजबहादुर के द्वारा सदेश 
झाया कि श्री नेहरू श्रौर कांग्रेस अध्यक्ष चाहते है कि किशनगढ से व्यास जी के चुनाव 


१९२ पशोगाया मारिक्यलाल बरनों 


को पूर्णा जिम्मेदारी वर्माजी सम्भालें | वर्माजी ने किशनगढ़ चुनाव का सम्पूर्ण उत्तर- 
दायित्व अपने कंधों पर ले लिया श्रीर ने उस कार्य में प्राणपरा से जुट गए 

वर्माजी ने चुनाव का उत्तरदायित्व लेते ही व्यासजी के चुनाव की व्यवस्था का 
संगठन किया । प्रत्येक तहसील को अपने भरोसे के कार्यकर्ताशों जिनमे सगठन तथा 
प्रच्वार की क्षमता थी बांठद दिया । इसके लिए उन्होने राजस्थान के प्रमुख कांग्रेस का्ये- 
कर्ताशों में से चयन किया । सरवाड़ तहसील के चुनाव संचालक श्री दयाशकर और 
उनके सहयोगी श्री मोहनलाल सुखाड़िया नियुक्त किए गए । श्रराई तहसील के चुनाव 
संचालक श्री कुम्भाराम श्रायं और उनके सहयोगी श्री नाथूराम मिर्धा थे। किशनगढ़ 
तहसील का चुनाव सचालक उन्होने श्री हीरालाल सिंह को बनाया और उनके सहयोग्री 
के रूप श्री रामकरण जोशी को उन्हे दिया । किशनगढ़ शहर तथा मदनगज के चुनाव 
संचालन का उत्तरदायित्व उन्होने श्री आदित्येद्र को दिया । श्राचार्यजी तथा माशुरज्ी 
उनके सहयोगी थे। वर्माजी ने चुनावकाल मे किशनगढ मे ही रहने का निदचय किया 4 वे 
घमस्त क्षेत्र का धुआंधार दोरा करते रहे । यह उनके ही श्रथक परिश्रम का परिणात्र 
था कि श्री जयनारायण व्यास फिशनगढ़ के चुनाव में विजयी हुए । 

जब श्री जयनारायरा व्यास किशनगढ के चुनाव मे विजयी हो गए तो भी 
व्यासजी का विरोध समाप्त नही हुआ। श्री वेदपाल त्यागी, श्री मुक्तिलाल मोदी, 
श्री वीरेन्द्रजी, श्रीनारायण चतुर्वेदी व्यासजी के मुख्य मत्री बनाए जाने के विशेधी थे ॥ 
उधर पालीवालजी ने व्यास मंत्रिमंडल मे रहना भ्रस्वीकार कर दिया । वर्माजी ने सश्नी 
को समभाया पालीवालजी को व्यास मत्रिमंडल मे रहने के लिए राजी किया। #॥६ 
सितम्बर, १९५२ को वर्माजी देहली गए श्री जवाहरलाल नेहरू से मिले और व्यासजी को 
मुख्य मर्नत्री वनाने की बात तय की। यदि वर्माजी उस समय भ्पनी शक्ति इस समस्या 
को चुलभाने में न लगाते तो कांग्रेस में गहरी दरारें पड़ जाती और कांग्रेस की राजस्थान 
में शक्ति क्षीण हो जाती । 

वर्माजी व्यासजी के चुनाव से निरिचन्त हुए ही थे कि भीलवाड़े में मिल 
मजदूरों का श्रांदोलन उम्र हो उठा । वर्माजी तुरन्त भीलवाड़ा गए और मिल मजदूरों के 
ग्रांदोलव को अ्रपना समर्थन तथा संरक्षण प्रदान किया । पालीवालजी, श्रमसत्री रामकरण 
जोशी तथा श्री.मोहनलाल सुखाड़िया को मजदूरो के हृष्टिकोश से श्रवगत करवाया । चे 
लोग मजदूरों के वेतन संबंधी प्रश्न को ट्विव्यूनल को देना चाहते थे परन्तु मिल मालिक 
इसके ब्विए तैयार नही हुए । श्रतएव वर्माजी ने मजदूरों के हड़ताल करने का समर्थन 
किया। श्रंत में वर्माजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप मजदूरों को न्याय प्राप्त हो सका श्ौर 
वर्माजी ने उन्हें हड़ताल समाप्त करने की सलाह दी । तब कही भीलवाड़े का उग्र सजदूर 
आंदोलन धान्त हुआ । 

यद्यपि वर्माजी ने पूर्व राजस्थान के मूख्य मंत्री पद को छोड़ने के उपरात किसी 
पद को स्वीकार नही किया परन्तु राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए वे अत्यन्त सक्रिय 
थे। राजस्थान की कोई भी बड़ी योजना नहीं है जिसको केन्द्र से स्वीकार कराने से 


पशोगाया भमारिक्यलाल वर्मा श्र 


वर्माजी ने प्रयत्न नही किया । सच तो यह है कि राजस्थान की बहुतसी प्रमुख योजनाग्रो 
का संयोजन वर्माजी के भ्रथक परिश्रम और दोड़धृप का ही परिणाम था । 

७ नवंबर १६५२ को वर्माजी दिल्ली केवल चबल योजना के संबंध मे' केन्द्रीय 
गृहमंत्री डाक्टर काटजू से मिलने गए यह वर्माजी के प्रयत्नों का फ़ल था कि डाक्टर काटखज़ू 
ने चंबल योजना के लिए राजस्थान को कर्ज दिलाने, राणा प्रताप सागर राजस्थान के 
लिए बनवाने, तथा गांधी सागर से उत्पन्न बिजली का कुछ भाग राजस्थान को मिलने 
की बात स्वीकार की । 

उसके उपरांत वर्माजी ६ नवंबर को रेलवे मंत्री श्री लालवहादुर शास्त्री से 
हिम्मतनगर रेलवे लाईन बनवाने के लिए मिले। श्री लालबहादुर शास्त्री से उन्होने कहा 
कि राजस्थान कै उस भ्रादिवासी क्षेत्र के पंद्रह लाख भीलो की गरीबी मिंठाने और | 
उदयपुर की दशा को सुधारने के लिए हिम्मतनगर रेलवे लाईन बनवाना श्रावदयक हैग | 
शास्त्रीजी ने कहा श्राप लिखकर भेजिये में अवश्य प्रयत्न करूगा । 

दस नवंबर, १६५२ को वर्माजी श्री किदवई से मिले श्रौर राजस्थान में सिंचाई 
के साधनों का विकास करने के लिये दो करोड रुपए की सहायता का वचन श्री किदवई 
ने उन्हे दिया | वर्माजी की यह उत्कट इच्छा थी कि उदयपुर में हवाई भडडे का निर्माण 
हो जिससे कि विदेशी भ्रमण-यात्री उदयपुर श्रधिक आा सके भ्रस्तु उन्होने केन्द्रीय मंत्री से 
उदयपुर में हवाई अड्डे के निर्माण पर बल दिया और उन्हे राजी किया । वर्माजी केवल 
इतने से ही संतुष्ट नही हुए वे श्री पंजावराव देशमुख से मिले श्रौर राजस्थान मे मछली 
उद्योग के विकास के लिए प्रयत्न करने का वचन लिया तथा उद्योग मंत्रालय में जावर 
की स्तानो से निकले हुए खनिज के लिए स्मेल्टर लगाने की मांग की । 

भाज जो हिम्मतनगर की रेलवे लाईन चबलघाटी योजना, देवारी, (उदयपुर) 
का जिक-स्मेल्टर उदयपुर का हवाई श्रह्म तथा कई सिंचाई योजनाएं दिखलाई पड़ती है | 
वे वर्माजी के परिश्रम का ही फल है। ऐसे बिरले ही राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता हैं 
जो मंत्रियद पर न रहकर श्रपने राज्य तथा कार्यक्षेत्र के विकास के लिए इतने जागरूक | 
झोर प्रयत्नशील होते हैं। यह वर्माजी के चरित्र की विश्येषता थी कि वे पद से दूर 
रहकर भी राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए भटकते रहते और दौड़धुप करते थे । 

वर्माजी को कांग्रेस में सत्तारूढ़ होने के उपरात जो अवसरवादिता, भ्रष्ठाचार 
झोर पदलोलुपता घर कर गई थी उससे मामिक पीड़ा होती थी भ्रतएव वे 'सदेव ' इस 
बात का प्रयत्न करते थे कि काग्रेस को शुद्ध बनाया जावे और कांग्रेसजनो पर कुछ 
नेतिक प्रतिबंध लगाए जावे । यही कारण था कि ३१ दिपम्वबर १९५२ को वर्किग कमेटी 
मे जब विहार मे गलत ढंग से का्रंस के सदस्य बनाने के प्रदन पर चर्चा हुई तो वर्माजी 
ने श्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष यह सुझाव रखा कि काग्रेस मे त्याग की प्रवृत्ति पैदा 
करने के निमित्त कम से कम कार्य सप्तिति के सदस्यो की सारी झ्राय भ्ौर सम्पत्ति कांग्रेस 
ले ले बाद मे उनकी श्रावश्यकतानुसार उनके उपयोग में आवे । वर्माजी ने दूसरा सुकाव 
यहू रखा कि सामुदायिक योजना मे कृंवल सरकार के अभ्रफसर ह्डी सर्वेसर्वा है जनता के 


१६४ यशोगाथा मारिगक्यलाल वर्मा 


प्रतिनिधियों को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात को श्री जवाहरलाल नेहरू ने 
स्वीकार कर लिया परन्तु पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध मे उन्होंने कोई उत्तर नही दिया 
चुप रहे । (डायरी) 
यद्यपि वर्मा जी अ्रव न तो मंत्रिमण्डल में ही थे भोर न प्रान्तीय कांग्रेस श्रध्यक्ष 
ही थे परन्तु केन्द्रीय नेताओ तथा राजस्थान के कांग्रे सजनो का उन्हे श्रद्टट विश्वास प्राप्त 
था। एतएव प्रत्येक महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा मे उन पर निश्चय छोड़ दिया जाता 
था। यही कारण था कि जागीर समाप्ति के सम्बंध मे पंत जी द्वारा निर्णाय' दिये जाने 
के उपरान्त जागीरदारों से श्रन्तिम बात करने का भार वर्मा जी को सौप दिया 
गया । 
ह एक फरवरी १६५३ को वर्मा ने जागीरदारो के प्रतिनिधियों से जागीर समाप्ति 
के संबध मे चर्चा की निश्चय हुप्रा कि जागीरदारो को जागीर की आय की दस गुना 
क्षतिपुति की रकम दी जावे परन्तु छोटे जागीरदारो को स्वय खेती करने के लिए जमीन 
देकर उन्हे श्राधिक दृष्टि से स्वावलम्बी वनने मे सहायता दी जावे। जागीरदार अपनी पार्टी 
को समाप्त कर काग्रेस मे सम्मिलित हो जावे । सत्ता मे जागीरदारों के प्रतिनिधियों को 
लेने पर विचार किया जावे। 
वर्मा जी ने शासन के संवध में व्यास जी से भी बात की उनसे कहा कि मंत्री 
लोग जनता को दी जाने वाली सुविधाओं मे केवल श्रपने क्षेत्र का ही ध्यान रखते है यह 
नितान्‍्त श्रनुचित है बे प्रात का सर्वागीण विकास नही देखते श्रतएवं उनको परामशों देने के 
लिए उनके साथ कम्रेटियां बना दी जावे । सचिवालय की कार्यवाही के नियम बदले श्रौर 
ढिलाई करनेवालो को दण्ड दिया जावे | मंत्रिमंडल छोटा किया जावे । 
। यद्यपि व्यास मत्रिमण्डल बन गया था । परन्तु मत्रिमण्डल मे परस्परिक विद्वास 
झभीर एकता नही थी । जब ४ फरवरी १६५३ को विधान सभा काग्रेस पार्टी का चुनाव 
हुआ तो यह स्पष्ट हो गया कि मत्रिमण्डल में दरार है। श्री कुम्भाराम आये तथा 
मथुरादासदास माथूर ने श्री पालीवाल को कार्य समिति मे लेने और डिप्टी लीडर चुने 
जाने का विरोध किया । कांग्रेस के महामत्री श्रीमननारायण ने फौरन श्रादेश दिया कि 
डिप्टी लीडर न चुनौं । वर्मा जी ने श्री माथुर और कुम्भाराम जी का विरोध किया उन्होने 
कहां कि जब तक पालीवाल जी मत्रिमण्डल मे रहेगे तब तक वे कार्यसमिति में भी रहेगे। 
वर्मा जी ने व्यास जी से कहा कि यदि पालीवाल जी से आपकी न बनती हो तो उनसे 
बात करें आप न करना चाहे तो हम करे और श्री जवाहरलाल नेहरू से मार्गदर्शन 
लें। उससे पूर्व किसी की प्रतिष्ठा कम न होने दे । (डायरी ६ फरवरी १६५३) 
वर्मा जी ने पाछीवाल जी को भी समझाया उनसे कहा कि आप रामकरण जोशी 
को समझें | वह योद्धा कार्यकर्ता है, हरलालसिंह स्पष्टवादी है उसे भ्रपना हितंषी समझे । 
क्रुम्माराम जी के गयानगर क्षेत्र मे पुलिस द्वारा काग्रेस कार्यत्ताओों को श्रपमानित तथा 
लाछित किया जा रहा है अस्तु श्री कुभाराम जी उस क्षेत्र का दौरा कर उनकी परेशानी 
दूर करें सभी कार्यकर्तताओ के साथ समानता का व्यवहार करे आप कार्यकर्त्ताओ से समानता 


क्शोगाया मारितयलाल वर्मा ५१६५ 


का व्यवार नहीं करते यह आपमें भारी कमी है। मालुम पडता है कभी न कभी श्री 
हीरालाल शास्त्री के साथ आपने खाना खाया है उसका प्रतिविम्ब (अ्रसर) आपमे रह 
गया है। . उसको अपने से निकाले | केवल अभ्रफसरो की रिपोर्ट पर ही ध्यान न दें। 
वास्तविक स्थिति को समभने का प्रयत्न करे स्टेट मिनिस्ट्री के रुख पर आप पारस्परिक 
संबंधों का फैसला न करे । आप ऊपर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए है यदि 
नीचे की घरती मजबूत नही होगी तो आप खसक जावेंगे (डायरी ८ फरवरी १६५३) 
वर्मा जी चाहते थे कि व्यासजी और पालीवालजी के सबंधो में सुधार हो 
जिससे कि शासन सूचारु रूप से चल सके इस कारण वे दोनों को समझाने का प्रयत्न 
करते थे श्रौर उन पर दवाव भी डालते थे। वर्मा जी चाहते थे कि व्यास जी झीत्र 
मंत्रिमंडल का निर्माण कर ले परल्तु व्यास जी उसे टालना चाहते थये। व्यास जी की 
च्छा थी कि जब जागीरदारो को काग्रेस मे लेने की बात अ्रन्तिम रूप से तय हो 
जावे और पार्टी मे जो मतभेद हैं वे निपट जावे तभी वे मत्रिमण्डल में परिव्तेव करे। 
वर्माजी जो पालीवाल जी में झ्रपसी समझौता कराना चाहते थे उस सदर्भ में कुछ ऐसी 
बाते हुई कि व्यास जी को इस वात का सदेह श्र भ्रम उत्पन्त हो गया कि वर्भा जी 
उनको गिराना चाहते हैं । श्री राजबहादुर ने वर्मा जी से यह कहा और व्यास जी से बात 
करने को कहा | 
वर्माजी ने व्यास जी से सीधे वात की उनसे कहा “यद्यपि मैं जानता हूँ कि हम 
दूर हो गए है हमारी सलाह लेते नही हो फिर भी प्रान्त के ,हित में मुके गरज है। कि 
भाप चाहे जो ख्याल करें मै अपने सुझाव अवश्य दू गा । 
कांग्रेस के महामत्री श्री बलवन्तराय मेहता ने व्यास जी को उपालम्भ दिया कि 
आपने श्री नेहरू को वचन दिया था कि श्री माथूर को मत्री नहीं बनावेंगे। नेहरू जी 
ते इनकार किया फिर भी आपने श्री मथुरादास माथुर को लेना तय किया । पडित जी 
की इच्छा के विरुद्ध चले श्राप जाने | वर्मा जी ने व्यास जी को समभकाया कि हम पडितजी 
के नेतृत्व में विश्वास करके चलेगे व्यास जी को यह बात रुचिकर नहीं लगी उन्होंने 
त्यागपत्र देने को कहा | वर्मा जी ने कहा व्यक्ति रहे या जाये प्रान्त रहेगा किन्तु 
जवाहरलाल के नेतृत्व को हम नद्दी खो सकते । बहुत कुछ समभाने पर व्यास जी छोटा 
मंत्रिमण्डल बनाने पर राजी हुए । ३ बजे वर्मा जी नेहरू जी से व्यास जी के साथ सिले 
नेहरू जी ने वर्मा जी के सूफाव को स्वीकार कर लिया भौर श्री कृम्भाराम को लेने की 
मंजूरी दे दी । परन्तु व्यास जी तथा वर्माजी दूर होते गए। मत्रिमडल में दरार बड़ 
गई थी वह दूर नहीं हुई । इसका परिणाम यह हुआ कि विधान सभा में एक दिन यह 
स्थिति श्रा गई कि खेजडला ठाक्र के काग्रेस को वोट दे देने से सरकार गिरने से बच गई 
श्रन्यथा सश्कार गिर जाती यही नही पत्वह काग्रेस जनी ने साम्यवादी दल के 
श्री हरेकृष्ण व्यास को वोट दिए। विधान सभा में डिवीजन के समय कतिपय कांग्रेस 
सदस्यो ने विरोध पक्ष का चुपचाप समर्थन किया । इस परिस्थिति को देखकर व्यास जी 
ने जागी रदारों को श्रपने साथ लाने का प्रयत्न किया । इससे कार्ग्नेस में एक पक्ष ऐसा था 


१९६ यशोगाथा मारशिक्यलाल वर्मा 


कि जो क्षुब्ध था। कांग्रेस कार्यकर्ता, राजस्थान कांग्रेस के श्रध्यक्ष, तथा कुछ मंत्री यह 
प्रनुभव करने लगे कि हमलोग श्रब जागीरदारो की दया पर निर्भर हो गए हैं। उन्होंने 
बर्मोजी से बात की वर्माजी का मत था कि इस परिस्थिति में तभी परिवर्तव हो सकता 
है कि जब व्यासजी पालीवालजी को श्रपनावे । वर्माजी ने व्यासजी को पालीवालजी को 
अपने समीप लाने के लिए कहा । पालीवालजी ने भी वर्माजी से इस सम्बन्ध में बात की 
परन्तु स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुआ । 

व्यासजी और उनके मंत्रियों में इस प्रश्न को लेकर गंभीर रूप से तनाव छत्पन्य 
हो गया था । यह स्थिति राजस्थान के लिए श्रत्यन्त श्रहितकर थी श्र कांग्रेस संगठन 
पर इसका भयावह प्रभाव पड रहा था। श्रस्तु १४ सितम्बर, १६५३ को वर्माजी 
मास्टर आदित्येन्द्र तथा श्री राजबहादुरजी को लेकर व्यासजी से मिले । उनसे कहा कि 
आपके तथा मन्त्रियो के वीच जो सबंध टूट रहे है उन्हें सुधारिये । वर्माजी ने व्यासजी से 
कहा कि आप मंत्रियों से बिना पूछे नियुक्तिया और तबादले कर देते है यह जनतंत्री 
तरीका नही तानाशाही है। व्यासजी वर्माजी में दूरी बढती जा रही थी। कुछ कारणों 
से व्यासजी वर्माजी से नाराज थे। श्रतएव वर्माजी के कहने का व्यासजी पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । खिचाव बढ़ता गया । 

श्री मोहनलाल सूखाड़िया व्यास मंत्रिमंडल मे थे उनके और व्यासजी के बीच 
भी गहरा तनाव था। सुखाडियाजी वर्माजी के बहुत निकट भर विश्वासपात्र थे । वर्माजी 
के कारण ही वे मत्रिमंडल मे लिए गए थे। २८ दिसम्बर १९५३ को रात्रि के समय 
सूखाडियाजी ने वर्माजी से व्यासजी के रुख के बारे मे बात की श्रौर श्रपना त्यागपत्र देने 
को इच्छा जाहिर की । वर्माजी ने उन्हे रोक दिया कहा कि तुम्हारे त्याग्रपत्र देने से 
ब्यासजी के सम्बन्ध मे श्रौर भ्रधिक भ्रम फैलेगा । 

वर्माजी व्यासजी के व्यवहार से क्षब्ध थे फिर भी उन्होने एक बार पुनः व्यासजी 
को समक्राया कि चीफ सेक्रेद्री राव आपके अलावा अन्य किसी मत्री की परवाह नहीं 

| करता उनका शभ्रपमान करता है, उनसे बिना पूछे नियुक्तिया श्रौर तवादले करता है-अश्रस्तु 

। उनको हटा देना चाहिए । ( डायरी १० जनवरी, १९६५४) 

! वर्माजी के पास मंत्री लोग व्यासजी के व्यवहार के संबध में श्राकर शिकायत 
करते थे। वर्माजी ओर व्यासजी में दूरी बढती जा रही थी फिर भी वर्माजी के- मन: में 
व्यासजी के लिए कोमल भाव बहुत हढ थे । २५ जनवरी, १६५४ को डायरी में उन्होने 
लिखा था। 

“आज व्यासजी से मिलने का तय था | स्वास्थ्य खराब होने से नहीं गया ॥ 
उधर श्री चतुर्वेदी ने अ्रध्यक्ष के सामने जिक्र किया कि व्यासजी से एकांत का समय 
चाहते हुए भी उन्होंने समय का प्रभाव वतलाया । इससे मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ रही। 
परच्तु कुछ देर वाद मानस को शात कर लिया। सोचा कि यदि व्यासजी के विषय में 
जरा भी मानस विगणड़ा तो श्रांत मे गड़बड़ होगीं। फिर यह भी ख्याल झाया कि व्यासजी 

का झाज मानस वदल गया हो किन्तु इस पुराने सेवक के विरुद्ध जरासी भी गलती की तो 


कक्षोगराया मारिएश्वैलाल घर्मा १६७ 


फिर नई पीढी टिक न सकेगी। इसलिए व्यासजी के पक्ष मे मानस सुहढ बनाना पडा । 

वर्मा जी कांग्रेस मे राजो महाराजों, जागीरदारो, तथा उद्योगपतियों को लेने 
के विरोधी ये। उनका कहना था कि उनके काग्रेस में आने से कांग्रेस की प्रगतिशौल 
नीतियो की गति में वाघा पड़ेगी । इसी समय एक घटना घटी जिससे कि काग्रेस के 
उच्च नेतृत्व और वर्मा जी में तीव्र मतभेद उठ खडा हुआ | बात यह थी कि प्रसिद्ध 
उद्योगपति श्री रामनाथ पोद्दार को श्री जवाहरलाल नेहरू राज्य परिथद ( कौंसिल धाफ 
स्टेट ) में भेजना चाहते थे। कारण यह था कि पोह्ार काग्रेस को श्राथिक सहायता देते 
थे प्रस्तु मौलाना आजाद तथा काग्रेस के महामत्री श्री बलवन्त भाई भी श्री रामनाव 
पोहार का समर्थन कर रहे थे । परन्तु वर्मा जी के प्रभाव के फलस्वरूप राजस्थान प्रदेश 
कांग्रेस ने कांग्रेस ्रव्यक्ष मास्टर झादित्येन्द्र के नाम की सिफारिश कर दी। वर्मा ज़ी,ते 
कांग्रेस के पत्रों के द्वारा पडित जी को कहला दिया कि वे तथा श्रन्य सभी कांग्रेसजन 
रामनाथ पोद्दार को भेजने के पक्ष मे नही है । 

पडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्मा जी, व्यास जी श्रौर मास्टर प्रादित्येन्द्र को 
२३ फरवरी १६५४ को बुला भेजा | श्री रामनाथ पोह्ारर तथा कमलनयन बजाज भ्री 
भी यहां उपस्थित थे । पडितजी ने वर्मा जी से कहा कि कल तुम्हारा उत्तर श्रच्छा नही 
था | वर्मा जी ने उत्तर दिया कि मैने जो वस्तुस्थिति थी रख दी । भ्राप पूरे हालात जान 
सीजिए | पडित जी बोले “मै पी. सी. सी. के भ्रध्यक्ष को यहां लाने के पक्ष मे नहीं हैँ ? 
रामनाथ पोद्वार ठीक व्यक्ति है काम करते है फिर भी फंसला करने से पूर्व मै तुम्हारे से 
बात करू गा और भश्रादित्येन्द्र जी का मानस जानूगा। 

२४ फरवरी को वर्मा जी पडित जी से मित्रे और श्री रामनाथ पोद्दार को राज्य 
परिषद मे भेजने का कड़ा विरोध किया। गगानगर फेक्टरी में किसानों श्रौर मजदूरों के 
साथ उनके द्वारा किये गए दुर्व्यवहार की भी चर्चा की परन्तु पडित जवाहरलाल नेहरू पर 
कोई प्रभाव नही हुआ । उन्होने फिर भी श्री रामनाथ पोद्दार को ही भेजने की श्पनी हढ़ 
संमति प्रकट की । हे 

२५ फरवरी को वर्मा जी को पालियामेटरी बोर्ड की वेठक जो मौलाना भब्दुल 
कलाम झ्राजाद के मकान पर हुई थी बुलाया गया। वर्मा जी ने मौलाना प्राजाद के 
पूछने पर पालियामेटरी वोर्ड के सामने भी श्री पोह्दार का कड़ा विरोध किया श्रौर कहा 
कि भप्रन्य कई प्रास्तो के काग्रेस श्रध्यक्षो को राज्यसभा में लिया गया तब 
राजस्थान के साथ ही भेदभाव क्यो वरता जा रहा है ? यदि समस्त देश में यह नीति 
छागू की जावेगी तो हम भी आदित्येन्द्र जी को नही भेजेंगे। इस पर पडित जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा कि मैं किसी नए को मजूरी नही द्गा। श्री बलवन्त भाई ने श्री पोद्दर की 
पिछली सेवा तथा श्राथिक सहायता का ब्यौरा वतलाया झौर कहा कि उन्होने बबई-काग्रेस 
में काम किया था तो वर्मा जी ने कहा कि तब उन्हे बम्बई में सीट देना चाहिए। वर्मा जी 
के कड़े विरोध के उपरांत भी मौलाना आजाद, पडित जवाहरलाल नेहरू तथा बलवत भाई 
दे श्री रामनाथ पोह्ार को ही छाने पर बढ़ दिया क्योंकि प्रांतीय काग्रेस कमेढी ने 


सर 


१६५८ पशौ गाथा सारिकेंयलाल वर्मा 


श्री आदित्येद्धजी का नाम सर्वसम्मति से भेजा था श्रस्तु श्राल इडिया कांग्रेस कमेटी के 
मत्री ने प्रातीय कांग्रेस के श्रध्यक्ष को सूचना भेजी कि प्रातीय काग्रेस कमेटी पुन. इस 
प्रघन पर विचार करे साथ ही यह भी श्रादेश था कि (१) अध्यक्ष को न भेजो (२) यथा 
सभव श्री रामनाथ पोद्दार को भेजने की ही दृष्टि रखी जावे । २७ फरवरी, १९५४४ को 
प्रातीय काग्रेस कमेटी की बैठक जयपुर मे हुई वर्माजी के सुझाव पर प्रातीय काग्रेस कमेटी 
ने पुन. भ्रपने पूर्व निश्वय को दोहराया । और वर्माजी, व्यासजी भौर शोभारामजी को 
भ्रधिकार दिया कि पडित नेहरू को प्रातीय काग्रेस कमेटी की इच्छा से भ्रवगत करादें। 
वर्माजी के मन में इस प्रइन को लेकर श्रत्यन्त क्षोम और रोप था। धनकुवेर 
की थैली सेवा और देशभक्त कार्यकर्ता की प्रतिस्पर्धा मे विजयी हो यह वर्माजी के लिये 
सह्य नही था। वे दिल्‍ली गए ओर मौलाना आजाद से प्रात काल मिले। मौच्राना से 
कहा आपके रहते घनकुबेर की थैली सच्चे कार्यकर्ता के मुकाबले में विजयी हो यह शोभा 
की बात नही है इससे काग्रेस की प्रतिष्ठा काग्रेस कार्यकर्ताशों मे बढेगी नहीं । पहले तो 
मौलाना ने वर्माजी को यह कहकर शात करना चाहा कि “भाई आदिन्येन्द्र को मत्री क्‍यों 
नही वना लेते” वर्माजी बोले यह श्री श्रादित्येन्द्र को पद देने का प्रइन नही है वरन सिद्धांत 
का प्रइन है क्‍या काग्रेस में सेवा की उपेक्षा की जावेगी। मौलाना श्राजाद ने कहा अच्छा 
मैं जवाहलालजी से बात कझू गा। जब वर्माजी वापस लौट श्राए तो कुछ देर वाद मौलाना 
का फोन आया कि जवाहरलाल ने तुम्हे बुलाया द्वै उनसे मिललें। मौलाना ने श्री नेहरू 
को जब वतलाया #ि वर्मा हम लोगो के इस फंसले से बहुत क्षुब्ध है तो नेहरूजी ने उनसे 
कुहा था कि आप उन्हे मेरे पास भेज दीजिए । वर्माजी समझ गए कि श्रव श्रन्तिम मोर्चा 
है हुढ रहने की जरूरत है वे व्यासजी के पास गए और उनको साथ चलने फो कहा। 
व्यासजी ने कहा कि नेहरूजी श्रव नाराज होगे श्रस्तु मै कुछ कहूंगा नहीं 
वर्माजी ने उन्हे साथ चलने भर के लिए राजी कर लिया । जब वर्माजी श्री नेहरूजी के 
पास पहुचे तो देखा श्री रामनाथ पौद्दार भी वहा उपस्थित है। वर्माजी के पहुँचते ही 
श्री नेहरूजी ने क्रोधित स्वर में कहा “क्या वाहियात बात है रामनाथजी ठीक आदमी हैं 
काम करते है, कांग्रेस के समर्थक है, फिर तुम इनका विरोध क्यो करते हो इत्यादि । 
वर्माजी चुपचाप नेहरूजी की बात को सुनते रहै। जब नेहरू ने बात समाप्त की तो 
वर्माजी ने भ्रावेश से कहा पूछिये रामनाथजी से गगानगर के चीनी के कारखाने में इन्होने 
किमानो भ्रौर मजदूरों के साथ कंसा दुरव्यवहार किया, राजस्थान काग्रेस कमेटी मे इन्होने 
कोई रुचि प्रकट नही की । नवलगढ के चुनाव मे इनका झ्रादमी काग्रेस के विरोध में 
खड़ा हुमा । क्या इन्होने कालाबजारी नही की इत्यादि । नेहरूजी थोडी देर के लिए 
हतप्रभ हो गए। श्री रामनाथ पोह्वार का हाथ पकड कर अपने विश्राम कक्ष (रिटार्यारिंग 
रूम) मे ले गए ओर वहा से आने पर हसते हुए वर्माजी से बोले, वर्मा तुम रहे गवार ही । 
प्राखिर उनके सामने यह सब कहने की बाते थी ? वर्माजी ने भी हसकर उत्तर दिया कि 
भुफे शिष्टाचार श्राता तो मै भी मत्री नही होता फिर आपने उनके सामने ही यह चर्चा 
छेड़ी थी। स्पष्ठ था कि वर्माज़ी क्री विजय हो गई थी । नेहरूजी बोले “अच्छा प्रच्छा 


पशोगाया भारिएक्यलाल वर्मा १६६ 


झ्राप लोगो का गला दवा कर तो कोई फंसला नहीं किया जा सकता आदित्येन्द्र 
काउन्सिल ऑफ स्टेट में आए ॥ 

इधर एक घटना ऐसी होगई कि जिससे व्यांसजी और वर्माजी मे खिचाव बढ़ 
गया । उदयपुर में सरकार से स्वीकृति लेकर बिजली कपनी ने रेट बढ़ा दी उसके 
विरुद्ध विरोधी दलो ने श्रान्दोलन कर दिया । जनता आन्दोलन के साथ थी आन्दोलन- 
कारियो ने कपनी के मालिक भडारी की अर्थी का जलूस निकाला उसी दिन सायकाल को 
भंडारी की मृत्यु होगई । क्योकि श्रान्दोलत काग्रेस विरोधी तत्वों के हाथ मे था अतएव 
शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वर्माजी से पूछा कि वे क्‍या करे ? वर्माजी ने कहा कि' 
आ्रान्दोलन को कांग्रेस अपने हाथ मेंले ले। अन्यथा काग्रेस की लोकप्रियता और 
प्रतिष्ठा समाप्त हो जावेगी । विरोधी दली ने अगले दिन आराम हडताल की घोषणा की 
थी कांग्रेस कार्यकृर्ताओं ने उस हडताल को श्रसफल कर जनता को विचारधारा को बदल 
दिया और बिजली की दर को बढाने का आन्दोलन अपने हाथ मे ले लिया। व्यासजी 
ते इसको श्रभुशासनहीनता ओर सरकारविरोधी आन्दोलन की सज्ञा दी और वर्माजी के 
विरुद्ध कांग्रेसाष्यक्ष को एक पत्र लिखकर वर्माजी द्वारा भश्रनुशासनहीनता के लिए क्षमा 
प्राथंना करने _को कहा। अवश्य ही काग्रेस द्वारा आन्दोलन किया जाना दिखता 
सरकार विरोधी कार्य था परन्तु वर्माजी ने यह सोच कर कि काग्रेस की लोकप्रियता को 
आघात पहुंचेगा साथ ही वे यह भी मानते थे कि विजली के रेट बढाना अ्रन्यायपूरां 
है भौर जनसाधारण का विजली कपनी द्वारा शोषण है अस्तु उन्होने आन्दोलन करने 
की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजा दे दी थी । 

उपर श्री जयनारायरा व्यास यह प्रयत्त कर रहे थे कि कुछ विध्रान सभा के 
जागीरदार सदस्पो को काग्र स दन मे ले लिया जबि । जिसपे कि विधानसभा में काग्रेस 
बड़े बहुमत में श्रा जावे । वर्माजी आ्ररम्भ से ही जागीरदारो को काग्रेस मे लेते के विरुद्ध 
मे। व्यासजी ने श्री जवाहरलाल नेहरू से बात कर उनकी स्वीकृति ले ली थी जब यह 
प्रश्न प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के समक्ष आया तो वर्माजी के सुझाव पर जागीरदारो को 
इस श्तं पर लेने की अनुमति दी गई कि वे जागीरो की समाप्ति के सम्बन्ध ये पत्त निर्णय 
का समर्थन करेगे श्र अपनी जागीरे सरकार को सौप देंगे चाहे बहुमत विरोधी ही 
और कानून उनके पक्ष मे हो । 

१४ एप्रिल १६५४ को राजस्थान काग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई । 
व्यासजी ने रिपोर्ट दी कि २३ जागीरदार जागीरे समर्पण के लिए लिखकर देने 
के लिए तैयार हैं। श्रौर जो वे लिखने को तैयार है उसको सुनाया । उसमे कछ 
सशोधन करके कार्य सम्रिति ने उसको स्वीकार कर लिया। इसके उपरान्त व्यासजी 
जले गए । उनके चले जाने के उपरान्त मत्रियों के साथ व्यासजी के सम्बन्ध मंत्री- 
पूर्ण न होना, नियुक्तियो और स्थानानतरों के लिए कमेटी न बनाकर मनमानी करना, 
सगठन की परवाह न करना, इत्यादि समस्याओं की तीन घटे तक चर्चा होती रही। 
जोघपुर कांग्रेस की वैठक मे जिसमे व्यास जी उपस्थित थे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, 


! 
| 
| 
ी$ 


३०० पंशोगाचा मारिकयलाल थर्भा 


को मिलाकर पृथक प्रान्त बनाने की चर्चा में व्यासजी के सम्मिलित होने, उप्तका 
विरोध न कर प्लौर १७ एप्रिल को नक्शा तैयार कराने की सलाह देने के संबंध 
में बात निकली | वर्माजी ने व्यासजी को टेलीफ्रोन किया परन्तु वे सोगए थे। कार्य- 
समिति ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष को अधिकार दिया कि वे व्यासजी से जल्दी 
कोई तारीख तय करे जहा इस समस्या के संबध मे श्रापसी वात करके उसका हल निकाखा 
जावे। मास्टर भ्ादित्येन्द्र ने जब व्यासजी से बात की तो उन्होने साथ बैठ कर चर्चा 
करने से इनकार कर दिया । 

३ मई ५४ को प्रान्तीय काग्रेस की कार्य समिति में पुनः यह प्रश्न उठा। वर्माजी 
ने ब्यासजी से कहा कि वे मत्रियों के साथ अपने व्यवहार में सुधार करे। स्थानास्तरण 
तथा नियुक्तियों के सर्षंध में मन्रियों से पूछकर प्रजातात्रिक तरीके से करें। पूर्व 
राजधानियो मे उद्योग-धधो का विकास करें। प्रशासन के नियम बनावे नियुक्तियां 
मन्त्रियों पर छोड दे । स्वाभिमानी ध्यासजी को वर्माजी की यह वात रुचिकर नही लगी 
उन्होंने वर्माजी से कहा कि शासन में आप हस्तक्षेप न करे। इस पर वर्माजी ने उनसे 
कहा कि दो वर्ष तक शास्त्री जी से इसीलिए लड़ाई हुई कि वे संगठन की सलाह नही 
मानते थे। आप भी उसी मार्ग पर जा रहे है हम विरोध करेगे । इस विवाद से व्यासजी 
झौर वर्माजी को दूरी और बढ गई । व्यासजी की यह हृढ मान्यता थी कि कांग्रेस 
संगठन को केवल सेद्धान्तिक नीति निर्धारति करने का श्रधिकार है। शासन को चलाने 
का एक मात्र अ्रधिकार मुख्य मंत्री को है। वर्माजी इसके विपरीत संगठन को सर्वोपरि 
मानते थे ॥ यही दोनों का विरोध था । 

जहां तक वर्माजी और व्यासजी के विरोधी दृष्टिकोण का प्रदइन है यह प्रन्तर- 
विरोध केन्द्र में भी था। झाचाये कृपलानी तथा राजधि पुरुषोत्तमदास टंडन से श्री जवाहर- 
लाल का इसी प्रदत पर गहरा मतभेद हुआ और दोनो कांग्रेस भ्रध्यक्षो को श्रपने पदों से 
व्यागपत्र देना पड़ा । क्योकि जवाहरलालजी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली ओर ऊंचा 
था। उसके उपरान्त कुछ समय तो पडित जवाहरलाल स्वय काग्रेस श्रध्यक्ष रहे श्रोर उनके 
बाद जो भी काग्रेस भ्रध्यक्ष बना वह प्रधान भत्री का आाज्ञाकारी अनुचर मात्र से भ्रधिक 
कुछ भी नही था। आज तो स्थिति यह है कि प्रधान मत्री ही सरकार और काग्रेस 
सगठन है । सगठन उसकी नीतियो के लिए लोकमत तैयार करने का ओऔजार मात्र है कोई 
उसका बिरोध करने का साहस नही कर सकता । आज तो कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान मत्री 
की प्रतिच्छाया मात्र है। उसका कोई पृथक अस्तित्व ही नही है। श्री व्यासजी 

भी श्री नेहरू के अनुसार ही सोचते थे कि शासन को चलाने का एकमात्र भ्रधिकार मुख्य 
मत्री को है। सगठन को शासन कार्य मे हस्तक्षेप न करना चाहिए । लेखक यहाँ इस 
विवेचना में पडना नही चाहता कि कौनसा हृष्टिकोण सही है परन्तु यह अवश्य रवीकार 
करना पडेगा कि यह स्पष्ट दो विरोधी दृष्टिकोण थे। और व्यासजी तथा वर्माजी सच्चाई 
भ्रौर ईमानदारी से अपने अपने हष्टिकोण को सही मानते थे। व्यासजी भावना प्रधान 
झोर भ्रत्यस्त स्वाभिमानी ब्यक्ति थे उनके लिए यह संभव नहीं था कि जो बात उन्हे 


वंशोगाया भारिकक्ष्यलाल वर्मा २०१ 


उचित न जान पड़ती हो वे उसे दबाव मे आकर स्वीकार कर ले । इधर वर्मा जी संगठन 
सर्वोपरि है, मुख्यम नी को सगठन के आदेशानूसार चलना चाहिए इस सिद्धान्त को मानते 
थे यही कारण था दोनो मे दुरी बढती गई । 
व्यास जी जो विधान सभा के कतिपय जाग्रीरदार सदस्यों को कांग्रेस मे लेना 
चाहते थे उनके सहयोगी मंत्री जिनका व्यास जी से मतभेद था उसके विरुद्ध थे। 
श्री मोहनलाल सूखाडिया उनमे प्रमुख थे उनका सोचना यह था कि व्यास जी श्राज हमारी 
परवाह नही करते यदि यह जागीरदार सदस्य काग्रेस मे श्रा गए तब तो व्यास जी उनके 
बल पर हमारी झौर अ्रधिक उपेक्षा करेगे यही कारण था कि वर्मा जी के जोर देने पर 
जब इन जागीरदारो ने काग्रेस महामत्री को यह लिखकर दे दिया कि पार्टी मे सम्मिलित 
द्वीने के उपरान्त जागीर समाप्ति विल पर सशोघन नही लावेगे, अपने वोट का उपयोग 
पार्टी की दलगन्दी और जागीर समाप्ति पर संशोधन लाकर नही करेगे तब उनको कांग्रेस 
का सदस्य वनाया गया । 
उस समय तक कांग्रेस मे एक ऐसा समूह तेयार हो गया था कि जो व्यास जी 
को हटाकर मोहनलाल सूखाडिया को मुख्य मन्नी बनाना चाहता था। परन्तु सुखाडिया 
को नेता बनाने के इच्छुक व्यक्ति यह जानते थे कि जब तक वर्मा जी को उसके लिए राजी 
नही कर लिया जाता तब तक व्यास जी को हटाना सभव नही होगा । अ्रस्तु २२ जुलाई 
१९५४ को रात्रि के ग्यारह वजे सर्व श्री हरलालसह, कुम्भाराम, कपिलदेव, दामोदरलाल 
व्यास, मथुरादास माथुर इत्यादि सुखाडिया जी समर्थक लोग वर्मा जी के पास श्राए श्रौर 
उनसे व्यास को हटाकर सुखाड़ियाजी को नेता बनाने की बात की | वर्मा जी ने कहा 
“सुखाड़िया जी को श्राप श्रपना नेता बनाने की बात सोचेंगे इसमे मैं खतरा मानता हूँ । 
श्री व्यासजी स्वेच्छा से जाते तो वात दूसरी थी किन्तु कठुता से जावेगे तो सुखाड़िया जी 
के सत्ता सभालने का श्रर्थ होगा कि इसमे मेरा हाथ था मै साहस के साथ बोल नही सकृगा 
झभौर जब भ्राप लोगो में से किसी की स्वार्थ सिद्धि नही हुई तो श्राप सुखाड़िया जी को 
धक्का देने में देर नही करेगे। श्रस्तु मेरी सलाह है कि सुखाड़िया जी के लिए शअ्रभी 
उपयुक्त समय नही है भौर श्रभी तक मै व्यास जी के लिए श्राशा रखता हूँ कि यदि हम 
उनका यह सदेह दूर करदे कि हम उन्हें उखाड़ना नही चाहते तो उनका दिल साफ हो 
जायेगा ।” (डायरी २२ जुलाई ५४) 
वर्मा जी के ऊपर लिखे विचारो से स्पष्ट है कि उस समय तक वर्मा जी के मत 
में व्यास जी को मुख्य मत्री पद से हटाने का विचार हृढ नही हुआ था । केद्धीय नेता भी 
राजस्थान मे इस दलीय सघपे से चितित थे। श्री रफी श्रहमद किदवई ने वर्मा जी 
से कहा कि व्यास जी के साथियों का कहना है उनके साथ ३० कामग्रेसी, 
२४ जागीरदार तथा २१ हरिजन एम एल. ए. है बहुमत व्यास जी के साथ 
है। वर्मा जी ने श्री किदवई से कहा कि व्यास जी के काम से पार्टी मे असतोष है घर में 
पूछा जावे त्तो बहुमत उनसे नाराज मिलेगा । व्यास जी को बहुमत और श्रल्पमत के 
धक्कर मे न पड़कर संगठन श्रोर सत्ता मे पुराने साथी है उत्तको एक साथ रखना चाहिए, 


२०२ पंशोगायथा भारिएकर्धलाल बर्सा 


श्रौर उनकी सलाह लेनी चाहिए। जिस दिन यह प्रइन उठ खड़ा होगा कि बहुमत किघर 
है वह दिन बुरा होगा । हम उसे टालना चाहते हैं और कुछ सुझाव देना चाहते है 
जिनको मानने से १६५६ में का््रेस जीत जाय व्यास जी इस रास्ते को पसद करेगे वो 
प्रान्त का भला होगा (डायरी २७ जुलाई ५४) 

श्री किदवई ने वर्माजी से कहा कि वे नेहरूजी से इस सम्बन्ध मे वात करेंगे। 
उधर व्यासजी ने श्री नेहरू से वर्माजी की शिकायत की। श्रस्तु नेहरू जी ने वर्माजी को 
एक गुप्त पत्र लिखा । उसमे उनके ऊपर उदयपुर बिजली कंपनी के विरुद्ध काग्रेस को 
सत्याग्रह करने तथा किसानो को सरकार से विना पूछे वृक्ष काठने की सलाह देने, 
मुख्यमन्त्री को श्रपती इच्छानुसार मत्री रखने मे रुकावट डालने, तथा मुख्यमत्री के विरुद्ध 
कुछ मन्त्रियों के असतोष की चर्चा थी । वर्माजी को तथा पी. सी. सी. के श्रध्यक्ष को दिल्‍ली 
बुलाया था । 

जब यह बाते चल ही रही थी कि व्यासजी के मकान पर २८ जुलाई, १६५४ 
को रात्रि को मास्टर आदित्येन्द्र तथा मत्रिगण इस प्रशत पर बातचीत करने के लिए 
एकत्रित हुए । उसी समय श्री राजबहादुर का ट्र ककाल दिल्‍ली से व्यासजी के पास इस 
श्राशय का आया कि रफी श्रहमद किदवई का कहना है कि बहुमत व्यासजी के साथ नही 
है । व्यासजी को यह बात चुभ गई उन्होने सवो से कहा कि अब मै विश्वास का प्रस्ताव 
लाऊगा तभी श्राग्रे काम की सोचू गा । पडितजी तथा भोलानाथजी ने विश्वास के प्रस्ताव 
को लाना श्रनावश्यक बतलाया परन्तु स्वाभिमानी तथा भावुक व्यासजी को यह 
बात छू गई । उन्होने दूसरे दिन विधान सभा में महादेव जी को वुल्लाकर कहा कि मै श्रव 
विश्वास का प्रस्ताव लाऊगा यह सब माणिक्यलालजी वर्मा करा रहे हैं। ( डायरी २८, 
२६ जुलाई, १६५४) 

१६९ श्रगस्त, ५४ को व्यासजी, वर्माजी, आदित्येन्रजी, पालीवालजी लथा 
मोहनलाल सुखाड़ियाजी साढ़े तीन बजे सायकाल श्री नेहरू से मिले । नेहरूजी ने व्यासजी 
से कहा कि मेरी स्पष्ट सम्मति है कि आप पार्टी से विश्वास प्रकट करने के लिए न कहिए 
परन्तु स्वाभिमानी व्यासजी ने नेहरूजी से स्पष्ट कहा कि मै कठपुतली बनकर शासन नही 
चला सकता । व्यासजी का कहना था कि मै शासन अपने ढग से ही चलाऊगा । नेहरूजी 
ने कोई उत्तर नही दिया । 

व्यासजी के सतत आग्रह करने पर श्री नेहरू ने अपनी इच्छा के विरुद्ध (उनका 
निश्चित मत था कि व्यासजी को विश्वास के प्रस्ताव को नही लाना चाहिए ) व्यासजी 
को श्रपनी इच्छानुसार मत्रिमडल बनाने की भश्रनुमति दे दी साथ ही उनको पार्टी का 
विश्वास प्राप्त करने के लिए भी कहा । बलबत भाई ने पालियापेटरी बोर्ड को इस आशय 
की सूचना भी देदी । 

व्यासजी यदि चाहते तो पहले अपने मत्रिमडल का नवगठन कर सकते थे। 
| श्रपना विरोध करने वाले मत्रियो को मत्रिमडल से हटाकर श्रपने अनुकूल व्यक्तियों को 
 भनत्रिभडल में ले सवते थे । यदि वे चाहते तो मत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकते थे, 


/ 





| 
। 
! 





पंशोगाया भारिएक्यलाल बर्सों २० है 


/ और उसके उपरात पार्टी के सामने अपने मे विश्वास का प्रस्ताव रख सकते थे। परल्तु 
/ व्यासजी उन थोड़े से तपे हुए राष्ट्रसेवको और देशभक्तो में से थे जिन्होंने अपने जीवन को 


देश की सेवा मे खपा दिया था जीवन भर भयंकर दमन का शिकार होते हुए भी देशी 
राज्यो को निरीह प्रजा के अधिकारो के लिए वे जूभते रहे ये। वे एक सच्चे निष्कपट 
सिद्धातवादी व्यक्ति थे । श्राजके राजनीतिक नेताओं के समान पदलोलुपता श्रौर सत्ता से 
चिपटे रहने की चाह उनमे नही थी । अस्तु व्यासजी ने पहले पार्टी से विश्वास प्राप्त 
करने श्रौर उसके उपरान्त अपने मत्रिमण्डल का पुनर्गठन करने का निरुचय किया। 
व्यासजी मे स्वाभिमान कूठ कूट कर भरा था साथ ही वे भावना प्रधान श्रौर संवेदनशील 
व्यक्ति थे, अस्तु जब यह वात उनके विरोधियों ने उठाई कि बहुमत उनके साथ नही है 
तो यह उन्हे छू गई उन्होने पार्टी से पहले विश्वास प्राप्त करने का निश्चय कर लिया । 
चार अक्टूबर १६५४ को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री बलवंत 
राय मेहता जयपुर श्राये । वे दिन मे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी तथा विधान सभा के काग्रेसी 
सदस्यों से मिले । रात्रि को दोनो की सम्मिलित बंठक में उन्होंने भाषण दिया। विधान 
-सभा के स्पीकर के विरुद्ध जो काग्रेसजनो ने हस्ताक्ष र अभियान चलाया उसको मूखंतापुर्णो 
४ बतलाते हुए उन्होंने व्यासजी का पक्ष समर्थन किया । उनके भाषण से यह ध्वनि निकलती 
/थी कि यदि व्यासजी को हटाया गया तो हानि होगी। राजस्थान का विकास रुक 
जावेगा । उनके भाषण से ऐसा लगा कि मानो हाई कमाड व्यासजी को रखना चाहता 
है भर कांगेस सदस्यों पर दबाव डाल रहा है। 
रे उस समय तक वर्माजी अपने मन मे सभवत. यह निश्चय कर चुके थे कि 
#>ज्यासजी को हटाकर सुखाड़ियाजी को मुख्य मन्त्री बनाना चाहिए। व्यापजी के विरोधी 
2 अपने प्रयत्न मे सफल हो गए वर्माजी ने व्यासजी का विरोध करने और सूखाड़ियाजी का 
समर्थन करने का निदरचय कर लिया था। जब स्थिति गम्भीर हो गई तो श्री लालवहादुर 
शास्त्री समभोता कराने के लिए आए परन्तु रोग असाध्य हो गया था । 
श्री वलवन्तराय मेहता के भाषण का जब यह प्रभाव पड़ता दिखलाई दिया 
कि काग्रेस का उच्च नेतृत्व (हाई कमांड) व्यासजी के पक्ष मे है और उन पर दबाव डाला 
* जा रहा है तो वर्माजी ने उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए श्री बलवन्तराय मेहता 
/ के भाषण का कड़ा विरोध किया | उन्होने अपने भाषण मे कहा “यदि किसी के पैरो के 
नीचे जमीन नही है, वह सगठन की प्रवाह नही करता, तो कोई उन्हे बचा नही सकता, 
बखवन्तभाई भी उन्हे बचा नही सकते फिर वर्माजी ते सगठन के प्रति व्यासजी की उपेक्षा 
के कुछ उदाहरण दिए (डायरी ४ श्रक्टरुंवर, ५४) 
६ नवम्बर १६५४ को कांग्रेस विधान सभा पार्टी की वेठक हुईं । कांग्रेस विधान 
सभा पार्टी के नेतृत्व के लिए व्यासजी और सूखाड़ियाजी खड़े हुए। व्यासजी को ५१ 
भ्रौर सुखाडियाजी को ५६ मत प्राप्त हुए। सुखाड़िया जी काग्रेस दल के नेता चुन लिए 
गए। 
राजनीति भी कंसा विचित्र शौर निम्न स्तर का खेल है। जिन लोगों ने 


३२०४ पेशोगाया मारिक्यलाल वर्मा 


व्यासजी के चरणो मे बेठकर राजनीति की शधिक्षा प्राप्त की राजनैतिक क्षेत्र में जिन्हे 
 व्यासजी ने भागे बढाया । श्री जवाहरलाल नेहरू के कडे शोर स्पष्ट विरोध की परवाह न 
| कर उनका कोपभाजन बन कर भी और कई ऊचे दर्जे के राजनीतिक सहयोगियों को 
नाराज करके व्यासजी ने जिन्हे अपने मत्रिमडल से लिया उन्ही लोगो ने व्यासजी के 
विरुद्ध और सुखाडियाजी के पक्ष में मतदान किया। स्वयं कृतघ्नता भी उस दिन उन लोगो 
| के श्राचरण को देखकर लज्जित भ्रौर कुठित हो गई 757 77 हू 
डर जुनाव हो जाने के उपरान्त दुसरे दिन श्र्थात्‌ ७ नवम्बर १९६५४ को वर्माजी 
व्यासजी से मिले उनसे कहा कि मै आपसे क्षमा चाहता हूँ। सिद्धांतों का प्रइन था आज 
तो श्रापतो नाराजगी होगी किन्तु दस पद्रह दिन के उपरान्त शान्ति से बात करेंगे 
डायरी ) 
; यद्यपि सुखाड़िया जी को बहुमत प्राप्त हो गया था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
श्री जवाहरलाल नेहरू तथा पालियामेन्टरी बोर्ड की इच्छा उनको मुख्य मन्ती बनाने की 
नही थी। वर्माजी ने अपनी डायरी मे १ नवम्बर १६५४ की तारीख मे लिखा है। 
मै सुखाड़िया जी, तथा आदित्येन्द्रणी सुबह बलवतराय मेहता से, १२ बजे श्रीमन्ना- 
नारायण श्रग्रवाल से मिले । सुखाडिया जी साय ६ बजे श्री लालबहादुर शास्त्री और 
छे बजे जवाहरलालजी से मिले। रात्रि को श्री बलवत भाई ने कहा कि आदिस्येन्द्रजी को 
मुख्यमत्री बचा दो । श्री आदित्येन्द्रजी ने इनकार कर दिया । वर्माजी ने अपनी डायरी 
मे आदित्येन्द्रणी की इस सबन्ध मे श्रत्यन्त प्रशसात्मक शब्दों मे याद की है । 

स्पष्ट है कि जब सुखाडियाजी नेहरूजी से मिल चुके उसके उपरान्त बलवन्त 
भाई ने वर्माजी से कहा कि श्रादित्येन्द्रजी को मुख्य मत्री बना दो तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि नेहरूजी सुखाड़िया जी को मुख्यमत्री नही बनाना चाहते थे । फ्रन्तु वर्माजी के 

| प्रयत्तो के फलस्वरूप श्रन्त मे श्री नेहरू सहमत हो गए । इस सम्बन्ध में वर्माजी में अपनी 

. * डायरी में इस प्रकार लिखा है-- 

प ६२ नवम्बर १६५४ अत में पडितजी (श्री नेहरू) का फैसला वलवत भाई 
ते सुना दिया कि सुखाड़िया जी मत्रि मडल बनावे। माथुर ( श्री मधुरादास माथुर ) के 
लिए पडित जी ने कहा मै हा नही कहुगा। पालियामेटरी बो्ड भी उन्हे लेने से इनकार 
करता है। फिर भी सूखाड़िया जी चाहे तो ले सकते है। हमने पडित जी की इच्छानुसार 
चलने का फंसला किया ।॥” 

/ मसथुरादास माथूर के मत्नी लेने के सबन्ध मे मैने कहा झाज माधुर साहव 
हमारे पक्ष मे है इस मौक्के पर मै अपनी भाषा बदलू यह नही होगा। व्यासजी लेना 
चाहते थे पडितजी ने कहा मेरी सलाह नही है। उस समय मैने कहा था व्यासजी को 
पडित जी की सलाह पर चलना चाहिए । श्राज भी मेरी यही सलाह है सुखाडियाजी 
को पडितजी की इच्छानुसार लेना चाहिए । हु 


अ्रत में वर्माजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सुखाडियाजी मुख्य मंत्री वन गए 


भ्रौर सुखाड़िया मत्रिसडल ने १३ नवम्बर १६५४ को तीन बजे सायंकाल शपथ ली । 


ब्षौगाया भारिष्मलाल वर्मा २०४ 


केन्द्रीय नेता और विशेषकर श्री जवाहरलाल नेहरू आ्रारम्भ में सृखाड़ियाजी को मुख्यमंत्री 
बनाने के पक्ष में नही थे । वर्माजी के प्रति जो श्री नेहरू की अच्छी भावना थी श्रौर 
वर्माजी का उन पर प्रभाव था उसके कारण ही यह संभव हुआ । 
सुखाड़ियाजी के मुख्य मन्त्री बन जाने के उपरांत भी केन्द्रीय नेतृत्व आदइवस्त 
नही हुआ । राजस्थान काग्र स मे एकता स्थापित करने के प्रयत्न श्री ढेवरभाई कांग्रेस 
प्रध्यक्ष कर रहे थये। श्री जयनारायण व्यास, गोकुल भाई, श्री हीरालाल शास्त्री, 
श्री भ्रादित्येन्रजी तथा श्री वर्माजी सव कई बार मिले। श्री ढेवरभाई एक कमेटी वनाना 
चाहते थे कि जो कांग्रेस सरकार को एक प्रकार से आदेश देती । वर्माजी ने उसका विरोध 
किया । कुछ केद्धीय नेताओं की मान्यता थी कि श्री सुखाड़ियाजी से त्यागपत्र दिलाकर 
दही राजस्थान काग्रेस मे एकता स्थापित की जा सकती है। कहने का श्रर्थ यह है कि 
सुखाड़ियाजी के वहुमक्न मे मुख्यमन्त्री वन जाने के उपरात भी ऐसी प्रवल शक्तियां उनके 
विरुद्ध कार्य फर रही थी कि यदि वर्माजी का समर्थन उनको प्राप्त नही होता तो उबका 
टिका रहना कठिन था । 
यद्यपि सुखाडियाजी मुख्य मन्त्री वन गये थे परन्तु काग्रेसननों मे मतेक्य नहीं 
था। श्री जयमारायण व्यास छुव्ध थे | वर्माजी के मन मे यह बात खढक रही थी। 
उनका मन पभ्रत्यन्त व्यथित था। वे चाहते थे कि कांग्रेस मे श्रापसी वेमनस्थ समाप्त हो 
झौर व्यासजी के मन में जो क्षोभ श्रौर रोप है वह दूर हो। घटनावश २४ मार्चे, ५६ में 
पी. सी. सी. की बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने मन के भीतर छिपे हुए क्षोभ को प्रकट 
करने का भ्रवसर मिल गया । श्री शोभालालजी, श्री रामकरण जोशी और पालीवाबजी' 
ने भ्पने क्षोभ को कडे दाव्दो मे व्यक्त किया । वर्माजी के मन को ठेस पहुँची उन्होंने साथी 
कार्यकर्ताओं को संयम से काम लेने तथा प्रजातन्त्र के तरीके को अपनाने का आ्राग्रह किया। 
वर्माजी ने कहा कि यदि आप सव चाहते हैं कि वर्तमान मन्त्रिमण्डल समाप्त हो तो उसके 
लिए भी अपने मनो की सफाई करके प्रान्त में श्रच्छा वातावरण बनाने का प्रयत्व करना 
होगा तभी हम ऐसा मन्त्रिमण्डल बना सकेंगे जिसे सभी काग्रेसजनो का समर्थन प्राप्त हो। 
वर्माजी के भाषण का प्रभाव यह हुआ कि कटुता बहुत कुछ घुल गई भोर सबो ने भौन्‍्त 
का वातावरण अच्छा बनाने का भ्राइवासन दिया । वर्माजी ने उसी बैठक मे घोषणा की 
कि मैं प्रांतीय काग्रेस कमेटी तथा ए० श्राई० सी० सी० से त्यागपत्र दे रहा हैँ श्रोर मेरी 
समस्त सम्पति देश के नेता श्री जवाहरलाल नेहरू को श्रषित करता हूं वे मुझे मेरे 
व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए जो भी दिशा बतलायेगे उसे स्वीकार करू गा। 
नारायंणी देवी से मैंने स्वीकृति ले ली थी । (डायरी २४ माचे, ५६) 
वर्माजी के इस त्यागपत्र का प्रभाव अत्यन्त शुभञ्र हुआ व्यासजी ने उनके पी० 
सी० सी० के भाषरा के सम्बंध में एक पत्र लिखा और उसकी सराहना करब्वे हुए श्रपनी 
सदभावता प्रकट की । 
६ अप्रेल, १६५६ को वर्माजी ने पडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी समस्त 
सम्पति को श्रर्षित करते हुए पत्र नीचे लिखा पत्र लिखा-- 


२०६ पशोगाथा सारिक्यलाल वर्मा 


१५६ नार्थ ऐवेन्यू 
नई दिल्‍ली 
६ अ्रप्रेल, १६५६ 
प्रादरणीय पडितजी 


भारत को समाजवाद के ढाचे पर ढालने का जो प्रयास आप कर रहे है । उसी 
भावना को लेकर मै यह सोचता हूँ कि मैं श्रपने परिवार के खाने, वस्त्र, मकान और 
द्िक्षा, औषधि की क्यो चिन्ता करता रहूं और यह सव आप पर छोड़ू । आप राष्ट्र के, 
प्राण हैं श्लौर विदव के पथ रचयिता है इसलिए मेरे भी प्यारे नेता है और नेता केः 
निश्चित मार्ग पर चलू तथा श्रपने व्यक्तित्व को समाप्त करूँ । 

मेरे पास खेती के लिए शाठ एकड जमीन है जिस पर झ्राठ हजार रुपया और 
रहने के मकान पर चोवीस हजार रुपये ख्चे हुए है। करीब श्राठ साल की भारतीय 
संसद की सदस्यता से मैने अपने परिवार का खर्चा चलाने के बाद लगभग बीस हजार 
रुपयो की बचत से और १२ हजार कर्जा कर उपरोक्त सपत्ति बनाई है। यह सम्पत्ति 
भ्रापके चरणो मे अपित करता हूं । 

भेरे परिवार मे पाच कन्‍्याए और एक लड़का तथा मेरी धममपत्नी है। तीन 
कन्याश्रो का विवाह हो छुका है एक कन्या उम्र २३ साल एम. ए. भील कन्या छात्रालय * 
उदयपुर में श्रवतनिक सेवा करती है। मेरी घर्मपत्नी इस कन्या छात्रालय और भीलवाड़ा 
मे चलनेवाले महिला श्राश्रम की अवेतनिक सचालिका है । 

सपत्ति तथा पारिवारिक रिपोर्ट सक्षेप मे जानने के बाद सुझे तन मन धन 
सहित आप अपने अ्पित समझेगे ओर इस भक्त के सर पर शअ्रपने प्रेम का हाथ बनाए 
रखेंगे । 

आपका 
माणिक्यलाल वर्मा 


वर्माजी के ऊपर लिखे पतन्न के उत्तर मे नेहरू जी में नीचे लिखा पत्र भेजा-- 


न० १०१८ पी. रामराबव ५६ 
नई दिल्‍ली 
६ मई १९५६ 
भिय माणिक्यलालजी, 


आपके दो पत्र मिले एक ६ अ्रप्रेल का दूसरा ३० अप्रेल का। जवाब देने मे 
देरी हुई माफ कीजिएगा । ' 

आपने जो लिखा है उस पर मैंने विचार किया श्लौर आपकी भावना से “मुझ 
पर श्रसर हुआ । लेकिन इसके मानी क्‍या है जैसा कि आप लिखते है कि आप सब मेरे 
ऊपर छोड़दें ? बहुत दिन हुए श्रापने को देश के काम में लगा दिया और एक मानी मे 
देश पर छोड़ दिया | श्रव भ्रापको किसी को देना क्‍या रहा ? 


यपज्ञोगायथा मारिगक्यलाल वर्मा २०७ 


राजस्थान मे आपको बडे काम करने हैं और इसकी बहुत श्रावश्यकता है । उस 
काम को तो भाप छोड़ नही सकते कोई कठिनाई झापकी हो, काम के बारे से, था अ्रपने 
बारे मे तो जरूर मृझ से आकर कहिए, और हम सलाह मद्वरा करे । 
एक दिन श्राप मुझसे मिलिए । 
आपका 
जवाहरलाल नेहरू 


वर्माजी ने ए. आई. सी. सी. से त्यागपत्र भेजा उसके उत्तर में कांग्रेस अध्यक्ष 


श्री ढेवर भाई ने नीचे लिखा उत्तर दिया। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
जन्तर मंतर रोड 
नई दिल्‍ली-१ 
१६९ श्रप्रेल, १९५६ 
जी ३४/७६५१ 
प्रिय वर्माजी, 


झ्रापका पत्र मिला । बीच में आप यहा आए थे । मैने श्री आवदित्येन्द्रजी से कहा 
था। आप मिल नही सर्क । 

आपका त्यागपत्र मैं श्रभी श्रपने पास ही रखता हूं। कई वार आपके दिंल में 
व्यथा हुई है। इस बार आपने जो कदम उठाया है उसे मै समभता हूं। आपके पास 
सत्य का भण्डार है तब ए. आई सी. सी. से अलग होने की मै आपको किस तरह छुट्टी दे 
सकता हू । आपका भंडार आपका भी है श्ौर काग्रेस का भी है। इसलिए मैं श्रापका 
निवृतिपत्र मैं श्रागे नही भेज रहा हूँ । 

श्रापकी कुदलता चाहता हूँ। 


श्रापका 
उ. न, ढेवर 


ऊपर दिये हुए पत्रो से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसननो में पद और सत्ता 
के लिए जो वेमनस्य उत्पन्न हो गया था उससे वर्माजी को गहरी व्यथा हुई थी और वे 
सच्चे हृदय से यह प्रयत्व करना चाहते थे कि वह वेमनस्य समाप्त हो । उसी उद्देश्य से 
उन्होंने स्वय प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा ए. श्राई सी. सी से त्यागपत्र ही नहीं दिया 
वरन अपनी समस्त सम्पत्ति को भी श्री नेहरू को अर्पण करने का सकलप कर लिया था। 

कांग्रेस जनो मे वंमनस्य दूर करने के लिए वर्मा जी १६ श्रप्रेल १६५६ को 
श्री जयनारायण व्यास से मिले और उनके सामने तीन प्रस्ताव रखे । श्री व्यासजी से 
उन्होने कहा (१) प्रान्‍्त की एकता के नाम पर या तो आप मौजूदा मत्रिमण्डल में अपने 
कुछ व्यक्तियो को मंत्री बना दो । व्यास जी ने कहा एक दो मत्रियो के शामिल होने से 


र्०्८ पशाौगाया पारि्यलाल यर्मा 


क्या हेरफेर होने वाला है (२) हम श्रर्थात पी सी सी. के श्रध्यक्ष, मुख्य मंत्री, भाप तथा मे 
हमारे नेता पडित जी के नाम पत्र लिख दें कि राजस्थान का मामला श्राप पर छोडते है 
श्री व्यास जी का कहना था कि इस तरह के हस्ताक्षर करने का न तो हमे श्रधिकार है न 
यह वैधानिक ही है । (३) श्री सुखाडिया जी को बुलाकर आपके ह्वाथ मे त्याग-पत्र दिला 
दे आप चाहे उसे मुख्यमत्री तथा मत्री बनावे । यह चीज वनावटी हो तो घटे मर मे 
मैं परीक्षा कर ले शर्त यह है कि जिस प्रकार वहुमत से बिना पुछे मे साहस कर रहा हैं 
श्रापको किसी से मिलने न दगा । दो घन्टे मे भेरे सामने आप श्रध्यक्ष पी सी. सी. मुख्य 
मत्री की मौजूदगी मे यह फैसला हो। हाई कमाड को मनाने की जिस्मेवारी मै 
लेता हूँ । व्यास जी ने कहा सुख्यमत्री आप (वर्मा जी) हो जाए। मैने कह्दा मै श्रपन्री 
सेवाओ पर पानी नहीं फेरना चाहता। व्यास जी बोले तो फिर पालीवाल चला नही 
सकते । शास्त्री जी को इस जन्म मे अवसर नही मिलेगा। मैं आपसे भी शभ्रागे रहूँगा इस 
मंत्रिमंडल को ही चलने दे । सगठन के सम्बन्ध मे हमको जरूर सोचना चाहिए । (डायरी 
१६ श्रप्रेल १६५६ ) 

वर्मा जी सच्चे हृदय से कांग्रेस मे वैमनस्थ मिटाना चाहते थे श्रौर श्री जयनारायण 
व्यास के मन में जो क्षोभ और रोष था उसको समाप्त करना चाहते थे। वर्मा जी को 
सत्ता से तनिक भी मोह नही था यह श्री ढेवर भाई से जो उनकी मुख्य मत्री बनने के 
संबंध में बात हुई उससे स्पष्ट हो जाता है । 

१० मई १९५६ को डायरी मे वर्मा जी ने लिखा “श्री ढेबर भाई से ४ बजे 
मिला उन्होने मुभे राजस्थान का मुख्य मंत्री बनने को कहा। मैंने कहा मुझे इस नकके- 
यातना में क्यो डालते हो ? पडित जी का श्रादेश हो तो मानोगे उन्होने पूछा । मैने कहा वे 
देश के नेता है। दूसरा सव हुक्म मानूगा इसकी तामील नहीं करू गा ।* 

स्पष्ट है कि कांग्रेस श्रध्यक्ष श्री ढेबर भाई ने यह प्रस्ताव केवल अ्रपन्ती श्रोर से 
ही नही रखा था वरन श्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर रखा था। यदि वर्मा जी को 
सत्ता का मोह होता तो वे राजस्थान के मुख्यमत्री कभी भी बन सकते थे । नेहरू जी का 
उनमे श्रटट विद्वास था परन्तु पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के उपरान्त वर्मा जीने 
सत्ता में न जाने का निएचय कर लिया था । आज के अवसरवादिता श्र सत्ता के लिए 
भ्रशोभनीय होड के यूग मे वर्मा जी की सत्ता के प्रति गहरी उपेक्षा एक ऐसी घटना 
है जिस पर सहसा आज के राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वास नही करेगे। यह वर्माजी के 
चरित्र का श्रत्यन्त उज्ज्वल पक्ष है। यद्यपि वर्मा जी मतेक्य चाहते थे प.ल्‍्तु वह हुमा 
नही । तव श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस हाई कमाड के श्रादेशानुसार वर्मा जी से कहा 
कि जयनानारायण व्यास को प्रान्तीय कांग्रेस का भ्रध्यक्ष बनाया जावे । वर्मा जी ने इसको 
स्वीकार कर लिया श्रौर श्री श्रादित्येन्द्र ने श्रध्यक्ष पद से त्याग-पत्र दे दिया। वर्मा जी 
व्यास जी, आदित्येन्द्र जी और सुखाड़िया जी ने उस समय एक सम्मिलित बयान भी 
प्रकाशित किया था जिससे यह ध्वनि निकलती थी कि हम लोगो ने मिलकर यह निश्चय 
किया है कि व्यास जी प्रान्तीय सगठच के शअ्रध्यक्ष पद का भार सम्हाले । 


यशोगाया सारिक्यलाल वर्मा २०६९ 


झाशा थी कि संवन्ध श्रच्छे होगे परन्तु व्यासजी तथा वर्माजी मे मतभेद 
समाप्त नही हुए । चुनाव में टिकटो के बढवारे को लेकर मतभेद और शअ्रधिक उग्र 
हो गए । उदयपुर के क्षेत्र के जिन लोगो को टिकट दिए गए थे उन्होने वर्माजी के 
नेतृत्व मे कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्त को सूचित कर दिया कि वे खड़े नही होगे । 
केवल झाचार्य निरजननाथ ने टिकट नही लौटाया, वर्माजी ने श्री नेहरूजी को एक 
विरोध पत्र लिखा तब स्थिति मे सुधार हुआ और वर्भमाजी आदि खड़े हुए । 


वर्माजी तथा व्यासजी का मतभेद : 
लेखक का यह निश्चित मत है कि राजस्थान के लिए श्रत्यन्त हानिकारक 
झोर अशुभ घटना थी कि वर्माजी और व्य(सजी में उम्र मतभेद खड़ा हो गया ॥ दोर्नो 
राजस्थान के तपे हुए और शौरयवान सेनानी थे जिन्होने अपने जीवन को देश को स्वत्त्र 
करने तथा देशी राज्यों को प्रजा के लिए उत्तरदायी शासन' प्राप्त करने के प्रयत्नो में खपा 
दिया था। दोनो ही आाद्ंवादी ओर सिद्धातो के श्राग्रही थे। यदि वर्माजी श्रौर व्यासजी 
में मतभेद न उठ खड़ा होता श्रौर व्यासजी दीघेकाल तक शासन तथा वर्माजी सगठन का 
नेतृत्व करते तो राजस्थान का राजनीतिक जीवन श्रत्यन्त शुद्ध और तेजवान बनता। 
प्रदेशिक तथा जातिगत भावना समाप्त हो जाती ओर काग्रेस अत्यन्त प्रगतिशील प्रभाव 
धाली तेजस्वी श्रोर लोकप्रिय राजनीतिक सगठन बनता । परन्तु राजस्थान का यह 
दुर्भाग्य था कि वे दोनो श्रलग होगए, सगठन और प्रशासन की सीमाओ पर दोनों मे 
मतभेद था ही उन दोनो के निकट जो लोग थे उन्होने इस मतभेद को अ्रधिक तीत्र करचे 
का प्रयत्त किया | व्यासजी को सामन्‍्ती शासन का इतना कट्ु अनुभव नही था जितना 
कि वर्माजी को था यही कारण था कि वर्माजी का जागीरदारो तथा राजाग्रो के प्रति 
जैसा कठोर दृष्टिकोण था वैसा व्यासजी का नहीं था। व्यासजी की मान्यता थी कि 
जागीरवारो तया राजाओ,की मनोवृत्ति मे परिवर्तन हो जावेगी श्रौर उनको साथ लेकर 
कार्य किया जा सकता है यही कारण था कि जव काग्रेस सगठन का उन्हें पूरा सहयोग 
नही मिला तो उन्होने जागीरदारो को काग्रेस मे लाने का प्रयत्वन फिया । उससे वर्माजी 
तथा व्यासजी मे और भी भ्रधिक दूरी उत्पन्न हो गई। परन्तु उग्र मतभेद होते हुए भी 
वर्माजी के हृदय मे व्यासजी के लिए श्रावर और श्रद्धा थी। यही कारण था कि जब 
साधारण चुनाव मे काग्रेस द्वारा ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे दिए गए कि जो व्यासजी की 
दृष्टि मे अ्रत्यन्त अवाछनीय थे और जिन्हे टिकट देकर काग्र स ने अपने यद्व श्रौर प्रतिष्ठा 
फो गिराया था तो एक साहसी निर्भीक राजनीतिक योद्धा की भाति व्यासजी ने खले 
रूप मे सभाएं करके भाषण देकर उन श्रवाछित काग्रेस टिकट प्राप्त उम्मीदवारों का 
खुला विरोध किया श्लौर इस अनुशासनहीनता के लिए जब जवाहरलाल नेहरू और 
कांग्रेस का सर्वोच्च नेतृत्व ( हाई कमाड ) उनकी काग्रेस से निलम्बित करने की बात 
गभीरता से सोच रहे थे तो वर्माजी ने श्री नेहरू को पत्र लिख कर श्री व्यासजी के 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विरोध किया श्र लिखा कि यदि 


5 को कांग्रेस से निकाला गया तो मै (वर्माजी ) भी काग्रेस से त्यागपत्र 
दूंगा । 


ग्रध्याय ग्यारहवां 


व्यर्साजी वर व्वारा गाज्डिया व्छोछ्ारों ज्ही 
प्रनल्तिह्या प्थूरी व्कराक्ता 


वर्माजी के हृदय में शोपित, पीडित, तथा पिछडी, जातियो के लिए अगाव 
प्रेम था। वे सदेव उनके कल्याण की बात सोचा करते थे। जहा कही उन्हें कोई 
पिछडा भर पीडित समुदाय दिखलाई पडता वे उसके उत्थान के कार्य को हाथ मे लेते 
श्रौर तन मन से उनके उत्थान के कार्य मे जुट जाते। यही कारण था कि पिछड़ी जातियों 
का उन्होने सहज विश्वास प्राप्त किया था । राजस्थान का ही नही भारत का कोई भी 
राजनीतिक नेता ऐसा नहीं था जिसे आदिवासियों श्रीर पिछडी जातियो का वर्माजी 
जैसा सहज विश्वास प्राप्त हो । स्वाभाविक ही था कि गाड़िया लुहार जो सैकडो वर्षो 
पूर्व चित्तीड छोडते समय उनके पूर्वजों ने जो प्रतिज्ञा को पालते हुए घुमक्कड जीवन व्यतीत 
कर रहे थे उनकी ओर उनका ध्यान गया । 

वर्माजी जीप द्वारा अजमेर से अपने दौरे पर देवली की सडक पर जा रहे 
थे। सरवाडा के पास उन्हे गाडिया लुहारो का एक शिविर मिला। वर्माजी ने देखा कि 
पेड की छाया मे गाडिया लुहारो की गाडिया खडी हुई है बच्चे खेल रहे है तथा जियो 
भारी घन से गरम लोहे को कूट रही है तथा घौकनी से श्रगीठी की अग्नि को प्रज्वलित 
कर रही है। तथा पुरुष लोहे के थौजार बना रहे है | वर्माजी ने जीप वही रोक दी श्रौर 
उनके शिविर मे चले गए। जिस राजनीतिक कार्य से वे दोरा कर रहे थे उस आ्रावश्यक 
कार्य तथा मीटिंग में सम्मिलित होना वे भूल गए और वे ग्राडिया लुहारो के सम्बन्ध में 
सब कुछ जान लेने के लिए वहा रुक कर वृद्ध गाडिया लुहारों से बात करने लगे । 

वृद्ध गाडी लुहारो ने वर्माजी को अपने पूर्वेजों की भ्रतिज्ञा का जो इतिहास 
सुनाया उसे सूच्र कर वर्माजी आत्मविभोर हो उठे । उनका इतिहास श्रत्य्त प्रे रणादायक 
और वीरतापूर्ण था | गाडिया ल॒हारो ने वर्माजी को बतलाया कि उनके पूव॑ंज प्रसिद्ध 
चित्तौडगढ की स्वतत्रता की रक्षा के लिए जूमने वाले वीर संनिक थे । चित्तौड़ के तीसरे 
साके मे जब बादशाह अकवर ने चित्तौड को विजय कर लिया | श्रधिकाश वीर रणभूमि 
में श्रपत्ती मातृ भूमि की रक्षा करते हुए सदेव के लिए सो गए तो बचे हुए गाडिया 
के पूर्वजो ने उस ऐतिहासिक दुर्ग के उदयापोल नामक विशान द्वार के नीचे एकत्रित हो 


घशौगाया भारिगव्यलाल वर्समा २१११ 


चित्तौड़ से भ्रन्तिम विदाई ली और यह प्रतिज्ञा की कि “ हे वीरभूमि चितौड़ हम तुम्हारे 
पुत्र यह प्रतिज्ञा करते है कि जब तक हम तुम्हे पुन. स्वतत्र नही कर लेते तब तक हम 
तुम्हारी सतान :-- 

(१) बस्ती या जंगल कही भी घर बना कर नही रहेगे । 

(२) शय्या (पलग) पर नही सोवेगे । 

(३) दीपक नही जलायेगे । 

(४) कुये या वावड़ी से पानी खीचने का रस्सा श्रपने पास नही रखेंगे । 

(५) चितीड़ के दुर्ग पर नही चढेगे । 

१५६८ में जब बादशाह अकबर ने वीरभूमि चित्तौड पर आ्राक़मण किया और 
भयानक युद्ध के पश्चात जिसमें श्रधिकाश चितौडवासी श्रपन्ती मातृ भूमि की रक्षा करते 
हुए घराशायी हो गए श्र बहुत वडी सख्या मे जियो ने जोहर कर अपनी पवित्रता की 
रक्षा की । जब चित्तौड पर बादशाह का अधिक्रार हो गया यह घटना तब की थी । 
चार सौ वर्ष का समय व्यनीत हो गया था परन्तु गाड़िया लुहार देश मे हुए परिवततेनो से 
नितान्त श्रनभिज्ञ ये । गाड़िया लुहारो को इस वात की कल्पना भी नही थी कि दिल्‍ली 
में मुगल वादशाहत समाप्त हो गई और देश अ्ग्रेजो के श्राधीन हो गया श्रौर १६४७ 
में भ्रग्नेजो का शासन समाप्त होकर भारत पूर्णूं रूप से स्वतत्र हो गया है। वे अपने 
पूर्वजों की प्रतिज्ञा को देश के स्वतत्र हो जाने के उपरान्त भी पूवंबत निभाते रहे । सघार 
के इतिहास में ऐवा उदाहरण कही देखने को नही मिलता कि एक जाति अपनी मातृ 
भूमि की स्वतंत्रता के लिए चार सा वर्षों तक खानाबदोश बन जीवन की सामान्य 
सुविधाओं से वचित रह कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहे । 

मुगल सेनाओ के चितौड विजय के उपरान्त गाडी लुहारो के पूर्वजों ने 
छापा मार युद्ध आरभ किया | वे जगलो में रहते अस्त्र शञ्ओ फो बनाते चितौड दुर्ग पर, 
पुन. अधिकार करने के लिए छापामार युद्ध करते परन्तु लम्बे समय तक प्रयत्न करने पर 
भी वे जब सफल नही हुए तो अपनी आन की रक्षा के लिए वे बेलगाडियो मे चित्तौड से 
चल पड़े और जीवन निर्वाह के लिए अन्य उपाय न देखकर वे घरेलू काम मे श्राने वाली 

लोहे की वस्तुएं तथा खेती मे काम झाने वाले श्रौजार वनाने लगे । 

तभी से वेलगाडी ही उनका चलता फिरता घर वन गया। उसी बैलगाड़ी 
में वे श्रपत्ता परिवार तथा गृहस्थी की आ्रावश्यक वस्तुएं लिए हुए ग्राव गाव घुमते 

फिरते रहते । 

कालान्तर में यह सेनिक जाति लोहे की वस्तुओ के निर्माता के रूप में 

प्रसिद्ध हो गई। संकड़ो वर्षों तक लोहे की वस्तुओं का निर्माण करते रहने के कारण 
वे भत्यन्त निपुरा हो गए और सफलतापूर्वक वे अपना जीवन निर्वाह करने लगे । 
प्रत्येक गाडी लुहारो का समूद्‌ भ्रपने निद्दिचत क्षेत्र मे घृमता स्थान विज्येप पर अपना 
शिविर लगाता शभ्रर्थात्‌ गाड़िया खडी कर देता और समीपवर्ती ग्रामो की लोहे को 
वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था। गात्रवाले अपने औजारों के लिए 


२१२ यशोगायथा मारिक्यलाल वर्मा 


गाडिया लुहारो के आने की प्रतिक्षा करते रहते । 
परन्तु जैसे यातायात की सुविधाएं बढती गई शौर मशीन द्वारा बनी हुई सस्ती 
कारखानो की लोहे की वस्तुए वाजारो मे बिकने लगी गाडिया लोहारों का लोहे का उद्योग 
पतनशील होता गया श्रौर उनकी श्राथिक स्थिति विगडती गई। आर्थिक दृष्टि से जब 
गाडिया लुहारो की स्थिति गिरने लगी तो उनमे सामाजिक रूढिवादिता का प्राबल्य हो 
गया । इस प्रकार चार सौ वर्षो है दीर्घकालीन समय में यह जाति श्राथिक तथा सामा- 
जिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड गई और छसकी दशा दयनीय हो गईं। अधविश्वास, 
प्रपरागत अनुसरण, घोर निरक्षरता ने उनको रूढिवादी और श्रप्रयत्तनशील बना दिया। 
उनका रहन सहन, आचार विचार तथा जीवन पद्धति श्राज से कई शताब्दी पूर्व जैसी है । 
प्राचीन काल की यह वीर जाति और पूर्व श्राधुनिक काल की यह कारीगर श्रोर कलाकार 
जाति आधुनिक युग मे निर्धनता तथा वेरोजगारी से त्रस्त हो श्रधविश्वासों श्र श्रपरिवर्तन- 
शीलता की शिकार वन गई । 
इस वीर जाति का ऐसा दुखद पतन होने पर भी उनमे ऊचे दर्जे की नैतिकता 
पाई जाती है। श्रशिक्षित तथा अधविद्वास होने भी कुछ बातो में वे कथित सभ्य और 
सुसस्कृत समाज से बहुत श्रेष्ठ हैं। यह लोग परिश्रमी और कमाकर जीवननिर्वाह करते 
हैं। वे लोग परिश्रम करना धर्म समभते है चोरी डाके जं॑से अ्रपराधो को वे अत्यन्त नीच 
श्रीर हेय समभते हैं । यदि किसी दिन उनकी लोहे की वस्तुएं न बिके और उनके पास 
खाने को अनाज न हो तो भी वे भिक्षा मागने की श्रपेक्षा भुखे सो जाना पसंद करते हैं, 
किसी से कभी कुछ मागते नही है। श्रपतती श्रान और मान मर्यादा के वे अत्यन्त धनी होते 
हैं। बडे से बडे कष्ट को वे सहन करते है परन्तु वे भपनी आन श्र मान मर्यादा पर 
श्राच नही श्राने देते । 
गाडिया लुहार शपथ का श्रत्यन्त सम्मान करते है श्रौर शपथ में विश्वास करते 
हैं। किसी भी गाडिया लुहार के लिए सबसे वडी शपथ चित्तौड दुर्ग के तीसरे साके के 
समय नरसहार की है । यह शपथ चित्तौड़ दुर्ग की दिशा में मु ह करके तथा हाथ में पानी 
लेकर ली जाती है कोई गाड़िया लृहार अपने सगोतिए बन्धुओ से उधार दिए हुए रुपए 
पर व्याज नही लेता । यदि कोई उधार दिये हुए रुपये पर व्याज ले लेता है तो जाति 
उसे प्रायश्चित कराती है । 
गाडी लुहारो का जनतान्त्रिक संगठन है। पंचों का निर्णय मानना सबके लिए 
अनिवायें है । पच लोग सारे कंगड़ो को निपटा देते है । कोई गाड़ी लुहार श्राज तक 
पुलिस अथवा किसी भी न्यायालय की शरण नही गया । विवाह, तलाक, सृत्यु भोज श्रादि 
के सम्बन्ध मे जाति के नियमों तथा रीति रिवाजों का उल्लंघन दडनीय है । दंड अपराध 
की ग्रुरुता पर निर्भर करता है। कही कही गाडी लुहारो को मुमलिया, पाल, गिसाड़ी, 
वमरिया, घुलकूटिया श्रादि नामो से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र कर्नाटक, बम्बई तथा 


मध्य प्रदेश मे फिरने वाले गाड़ी लुहारो ने वहां की भाषा श्रपनाली है परन्तु परिवार मे 
आपस में वातचीत राजस्थानी में ही करते है । 


पैज्ञोगाया मारिएक्यलाल वर्मा २१३ 


उनमे छोटी आयु में कन्या का विवाह करने कन्या विक्रय, मद्यपान, मृत्युभोज 
भ्रादि सामाजिक कुरीतियां गहरी पेठ गई हैं । यद्यपि गाड़िया लुहार उत्तर भारत के सभी 
राज्यों मे पाये जाते है तथा मध्य प्रेदेश ओर महाराष्ट्र में भी वे बडी सख्या मे मिलते है 
परन्तु पूछने पर सभी अपनी वंश्ोत्पत्ति सदेव चित्तौड़ के क्षत्रियों से ही बतलाते है । 

४०० वर्ष के दीर्घकाल मे यह वीर घुमक्कड़ जाति भ्रपने को जैसे भूल गई 
भ्रायिक तथा सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड गई। उसको इस बात का भी आभास 
नही कि देश मे क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए देश स्वतत्र हो गया। चार सौ वर्षो 
पूर्व जो उनके पूर्व॑जो ने प्रतिज्ञा की थी उसको मान्य कर वे एक घुमक्कड़ जाति का जीवन 
ब्यतीत कर रहे थे । 

किसी राजनीतिक नेता श्रथवा समाज सुधारक का ध्यान उनकी ओर नही गया । 
ऐसा कोई भारतीय नही होगा जिसने गाड़िया लुहारो के शिविरों को न देखा हो परन्तु 
किसी के मानस मे उनको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नही हुई श्रोर देश के स्वतत्र हो 
जाने के उपरान्त भी उनका जीवन पूर्ववत चलता रहा । 

पहली बार श्री मारिएक्यलाल वर्मा जब केकड़ी के पास उनसे मिले और उनके 
गत इतिहास की जानकारी प्राप्त की ४०० वर्षो से अपने देश की श्राजादी के लिए भटकने 
वाली इस जाति की श्रोर किसी ने ध्यान नही दिया तो अनायास उनके मन में यह भावना 
उदय हुई कि इस वीर जाति को बसाने श्र उनके उत्थान करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
उन्होने वृद्ध गाडिया लुहारो से कह! कि भाई चित्तीड ही नही समस्त देश स्वृतत्र हो गया 
है। चित्तौड़ भी श्रव स्वतत्र है तुम्हारे पूवंजो की हुई प्रतित्ना पूरी हो चुवी है श्रव 
तुम्हे इस प्रकार भटकने की आवश्यकता नहीं है घर बनाकर रहना चाहिए और 
भपने उद्योग को विकसित करता चाहिए । वर्मा जी ने गाड़िया लुहारो से कहा कि श्रव 
तो देश स्वतत्र हो गया है किसी एक जाति का नही जनता का राज्य है उप्तमे तुम भी 
शामिल हो । मुगली का राज्य सेकडो वर्ष पहले समाप्त हो गया श्रौर अ्रग्नेज भी चले गए 
तुम अगर मज़ूर करो तो भारत के प्रधान मत्री पडित जवाहरलाल को चित्तौड लाऊं, 
तुम भी आवो | गभीरी नदी के उस पार तुम खडे रहो जिसको पार कर तुम चित्तोर नही 
जाते हो भ्रोर दूसरी श्रोर पंडित जवाहरलाल नेहरू खडे रहे भर तुम्हारी मनुहार करे 
ओर चित्तोड़ किले पर चढाकर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करादे | गाडिया लुहारो ने कहा कि 

हमारा राज्य हो गया इसका क्या प्रमाण है ? वर्मा जी ने उत्तर दिया कि दिल्‍ली के लाल 
किले पर जो तिरगा भडा फहराता है वह तुम्हारे हाथो से विजयस्तम्म पर फहरा द तो 
प्रमाण मानोगे या नही ? गाडिया लुहारो को भरोसा हो गया । 

परल्तु वर्मा जी की बातो का उन पर कोई श्रसर नही पड़ा वे कल्पना नही कर 
सके कि चित्तौर स्वतत्र हो गया है श्रौर चार सी वर्षो पूर्व जो उनके पुबंजो ने प्रतिज्ञा की 
थी वह पूरी हो चुकी है। वर्माजी इससे निराश नही हुए। वे घुम-घुम कर गाडी लुहारो 
के समूहों से मिले । श्रजमेर, टोक, कोटा, किशनगढ आदि अ्रनेक स्थानो पर वर्माजी स्वय 
गए गाड़ी लुहारो से मिले उन्हें समक्राया कि अब उनका चित्तौड़गढ़ स्वतन्त्र है उनके 


२१४ परशोगाथा माशिवपलास वर्मों 


पूर्वजो की प्रतिज्ञा पूरो हो चुकी है श्रत उन्हे कही पर बसकर स्थायी रूप से रहना 
चाहिये। आरम्भ मे गाडिया लुहारो को वर्माजी की वात पर भरोसा नही होता था। 
परन्तु जब वर्माजी उनसे कहते कि यदि भारत के प्रधान मन्त्री पडित जवाहरलाल नेहरू 
तथा मेवाड के महाराणा स्वय तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करावे श्रौर तुम से कहे कि चित्तौड़ 
अब स्वतन्त्र है श्रोर चित्तीड के विजय स्तम्भ पर तुम्हारे हाथो से भारत की राष्ट्रध्वजा 
तिरगा झड्ा फहराया जावे तब तो तुम्हे विश्वास होगा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्णों हो गई 
है। वर्माजी के इस कथन से गाडी लुहारो को थोडा भरोसा हुआ्रा वे चित्तौड़ भाने के 
लिए तेयार होने लगे । 
वर्माजी ने सोचा कि इस वीर घुमक्कड जाति को एक वार चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश 
कराकर औपचारिक रूप से उनके पूर्वजों द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूर्णो कराया जावे। 
देश भर के विभिन्‍न राज्यों में घुमनेवाले गाडिया लुहारो को बडी सेख्या में चित्तौड़ 
आमन्त्रित किय्रा जावे और प्रधान मन्त्री नेहरू द्वारा चित्तोड़ मे प्रवेश कराकर उनका 
एक वृहद सम्मेलन किया जावे तो गाड़िया लुद्वारो को विश्वास हो जावेगा । वे मकान 
बनाकर स्थायी रूप से वसना भ्रारम्भ करेगे झ्लौर तव उनकी आथिक स्थिति को सुधारने 
का प्रयत्त किया जा सकता है। अतएव वर्माजी घुम घुम कर गराडिया लुहारो के समूही 
से मिलने लगे। वे केवल राजस्थान में ही गाडिया लुहारो से नही मिले उन्होने महाराष्ट्र, 
गुजरात, मध्य प्रदेश मे घुमने वाले गाड़िया लुहारो से भी सम्पक स्थापित किया। स्वयं 
उनके शिविरों मे जाकर उन्हे चित्तीड़ आने के लिए आमन्त्रित किया और उन राज्यो के 
मुख्य मन्त्रियो तया समाजसेवी व्यक्तियों से मिलकर इस जाति को बसाने का जो भगीरथ 
प्रयत्त वे कर रहे थे उत्तमे सहयोग देने के लिए उन्हे तैयार किया । चित्तोड़ में उन्होंने 
अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं की इस सम्बंध मे एक सभा बुलाई उनके सामने यह प्रस्ताव 
रखा कि इस वीर घुमक्कड जाति को बसाना है वर्माजी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप कर्मठ 
कार्यकर्ताओं की एक टोली इस कार्य के लिए जुट गई। राजस्थान सरकार को भी 
बर्माजी ने गाड़िया लुहारो की प्रतिज्ञा को पूरी कराने मे सहयोग देने के लिए तेयार कर 
लिया । 
यह प्रारभिक तंयारी कर लेने के उपरात वर्माजी अजमेर मे होने वाली ए. झ्राई, 

सी. सी. की बेठक के भ्रवप्तर पर प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से मिले भर उन्हीने 
इस वीर हृढ प्रतिनज्न घुमक्कड़ जाति की प्रेरणादायक वीरगाथा उन्हे सुनाई । श्री जवाहर 
नेहरू गाड़िया लुहारो की प्रतिज्ञा और उनकी वीर गाथा को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। 

बोले मुफे नही मालूम था कि भारत मे एक ऐसी भी जाति है जो चार सौ वर्षो से 

घित्तौड को स्वतन्त्र करने की प्रतिज्ञा से बधी हुई घुमक्‍्कड़ जाति का जीवन व्यतीत कर 

रही है। स्वतन्त्र भारत में उन्हे बसाने का अवश्य प्रयत्न होना चाहिए। प्रधान मन्त्री 

नेहरू ने इस जाति की वीर गाथा सुनकर उनमे अपनी गहरे दिलचस्पी दिखलाई शौर 

वर्माजी को वचन दिया कि वे अवश्य ही चित्तौड आकर उनकी प्रतिज्ञाको पूरी करावेंगे। 

वास्तव में प्रधान मन्त्री गराड़िया लुहारो छी कहानी सूनकर इतने अ्रषिक प्रभावित हुए 


वंशोगाथा मारिवयलाल वर्मा २१४५ 


कि वह उनके मन में स्थायी रूप से वस गई। वे दिल्‍ली जाकर भी उनको नहीं भूले 
और उन्होने वर्माजी को पत्र लिखा कि कुछ छने हुए गाडिया लुद़्ारो को २६ जनवरी के 
अवसर पर वे दित्ली लावे । इस सम्बन्ध में उन्होंने वर्माजी को एक पत्र लिखा था जो 
इस प्रकार है -- 
नई दिल्‍ली 
२५ नवबर १६५४ 
प्रिय माशिक्यलालजी, 
ग्रापका १६ नवबर का पत्र कुछ दिन हुए मुभे मिला। मुझे पूरी तौर से याद 
है जो श्रापने मुझसे गाडिया लूहार जाति की निस्वत कहा था श्रौर मेरी इच्छा हे कि 
चित्तीडगढ जाऊ और उन लोगो से मिलू । लेकिन मेरी इस वक्‍त कुछ मजबूरिया है 
जिसपि मै कोई तारीख मकरंर नही कर सकता या अ्रगर गोल मोल मे आप चाहे तो मै 
कह सकता हूँ कि मार्च पहले सप्ताह मे शञाने की कोशिश करू गा । 
श्रच्छा होगा भ्रगर इन लोगो मे से कुछ चुने हुए श्राप यहा लाते मुभसे मिलने 
को और मै खुद उनमे बाते करता और वे लोग भी यहा कुछ देखते । यह भी हो सकता 
है कि उनमे से कूछ लोगो को आप लाते तो २६ जनवरी के दिन जब हमारी बडी परेड 
निकलती है श्रौर इसमें बहुत लोग हिस्सा लेते हैं श्रौर अलावा फौज के तो हम उनमे से 
कुछ लोगो को मिला दें हम चाहते है कि इध बडी परेड मे श्राम जनता को तरह के छोग 
हो । 
इसके माने यह नही है कि बाद को मै नही झाऊगा वह बात तो श्रलग है श्रौर 
पक्की है । 
श्री माणिक्यलाल वर्मा, 
१५६ नार्थ एवेन्यू, नई दिल्‍ली 
श्री जवाहरलाल नेहरू की इस घुमक्क्रड जाति के प्रति गहरी दिलचस्पी वर्माजी 
ने पंदा करदी थी इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है। प्रधान मनन्‍्त्री का यह पत्र प्राप्त 
होने के पदचात वर्माजी ने चित्तीड में गाडिया लुहारो की प्रतिज्ञा पुरी कराने तथा सम्मेलन 
करने की विरतृत योजना तैयार की श्रोर जनवरी १६५४ मे मद्रास के सत्यम्ृत्ति नगर मे 
हो रहे अखिल भारतीय काग्रेस श्रधिवेशन में श्री नेहरू से पुन. भेट की श्रौर गाड़िया 
लुहारो को चित्तोड प्रवेश कराने के सम्बन्ध मे अपनी सम्पूर्ण योजना से श्रवगत कराया । 
श्री नेहरू ने उस योजना को बहुत पसद किया भर ६ अश्नेल को गाड़िया लुहारो के 
चित्तौड प्रवेश के समय स्वय चित्तौड आने की स्वीकृति दे दी | वर्माजी का उद्देश्य पूरा 
हो गया। प्रधान मन्त्री नेहरू द्वारा गाडिया लुहारो को चित्तौड मे प्रवेश करने के लिए 
कहने की बात जो उन्होने गाडिया लुहारो से कही थी वह पुरी हो गई। श्रव वर्माजी 
गाडिया लुहारो को चित्तोड़ में प्रवेश कराने की योजना को क्रियान्वित कराने मे जुट 
गए । 


२१६ धशौगाथा सारिक्धेलाल वर्मा 


सबसे पहले वर्माजी ने राजस्थान से सो गाडिया लृहारो को २६ जनवरी, १६५५ 
के गणतन्त्र दिवस पर उस समारोह में भाग लेने के लिए भिजवाया | उस समय वे स्वयं 
भी गए। गाड़िया लुद्दारो ने मुख्य समारोह मे भाग लिया श्रौर सास्क्ृतिक भांकियो मे 
इस घुमक्मड़ जाति की जीवन भाकी भी प्रस्तुत की गई। दूसरे दिन प्रधान मल्त्री ने 
वर्माजी सहित गाडिया ल्हारो को राष्ट्रपति भवन मे जलपान के लिए बुलाया और उनका 
सम्मान किया । श्री नेहरू ने गाडिया लुहारो को विदा करते हुए स्नेह भरे शब्दों मे कहा 
“मै ६ श्रप्रेल १६५५ को चित्तौडगढ श्रा रहा हूं हम श्रव चित्तीड़गढ़ पर ही मिलेगे ।” 

प्रधान मन्त्री नेहरू के इस स्नेहपूर्ण भौर अपनेपन के व्यवहार से गाड़िया लुहार 
श्रत्यन्त प्रभावित हुए । गणतन्त्र के समारोह मे सम्मिलित होने के कारण उन्तके मनसे 
सदेह जाता रहा और वे लोग सब लौट कर अपने स्थानो पर गए तो वे अपने सजातियों 
को चित्तौड़ चलने के लिए प्रोत्साहित करने मे जूट गये । वास्तव में गाड़िया लुहारो के 
दिल्‍ली जाने से सम्मेलन की सफलता का मार्ग प्रशस्त हो गया । 

दिल्‍ली बुलाने के लिए उन्होने भारत के विभिन्‍न भागों में घुमनेवाले गाड़िया 
लुहारो के नाम एक छंपा हुआ निमन्त्रण अपने कार्य कर्ताओं के हाथ भेजा था। वर्माजी 
ते गाडिया लहारो के नाम नीचे लिखा सदेश भेजा था -- 
बच्धुओ, 

चार सो वर्षो से हिन्दुस्तान की आजादी के लिए भटकनेवाली कौम गाडिया 
लुहारो से उनकी प्रतिज्ञा चित्तौडगढ पर पूर्ण कराने की प्रार्थना मैने भारत सरकार के 
प्रघान मत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से की । उन्होने जनवरी सन्‌ १६५५ को दिल्‍ली आने 
का वुलावा दिया । वे चाहते है कि चित्तीडगढ मे उनका सम्मेलन हो इससे पूर्व वे दिल्‍ली 
भें श्राकर देखे कि उनका देश आजाद हो गया है। दिल्‍ली, चित्तौड़ तथा सारे भारत पर 
अब विदेशी राज्य नही रहा और अपने देशवासियो का राज्य हो गया है। इस मौके पर 
पडितजी स्वय गाड़िया लुहारो से बात करेगे और उस समय हम उनसे चित्तीड श्राने की 
तारीख निर्िचित करायेगे | ग्राड़िया लुहार जबसे चित्तौड से गए है वे हैदराबाद, बम्वई, 
मध्यप्रदेश, मध्य भारत, पजाव, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान प्रादि सभी प्रातो में 
फंले हुए हैं। उनका पेशा किसानो के ओजार तैयार करना और बैलगाड़ियों मे फिरना 
है। उनको अपने श्रौजार बनाने के लिए कच्चा माल नही मिलता और मिलता है तो 
तैयार हुए औजारो को वे सारे दिन तथा कभी कभी दो तीन दिन भटकने के बाद कम 
कीमत पर बेच पाते हैं। उनमे शराव पीने की बुरी श्रादत है जिसके कारणा उनके पास 
पंसा बच नही पाता है। वे श्रापस मे खूब लडते है लेकिन उनका एक भी मुकदमा 

झ्रदालत मे नही यया है । कन्या वाले शादी के मौके पर वर पक्ष से पांच सौ से दो 
हजार रुपये तक वसूल कर लेठे है। उनमे शिक्षा विल्कूल नही है। वे भाव, भोपा, भूत, 
डाकिन मत्र तत्र के चक्कर मे पडे हुए हैं। बृढे और समभदारो के सिवाय श्रत्र वे चित्तौड़ 
की प्रतिज्ञा को कहानी भूलते जा रहे है कोई उनसे पूछता है तो कहते है कि चित्तौड़ की 
सतियो की आन है इसलिए घर तही बनाते है। ४०० वर्ष से श्रव तक उनकी किसी ने 


यशोगाया मारिक्यलाल वर्मा २१७ 


सम्हाल नही की है । शहरो के नजदीक कुछ लोग अ्रव वसने लग गये है। मगर लाखो 
लुहार भ्रब भी प्रतिज्ञा पर दृढ है। बेलगाड़ियों मे तो वे खाट उल्टी बिछाते है मगर नीचे 
उत्तार कर कुछ लोग सीघी पर भी सोने लगे हैं । कुए से पानी खीचने का रस्सा वे अ्रव 
तक नही रखते है । चित्तीड की कालिया माता की शपथ उनमे श्राज भी चल रही है। 

इसलिए मैंने निश्चय किया हे कि सारे हिन्दुस्तान के गाड़िया लुहारो को चित्तौड़ 
बुलाया जावे । वे चित्तौड़ के नीचे ठहरे । उस दिन पडित जवाहरलाल नेहरू उनसे 
झ्राकर कहे कि अरब तुम्हारा देश हिन्दुस्तान श्राजाद हो गया है श्रव तुम चित्तीड़ पर 
चढ़ो । श्रागे श्रागे पडित जी और पीछे गाड़ी लुहार सवारी के साथ चले। किले पर 
चुदने के बाद पडितजी उनके हाथ से तिरंगा भडा विजय स्तम्भ पर फहरावे । 

किले पर जाते समय प्रत्येक दरवाजे पर स्वागत हो। उदयपुर के महाराणा 
साहब भी उनका स्वागत करें श्रौर कहे कि श्रव हमारी शपथ पूरी हो गई श्राप चित्तौड़गढ़ 
पर चढो । उस समय गाड़िया लुहारो की ओर से पडित जी से निम्नलिखित प्रार्थनाए 
की जावें-- 

१. इन लोगो का घन्धा गाव गांव फिरने का है । इसलिए एक राज्य मे बस नहीं 
सकंगे । मगर जिन जिन राज्यो मे बसना चाहते है उनको मकान बनाने श्रीर खेती 
के लिए जमीन दी जाय । बजर पडी जमीन के तेयार करने मे उनकी मदद की 
जावे । जमीन खैती के लायक होने के वाद लगान वसूल हो । 

२. खेती की जमीन या तो नहरी राज्यो मे मिले या कुए खुदाने के लिए तकावी की 
व्यवस्था की जावे श्रौर उसकी लम्बी किझते की जावे ॥। 

३. अभ्रगर जगल पास हो तो मकान बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर पहली बार 
मुफ्त दिलाया जावे। 

४. प्रत्येक ३०० परिवारों पर बच्चो की पढाई के लिए पाठशाला खोली जावे श्रौर 
५०० परिवारों के पीछे एक दवाखाना हो । 

पर, इनकी पंचायती दुकाने चलाई जाय जिनमे जरूरत की चीजे मिले । 

६. इनके कच्चे लोहे का कोठा निर्धारित कर दिया जाय जो श्रावादी और वर्ष भर की 
आवश्यकता के अनुसार हो । 

७, जितना तंयार माल वे वेच सके उसके वाद बचे माल को बेचने के लिए इन लोगो 
को भटकना नही पड़े और माल को बेचने की व्यवस्था, खादी भडारो, सहकारी 
समितियो, गांवो की पंचायतों द्वारा हो क्योकि जो माल वे तेयार करते है किसानो 
के काम आता है । 

८, हाथो से बनाए हुए वे श्रौजार जिनकी जरूरत सरकार को फार्म और एग्रीकल्चर 
स्कूल के लिए हो उन्ही लोगो से वनवाए जावे। 

£. उनके बच्चो को लोहे की वढ़िया कारीगरी सिखाने की ट्रेनिंग दी जावे श्ौर 
उनको छात्रवृत्तियां दी जावे । 


श्श्द वश्ोगाथा मारिक्यलाल वर्मा 


१०. आने वाले जमाने मे बिजली से सस्ते श्रीजार तेयार होगे और उनके हाथ से 
तैयार किए हुए श्रौजार महगे पडेगे । इसलिए जहा भी उनकी बस्तियां बने वें 
स्थान ऐसे हो जहा विजली प्रासानी से मिल सके श्रौर वे सरते श्रौजार तैयार कर 
सके । 

देहली मे गाडिया लुहारो को प्रधान मत्री से मिलाकर वर्मा जी सीधे चितौड़ 
श्राए और चित्तौड सम्मेलन की व्यवस्था मे जुट गए । उन्होने चित्तीड में कांग्रेस तथा 
शजस्थान के मत्रियो की एक सभा बुलाई और स्वागत समिति का गठन क्रिया । सर्वे 
सम्मति से श्री मारिएक्यलाल स्वागताध्यक्ष चुने गए श्रीर सम्मेलन की तेय्।रिया होने लगी । 
कार्यकर्ताओं के पास समय वटत कम था। ११ फरवरी को स्वागत समिति का गठन हुश्ना 
श्रौर ६ अप्रेल को गाडिया लुहारो को प्रतिज्ञा पूरी कराई को तिथि निश्चित थी । वर्मा जी 
ने कार्यकर्ताओं को गुजरात, महारप्ट्र, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, पजाब श्रादि राज्यों से 
गाडिया लुडारो को सम्मेलन मे भाग लेने के लिए श्रामत्रित करने के लिए भेजा वे स्वयं 
सम्मेलन की तैयारी में जुट गए । राजस्थान सरकार का सहयोग प्राप्त कर वे सम्मेलन की 
तैयारिया करने लगे | वे महाराणा भूपालसिह के पास गए। मेवाड के महाराणाग्रो का 
गाडिया सुहारो का जो अत्यन्त प्राचीन सबन्ध था उसकी उन्हे याद दिलाकर सम्मेलन के 
लिए उनके सहयोग मागा । उदार महाराणा ने पचास हजार रुपये सम्मेलन के लिए दिए । 
वर्मा जी ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देश भर के प्रमुख नेत्ताओं को आमत्रित किया था 
राजस्थान के सभी प्रमुख राष्ट्रकर्मी समाज सेवक तथा मत्नी सम्मेलन में सम्मिलित हुए 
महाराणा भूपालथह ने अपने प्रतिनिधि के रूप में महाराज कुमार भगवतर्सिह जी को भेजा 
प्रधान मन्ध्री श्री नेहरू के अ्रतिरिक्त मध्य प्रदेश के मुख्य मनन्‍्त्री श्री रविशकर सात राज्यों 
के मुख्य मन्‍्त्री तथा मुरारजी भाई ने भी इस सम्मेलन मे भाग लिया । वर्मा जी के प्रयत्नो 
के फलस्वरुप गाडिया लुहार सम्मेलन ने श्रखिल भारठोय महत्व प्राप्त कर लिया श्रौर देश 
के सभी समाचार पन्नो मे उसकी विशद चर्चा हुई थी । 
वर्मा जी के प्रयत्नो के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागो से चार हजार एक सी 
पचहत्तर गाडिया लुहार इस सम्मेलन मे भाग लेने के लिए श्रपन्ती बंलग्राड़ियों मे श्राने 
लगे १५ अग्नेल १६५४ को सभी गाडिया लृहार शिविर में पहुँच गए । वर्मा जी ने इस 
श्रवसर पर गाडिया लूहारो मे जो दुग्ग॑ ण॒ प्रवेश कर गए थे उनके निवारण के विचार से 
उनकी ४५ शअ्रश्नेल १६५५ की एक सभा की । गाडिया लूहारो हारा पारस्परिक परिचय 
कराने के वाद वर्माजी ने एकत्रित गाडिया लुहारो से कहा कि अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा 
को पूरी करने और अपनी प्रिय मातृभूमि मे प्रवेश करने से पूर्व उन्हे शपथ लेनी चाहिए 
कि वे मद्यपान तथा कन्या विक्रय नही करेगे। वर्माजी के इस आवाहन पर गाडिया 
लुहारो ने सर्व॑सम्मति से वर्मा जी की बात को स्वीकार किया और शपथ ली । 
वर्मा जी जहा पिछडी जातियो के उद्धारक थे वहा वे उनमे व्याप्त दुग्नंणों के 
कठोर भ्रालोचक भी थे अतएव वे सदेव ऐसे श्रवसरो का उपयोग उन जातियो में फैले हुए 
दुभ्ुणो को समाप्त करते के छिए करने थे । यही उन्होने गाड़िया लुहाारों के साथ किया 


यशोगाया साणिक्यलाल वर्मा २१६ 


चित्तौर प्रवेश के पावन अवसर पर उन्होने गाड़िया लुहारो से शराब न पीने कौर कन्या 
विक्रय न करने की प्रतिज्ञा कराई । 

वर्मा जी केवल गाडिया लुहारो की प्रतिज्ञा पुरी करा कर ही चुप नहीं होगए 
उन्होने राजस्थान सरकार पर प्रभाव डाल कर समाज कल्याण विभाग के द्वारा चित्तौरगढ़ 
मे गाड़िया लुहारो के वालको के लिए लुहार के काम को सिखाने के लिए एक प्राविधिक 
शिक्षण संस्था तथा छात्रावास स्थापित कराया । जिन राज्यो मे गाड़िया लुहार अधिकतर 
फिरते थे उन राज्यों मे उनकी बस्ती बसाने के लिए भूमि तथा आर्थिक सहायता दिलवाई । 
दिल्ली, ब्यावर, भ्रजमेर , चित्तौरगढ पाली महाराष्ट्र, मध्धप्रदेश गुजरात मे कुछ वस्तियां 
स्थापित भी हुई | यद्यपि राज्यो के समाज कल्याण विभागों की श्रक्रमंण्यता श्रौर उदासी- 
नता के कारण वर्मा जी जिस प्रक्रार गाड़िया लूहारो की वस्तिया बसाकर उनकी 
झौद्योगिक बस्तियां स्थापित करना चाहते थे वसा तो नही हो सका परन्तु कतिपय वस्तियां 
बस गई और गाडिया लुहार अ्रव जहां सुविधाए मिलती है वहा वसने लग गए है। श्रब 
उनकी प्रतिज्ञा प्री होगई इस कारण उनके लिए निरन्तर भटकते रहना आवश्यक नही 
रहा । यदि वर्माजी की योजना को राज्यो के विभाग लगन के साथ कार्यान्वित करते तो 
गाडिया लुहारों की समृद्धिशाली औद्योगिक वस्तिया इष्टिगोचर होती । सरकार का ध्यान 
तो उसी वर्ग की ओर जाता है जिसके पास वोट है । घूमने वाली गाड़िया लुहार जाति के 
पास वोट नही है क्योकि वे घूमते ही रहते है अ्रस्तु राज्य सरकार को उनकी श्रोर ध्यान 
देने का भवकाश नही है श्रौर आज उनको सम्भाल करनेवाले वर्माजी जैसा उपेक्षितो का 
कोई भ्राता नही है। 


अध्याय बारहवां 
व्वस्नाज्जी व्छा रच्च्यास्स्वव्क व्कासत 


वर्माजी ने किसानो तथा आर्थिक हृष्टि से श्रभावग्रस्त श्रौर पिछुडे वर्ग के 
शौषण भ्रौर उत्पीडन के विरुद्ध जीवन भर सतत संघर्ष किया। मेवाड़ प्रजामडल के द्वारा 
उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा देश की स्वतन्त्रता का युद्ध लडा। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के उपरान्त वे वरावर इस प्रयत्न मे रहे कि काग्रेस शक्तिवान बने ओर वह प्रगतिशील 
नीतियो को स्वीकार करे । जब कभी भी काग्रेस मे किसी वीति सम्बन्धी प्रश्तत पर मतभेद 
खड़े हुए उन्होने सदेव प्रगतिशील नीति का समर्थव किया । उदाहरण के लिए वे राजाओं 
के प्रिवीपस के प्रारम्भ से ही विरोधी थे शौर उसे समाप्त कर देने के पक्ष मे थे। भूमि 
सुधारो के कानून को श्रविलब लागू करने और जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कराने 
के लिए वे सदेव सरकार पर अपना प्रभाव डालते रहे श्र जीवन के अन्तिम दिनो मे वे 
तत्कालीन सरकार की अधिकतम जोत सीमा के कानून का कड़ाई से पालन न करने के 
कारण बहुत रुष्ट भर क्षुव्ध थे जीवन के अन्तिम दिनो मे उन्होने लाखो भूमिद्दीनो को 
संगठित कर वलपूर्वक भद्र राजनीतिक किसानो तथा जागरोरदारों की भूमि को जोतने का 
प्रादोलन खड़ा करने का निश्चय किया था। कहने का तत्पये यह है कि वे मूलतः राज- 
नीतिक पुरुष थे परन्तु उनके रचनात्मक कार्यो का क्षेत्र भी बहुत अ्रधिक विस्तृत श्रौर 
महत्वपूर्रा था। जहा उनके राजनीतिक कार्य, उनके सघर्ष और आदोलन, उनके राज- 
नीतिक व्यक्तित्व के प्रकाशव्रान श्रौर तेजस्वी पक्ष के प्रतीक है वहा उनके रचनात्मक काये 
तथा पिछुडे श्रीर उपेक्षित वर्गों की सेवा के कार्य उनके अन्तर मे जो निर्धनो, पिछडे और 
दलित वर्गों के प्रति गहन सहानुभूति श्र प्रेम था उसके प्रतीक है। राजनीति के रोमाच- 
कारी, सत्ता सघषें, और दलगत राजनीति मे व्यस्त लोगो में वर्माजी के समान उपेक्षितों 
निर्धनो श्र शोपित वर्गों के लिए ऐसा गहरा प्रेम उनकी सेवा के लिए अपने जीवन को 
लगा देने वाले राष्ट्रकर्मी उगलियो पर ही गिने जा सकते है। 
सामाजिक कुरीतियों का विरोध--पर्दा : 


जहा वर्माजी राजनीतिक विचारों मे उग्र श्र प्रगतिशील थे वहा सामाजिक 
कुरीतियो और रूढियो के भी उतने ही कट्टर विरोधी थे । स्त्रियो में पर्दा की प्रथा उनको 
अ्स॒हुनीय थी वे उसके गहरे विरोधी थे। उन्होने यह नियम बना रखा था कि वे उस 


यशोगाया भारि।क्यलाल वर्सों २२१ 


व्यक्ति के यहां कभी भोजन नही करते थे जिसकी पत्नी पर्दा करती हो। जब कोई 
काग्रे सी कार्यकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति को अपने यहां भोजन करने के लिए आ्लामत्रित 
करता तो उनकी पहली शर्ते यह होती थी कि उनकी पत्नी घूधट खोलकर पुरस्कारी करें 
तभी वे उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। ऐसा अ्रनेको बार हुआ कि उनके निकट के 
कार्यकर्ता अपनी सहधमिणी को यदि पर्दा तोडने के लिए तैयार न कर सके तो वर्मा जी 
ने उनके यहां भोजन नही किया । इसी प्रकार यदि किसी विवाह में कन्या या वधृ 
धघूघट मे हो तो वे उस विवाह में सम्मिलित नही होते थे यदि उन्हे यह पता चल जाता 
कि कोई कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी पैत्नी से पर्दा कराता है तो वे उससे कहते कि तुम देश 
को श्रागे नही ले जा सकते, भौर उसे प्रोत्साहित करते । एक कांग्रेसी विधान सभा के 
सदस्य के सम्बन्ध मे उन्हे संदेह हो गया कि उनकी पत्नी पर्दा करती है तो स्वय उनके 
घर गए पत्नी को बुलाने के लिए कहा, एम. एल ए श्रन्दर गए तो निकले ही नही, तो 
उनके एक सबधी को श्रन्दर भेजा परन्तु वह भी नही निकला। वैसी दशा में उनके 
समर्थकों ने यह कह कर उनका पक्ष लिया कि उनकी पत्नी गर्भवती है इस कारण वर्माजी 
के सामने झाने मे सकोच करती है । वर्मा जी यह कह कर कि फिर कभी परीक्षा करू गा 

चल दिए एक बार वर्मा जी एक प्रमुख काग्रेस कार्यकर्ता की पुत्री के विवाह में सम्मिलित 
हुवे उन्हे यह कल्पना भी नही थी कि उनकी पत्नी पर्दा करती होगी । उन्होने डायरी मे लिखा 
कि पुत्री भी घूघट मे थी शौर माता भी घूषठ मे थी ऐसे विवाह में मै सम्मिलित हुआ 

यह बात मेरे मन मे खटकती रहेगी उक्त कार्यकर्ता से उन्होंने बाद मे कहा और निश्चय 

कर लिया-कि भविष्य मे पूछ कर ही सम्मिलित हुआ करू गा । वे जब गांवों में जाते, 

श्रथवा श्रादिवासी लोगी मे जाते, महिलाशो की सभा मे भाषण देते, तो सबसे पहले 

महिलाझो से घूघट खुलवाते । अ्रनेक यूवको ने वचन दिया कि वे अ्रपन्ती पत्नियों से पर्दा 

नही करवायेंगे जब वे यूवक मिलते तो पूछते पत्नी पर्दा तो नही करती | श्रवश्य ही वर्मा 

जी ने पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई सस्था अथवा संगठन खडा नही किया 

किन्तु श्रपने व्यक्तिगत प्रभाव से ही हजारो स्त्रियो को पर्दे से मुक्त कर दिया । 

राजस्थान मे मृत्यू भोज की पुरानी परम्परा थी वर्मा जी मृत्यु भोज के घोर 
विरोधी थे श्रौर जहा भी जाते मृत्यु भोज का विरोध करते । विजोल्यां के किसानो ने 
एक मृत्यु भोज किया वर्मा जी को पता लगा उन्होने पत्र लिखा वह उनके विचारों की 
हढता का द्योतक है । 
श्री सरपंच तथा किसान भाई बहनो, 

“मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि हमे मृत्यु भोज बन्द करना खुशी से 
भजूर करना चाहिए। इसके बाद भी बहुमत ने इस सौगन्ध को तोड़ा है मुझे अब इस 
फौज के साथ नही रहना । जिसको श्रपने वधनों, सौगघो, की इज्जत का ख्याल न हो । 
ऐसे लोगो के भरोसे देश खेत मे पड़ सकता है। हमने वर्षों तक एक दूसरे का मृसीवत 
मे साथ दिया खूब लडे और स्व॒राज्य आ गया किसानो के जुल्मो का अन्त हो गया | 
अब झाप पर कोई कर्जा नही, दवाव नही, श्राप श्रपने घर के मालिक हो गए। चाहे 


२२२ पह्चोगायथा मारिक्यलाल वर्मा 


वनावों या विगाड़ो श्रव आपको मेरी सेवा की जरूरत नही है । कोई खतरा नहीं । आप 
खूब फलना फूलना और देग की इज्जत बचाने झशौर अपनी साख कायम करने में जब 
कभी आपकी समझ आवे मदद करना । मै आपसे विदा लेता हूँ ।” इसके उपरान्त लवे 
समय तक वर्मा जी विजोल्या नही गए । जब विजोल्या पंचायत ने क्षमा मांगी और 
प्रतिज्ञा को दोहराया तो निजोल्यां जाना शुरू किया । 


आदिवासियों में प्रचलित कुरीतियां : 


राजस्थान मे सभी पिछड़ी हुई जातियो तथा आदिवासियों में कन्या का पिता 
विवाह के समय “दापा” बर पक्ष से एक बड़ी रकम ले लेता है पुरुष एक से अधिक 
स्त्रियां रखते थे, जिस स्त्री का पति जीवित हो उससे भी नाता कर. लेते थे । वर्मा जी 
ने आदिवासियों के तथा पिछडी जातियो के उत्थान का जितना प्रशसनीय कार्य किया है 
वैसे कार्य इस वापा के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी व्यक्ति ने नही किया । वे इन जातियो के 
सम्मेलन वुलाते श्रीर उनसे प्रतिज्ञा कराते कि जीवित पति की पत्नी से नाता नही करू गा, 
श्रपन्नी एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी नही करू गा, शराब नही पियूगा और इन जातियो 
की पचायतों से यह निश्चय करवाते कि दापा ( कन्या का मुल्य ) की रकम जो प्रचलित 
है उससे एक चौथाई ली जावेगी । जब कुछ व्यक्ति ऊपर लिखी शपथ लेते और पचाग्रत 
दापा की रकम को कम करने का निश्चय कर लेती तो वर्मा जी क्षेत्रीय कार्यकर्ता से 
कहते कि वे उन्हे समय समय पर रिपोंट दे कि शपथ के अनुसार कार्य हो रहा है या 
नही । वे जब उस क्षेत्र मे पहुचते तो उन लोगो के वुलाते और जाच करते कि वे द्वापथ 
को निभा रहे है। मेवाड, डूगरपुर, बासवाड़ा, प्रतापपढ्ढठ का कोई ऐसा गाव या भील 
पाल नही है जहा वर्मा जी न पहुचे हो श्रौर जहां के स्त्री पुरषो को वे निकट से न 
जानते हो । श्रतएव जो लोग शपथ लेते थे उनकी जांच वे आसानी से कर लेते थे । 
यदि उन्हे ज्ञात होता कि किसी जाति की पचायत अथवा गाव वालो ने शपथ को तोड़ 
दिया हैं तो वे कहलवा देते कि मै तुम लोगो से श्रव कोई सम्बन्ध नही रखूगा। समस्त 
भेवाड अंचल और दक्षिणी राजस्थान के किसान श्रादिवासी श्रौर पिछड़े वर्ग के लोग 
जानते थे कि उनके एक मात्र हितेषी सहायक श्रौर पथप्रदर्शक वर्माजी ही है। श्रस्तु 


उनके प्रतिनिधि उनके पास आते भरूछ के लिए क्षमा चाहते श्रौर उन्हें पुन- 
ले जाते । । 


लेखक ने वर्मा जी को वहुत निकट से देखा है। इन जातियो के सुधार के 
लिए जो बडी से बड़ी सस्थाए नही कर सकती थी वह श्रकैले वर्मा जी ने किया । हजारो 
पुरुषो से उन्होंने शराब छुडाई । हजारो स्त्रियो का पर्दा समाप्त कर दिया, श्रौर जिन 
गावों से उनका अधिक घनिष्ट सम्बन्ध था वहां वहुपत्नी प्रथा तथा जिसका पति जीवित 
है उससे नाता करने तथा दापे की कुप्रथा को बहुत क्रम हो गई। यह उनके जन 
सावारण विशेष कर पिछड़ी जातियो पर गहरे प्रभाव श्लौर उनमे उन लौगों के 
चहुट विश्वास का परिणाम था । 


वशौगाथा मारिगकयलाल यर्भों २२३ 


पिछड़ी हुई तथा घुमंतू जातियों का विकास : 

वर्मा जी ने अपने जीवन के पिछले पनद्रह वर्ष श्रधिकतर श्राथिक तथा सामाजिक 
दृष्टि से पिछडी जातियो तथा एक स्थान पर न रहकर घृमते रहनेवाली जातियो के 
आथिक झर सामाजिक विकास के कार्यो मे ही लगाए उनके श्रन्तर मे इन जातियो के 
लिए कितना गहरा प्रेम था यह इसी से ज्ञात हो सकता है कि एक बार एक प्रप्तिद्ध राष्ट्र 
कर्मी ने उनसे पूछा कि आप अध्य/त्मिक जीवन के लिए ईइ्वर से प्रार्थना करते है तो 
वर्मा जी ने उन्हे उत्तर दिया कि किसान, आदिवासी, पिछडी जातियो और घुमतू जातियों 
के कष्टमय भ्रौर अभावग्रस्त जीवन में यदि मैं थोडी प्रसन्‍तता ला सकू उनके कष्टों को 
कम कर सक यही मेरी ईश्वर से प्राथना और भक्ति है । 

वर्मा जी ने ३-११-६१ को तत्कालीन केन्द्रीय गृह मत्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
को अत्यन्त वेदना भरे शब्दो मे लिखा था *-- 

“महात्मा गाबी तथा ठाधुर वापा के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों तथा 
प्रादिवासियों के श्राथिक और सामाजिक उत्तरदायित्व को देश के विधान मे सम्मिलित 
तो कर लिया गया है। गाधीजी व ठक्कर वापा का ध्यान हिन्दुस्तान की उन जातियो 
की श्रोर नही गया जो सदेव घृमती ही रहती है न उनके घर हे न उनके पास जमीन है, 
ग्रौर न उनके जीवन की स्थिरता ही है। आज उनका यहा पड़ाव मिलेगा तो कल दस 
मील दूर जगल में दिखाई देगे। हिन्दुस्तान की आजादी के इन पन्द्रह वर्षों के वाद भी 
वे भारत के नागरिक नही है, वे मतदाता नही है, उनका वोट नही है, इस प्रकार के 
लाखो स्त्री पुएष बाल बच्चे भारत माता की गोद मे पंदा होते हुए भी उसके सुपुत्र नही 
है । हिन्दुस्तान की किसी पार्टी तथा किसी सम्य चागरिक ने आज तक कभी भी इस पर 
निगाह नही डाली । क्योकि वे वोट से वचित है और आज जिनके पास वोट नही है उसे 
कोई पूछनेवाला नही है। मैं झ्रापका ध्यान उन जातियो की तरफ दिलाना चाहता हूँ 
जो बजारा कालवेलिया, गाडिया लुहार, साठिया, वनवावरी के नाम से मञ्नहूर है। ये 
उत्तर प्रदेश, पजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आन्ध्र, कर्नाटक श्रादि प्रान्तो में 
घूपते रहते है । ह 

उन्हे यह बात बहुत अ्रखरती थी कि भारत मे ऐसी भी घुमन्तू जातियां हे 
जिनको मताधिकार प्राप्त नही है । वे वास्तविक श्रर्थों में भारत के नागरिक नही है । 

गाडिया लुहारो को वसाने के लिए तथा उनके श्राथिक तथा सामाजिक 
विकास के लिए वर्मा जी ने भागीरथी प्रयत्व किया उसका विवरण हम एक स्वतन्त्र 
अध्याय मे कर चुके है । 

हरिजनो के लिए गांधी जी ने हरिजन सघ की स्थापना की थी | आदिम जाति 
सेवक सघ की भी स्थापना की थी। वर्मा जी उसके जीवनदानी सदस्य थे। परच्तु 
घुमन्तू जातियों में सेवाकार्य करने के लिए कोई अखिल भारतीय संस्था नही थी । 
वर्मा जी ने केन्द्रीय नेताओ से इस सवंध मे वात की श्रौर उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 
“भारतीय घुमन्तू जनसेवा सघ” की स्थापना १६६१ में हुई। श्री ढेवर भाई उसके 


२२४ यशोगाया माशिवयलास वर्मा 


श्रध्यक्ष और वर्मा जी उसके प्रधान मंत्री छुने गए। वर्मा जी श्राजीवन घुमन्तु जन 
सेवक संघ के महामंत्री के रूप में इन जातियो के लिए कार्य करते रहे । भारत की जिन 
जातियों की ओर किसी की भी दृष्टि नही गई उनकी वर्मा जी ने श्राजन्म सेवा करना 
ही अ्रपना धर्मं भौर ब्रत वना लिया था । वे यह जानते थे कि आजकी राजनीति में 
जिस वर्ग या जाति के पास वोट नही है उसकी श्रोर किसी का भी व्यान जानेवाला 
नही है ओर रचनात्मक कार्यकर्ताओं की वह पीढी भी समाप्त हों रही है जो बिना 
राजनीतिक स्वार्थ के सेवा का कार्य करती थी | श्रस्तु घुमच्तू जातियों की दशा तभी 
सुधर सकती है जबकि वे स्थायी रूप से कही वरसें। श्रस्तु उन्होने घुमन्तू जनसेवक 
सघ के माध्यम से उनको वसाने का कार्य द्वाथ में लिया तथा केन्द्रीय सरकार ने 
संघ को सहायता दी । 

भारत मे यो तो कई घुमकक्‍्कड जातियां हैं परन्तु मुख्य घुमन्तु जातिया बंजारा, 
गाड़िया लुहार, कालवेलिया, साठिया श्रौर वनवावरी है। वर्मा जी ने इनको बसाने 
का प्रयत्त किया । 


बंजारा : 


बंजारा जाति व्यापार करती थी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाती थी एक-एक बंजारे के पास सकड़ो श्रौर हजारो वेल होते थे जिसे वालद के नाम से 
पुकारते थे । किसी किसी बजारे के पास लाख बल भी होते थे और वह लव्खी वंजारा 
कहलाता था। श्रग्नज शासन से पूर्व देश के भीतरी भागो का सारा व्यापार उनके हाथो 
मे था परन्तु अग्ने जी शासन के साथ-साथ यातायात के साधनों का विकास के साथ 
उनका व्यापार भी चौपट हो गया परन्तु किसी ने भी उनको श्राथिक दृष्टि से जमाने की 
शोर ध्यान नही दिया फलत. वे अत्यन्त निर्धन हो गए। वनजारो की जाति घुमन्तू 
जाति है ४ उपजातियां हैं (१) बामणिया (२) गवाणिया (३) मारु (४) लबाना 
यह चारो उप जातियां राजस्थान मे पायी जाती है । वर्मा जी ने राजस्थान के बजारो 
को बसाने का कार्ये अपने हाथ मे लिया । राजस्थान सरकार से उनके लिए भूमि भौर 
झ्राथिक सहायता प्राप्त की । वर्मा जी ने उन्हे शाहपुरा, भूपालसर, भदेसर तहसीलों श्रौर 
मावलछी ओर वल्लभनगर की तहसीलो मे बसाया । इन वस्तियो मे जाइए झाज भी 
इन बस्तियों मे बसे हुए वंजारे वर्मा जी को श्रद्धा और आदर के साथ याद करते हैं । 
भ्रब वे खेती करने ऊंगे है । 
कालबेलिया (संपेरे) : 


कालवेलिया घुमक्कड़ जाति है। सापो को पकड कर उन्हे नियत्रण मे रख कर 
सर्वेताधारण को उनके खेल दिखाते हैं ॥ विष का इलाज करना, सांप का जहर उतारना 
इनका मुख्य कार्य हैं तथा जादू टोना भी करते हैं। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग मे 
इन्हे कालवेलिया तथा दक्षिण परदिचम भाग मे जोगी के नाम से पुकारा जाता है। यह्‌ 
ताथ सपश्रदाय के अनुयायी है । जंगलो से इमारती लकड़ी, खानो से गेरूः गधों पर लाद 


पशों गया मारिक्यलाल वर्मा श्ए्र 


कर इधर उधर पहुंचाना इनका सहायक घघधा है। इनकी रि्त्रियां गीत गाकर भीख 
मांगती है । 

वर्माजी ने उन्हे उदग्रपुर, अजमेर, चितौडगढ़ मे बसाकर सरकार से जमीन 
दिलाई | भ्रव वे खेती करने लगे है । 


साठिया : 


साठिया भी गाडिया लुहारो की तरह भी घुमक्कड जाति है जो वस्तुग्रो का क्रय 
विक्रय करते है तथा बनवावरी जाति मरुभूमि मे रहती है और वहा मिलनेवाले विपेले 
जीव जन्तुओं को पकड कर अपनी उदरपूर्ति करती है। वर्माजी का ध्यान साठियो 
बनबावरियो तथा अन्य घुमन्तू जातियो की ओर भी गया था परन्तु वे उनके लिए कुछ 
कर नही पाए । 
शिक्षा सम्बन्धी कार्य : 
यद्यपि वर्मा जी को विधिवत शिक्षा प्राप्त करने का अ्रवसर प्राप्त नही 
हुआ था परन्तु वे शिक्षा के कार्य को बहुत प्रधिक महत्व देते थे। हरिजनो, श्रादि- 
वासियो, प्रनुसूचित जातियो, पिछडी जातियो घुमन्तू जातियो तथा किसानो के श्राथिक 
उद्धार का जहां उन्होंने भागीरथी प्रयत्न किया वहा उन्होने उनके बच्चो के लिए शिक्षा की 
व्यवस्था की और जितना घ्यान दिया उतना श्रन्य किसी कार्य की शोर नहीं दिया। 
उन्होने उनके लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित नही कराई वरन छात्रावास स्थापित किए 
जहां इन जातियो के बालक निवास, भोजन, वस्तु तथा पुस्तक प्राप्त कर सकें और स्थायी 
राजकीय तथा निजी शिक्षण सस्थाओ मे शिक्षा प्राप्त कर सर । राजस्थान मे लगरो तथा 
भ्नन्‍य पिछडी जातियों के लिए छात्रावासों का एक जाल सा बिछा हुआ है, वह इन पिछडी 
जातियो को एक मात्र वर्मा जी की देन है । जहा वे देखते कि किसी क्षेत्र में इन जातियो 
के बच्चे गांवों के स्कूलों मे पढ़ने लगे है उसी क्षेत्र के नगर या कस्बे जहा कि उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय होता या कालेज होता वे या तो समाजकल्याण विभाग के निदेशक 
अथवा मंत्री और मुख्य मत्री से मिलकर राजकीय छात्रावास स्थापित कराते जहा गांवों 
से श्राने वाले बच्चो के लिए निवास, भोजन वस्त्र पादय पुस्तको की व्यवस्था राज्य की 
झोर से की जाती अथवा वे राज्य द्वारा स्थानीय समाजसेवी सस्थाश्रो को छात्रावास के 
लिए अनुदान दिलवाते, और उनकी देखरेख मे छात्रावास स्थापित करते । यही नही कि 
वे केवल छात्रावास स्थापित कराते थे स्वय उन छात्रावासो मे बहुधा जाते, बच्चो के मध्य 
रहते, उनके मनोभावो को जानने का प्रयत्न करते, उनकी समस्याग्रो का अध्ययन करते 
भौर राज्य सरकार से उनके झभावो को दूर करवाने का प्रयत्न करते । वर्मा जी लगातार 
दौरा करते थे । एक महीने मे वे २६ या २७ दिन तो राजस्थान के विभिन्‍न भागों में 
दोरा करते थे, और केवल ३ या ४ दिन उदयपुर भपने मकान पर रहते थे। वहा भी 
उनका अधिकाश समय राजनीति ग्रथवा रचनात्मक कार्यकर्ताश्रो से बातचीत करने मे व्यतीत 
होता । उनकी पत्नी उनके बच्चो और उनके परिवार को कठिनाई से एक महीने में 


२२६ पशोगाया मारिक्यलाल धर्मा 


चौबीस घंटे वे दे पाते थे । सही श्रर्थों में उन्होने अपने को देश के लिए अपरों कर दिया 
था । हा तो वे अपने दौरे भें जहा भी पहुँचते यदि वहा कोई छात्रावास होता, घुमन्तू 
जातियो की कोई बस्ती होती, भीलो का कोई वव सहकारी समिति होती, श्रथवा समाज 
सेवी सस्या होती तो वहा वे अवश्य जाते और उनकी देखभाल करते । 
समाज कल्याण विभाग के निदेशक तथा श्रन्य अ्रधिकारी इन छात्रावासों का 
जितना निरीक्षण करते थे उससे कई ग्रुना अधिक वर्माजी देखभाल करते थे। सच तो 
यह है कि राजस्थान का समाज कल्याण विभाग एकमात्र वर्माजी के कारण सक्रिय और 
जागरूक रहता था। बहुधा वे समाजकल्याण विभाग के अधिकारियों को अपने साथ ले 
जाते थे । समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जातियों, श्रादिवासियों और पिछड़ी 
जातियो के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं हाथ में ली यद्दि उनके इतिहास का अध्ययन 
किया जावे तो उनके पीछे वर्माजी का हाथ था | वे अ्रवेतनिक गेरसरकारी समाजकल्याण 
विभाग के प्रतिनिधि थे । श्री ठककर बापा को छोडकर किसी एक व्यक्ति ने इन पिछडी 
जातियो के इतना नही किया जितना कि वर्माजी ने किया । 
यद्यवि वर्माजी ने शिक्षा सबधी कार्य में छात्रावासो की स्थापना को प्राथमिकता 
दो परन्तु कन्याओ की शिक्षा के लिए भीलवाडा मे उन्होने महिला सदन की स्थापना की 
जिसका सचालन श्रीमती नारापणी देवी करती है। उसके शअ्रतिरिक्त उन्होने उदयपुर में 
वनवासी लडकियों के लिए एक छात्रावास की स्थापना की जिसमें रह कर यह बालिकाएं 
उदयपुर की विभिन्न शिक्षण सस्थाओ्रो, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से लेकर विश्व- 
विद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त करती है । यही नही उदयपुर मे उन्‍्हीने एक बडे छात्रावास 
की स्थापना करने मे पहल की जिसमे बाहर गावो से श्रानिवाले युवक जो विश्वविद्यालय 
में पढते रहते है। जहा कभी वे दोरा करते भर देखते कि उस क्षेत्र मे उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय नही है तो बे वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलक्रर भवन निर्माण के 
लिए घनराशि एकत्रित करवाते और शिक्षाविभाग के निदेशक, शिक्षा मत्री, तथा मुख्य- 
मन्नी से मिलकर वहा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाते। शिक्षा के क्षेत्र मे 
वर्माजी की देन अमूल्य रही है। श्राज के आत्मविज्ञापन के युग से वर्माजी एक ऐसे 
निस्पृह व्यक्ति थे कि उन्हे कभी इस बात की इच्छा नही हुई कि वे किसी संस्था के 
अ्रध्यक्ष बने अथवा जो बहुत सी सस्थाएं एक मात्र उनके प्रयत्नो:से स्थापित हुई उनके 
साथ उनका नाम जोडा जावे । आज सस्थाएं व्यक्तिगत जागीरो का रूप धारण करती 
जाती है वर्माजी सस्था खडी करते और उसके लिए अ्रथक परिश्रम करते श्रौर फ्रिर किसी 
कार्यकर्ता श्रथवा कार्यकर्ताओं के समूह को सुपुर्द कर उससे अलग हो जाते। वर्माजी ने 
उदयपुर में अनुसूचित जातियो मे कार्य करने के लिए उन्ही जातियों के युवकों को प्रशिक्षण 
देने करे लिए एक सस्था स्थापित की थी। लेखक उस समय महाराणा भूपाल कॉलेज 
का आाचाये था। उस संस्था की देखभाल और सचालन का भार उन्होंने लेखक पर छोड 
दिया स्वयं उससे अलग हो गए । उन्हें पद या सत्ता का मोह नही थ। उनका एकमात्र 
लक्ष्य यह था कि जो उपेक्षित, दलित, निर्धव और पिछुडा वर्ग है उसकी श्राथिक सामा- 


परशौगाया मारिक्यलाल धर्मों २२७ 


जिक शंक्षणिक उन्नति हो और वह भमानवोचित जीवन व्यतीत कर सके । 
जीवन के अन्तिम वर्षो में वर्माजी राजस्थान सरकार से राजस्थान में श्रधिकतम 
जोत कानून को क्रियान्वित करने के सबध में निराश हो गए थे। उनके मन मे इस 
बात को लेकर गहरा रोष और क्षोभ था । उन्होने देख लिया कि काग्रेस 
के मत्री, एम. एल. ए. तथा प्रभावशाली कार्यकर्ता भी भद्र-किसान बन गए हैं उनके 
पास भी बडे बडे फार्म हैं वे मी मेहनतकश है अतएव वे इप्त कानून को विफल और प्रभावहीन 
कर देना चाहते है। मुख्य मत्री श्री सुखाडिया तथा मत्रिमडल चुपचाप निष्क़िय और 
मेहनतकशो के इस शोपण को सहन कर रहा है। राजस्थान सरकार से जब वर्माजी 
सर्वंथा निराश हो गए और उनका इस सबंध में किया गया परिश्रम निष्फल हो 
गया तो उनका मन रोप और क्षोभ से भर गया श्रौर उनके अ्रतर का योद्धा पुन 
सजग हो गया । उन्होने निश्चय किया कि पअ्रव सरकार से बात नहीं करनी उन 
भूमिहीन खेत मजदूरों, क्रिसानो, श्राथिक दृष्टि से पिछडे लोगो को जिनकी श्राजीविका 
का कोई साधन नही है उनको सगठित कर बलपूर्वक बड़े भू-स्वामियों की जमीन 
पर अधिकार करना होगा । उनको योजना थी कि इन लाखो व्यक्तियों को सगठित कर 
भूमि पर बलपुर्वक श्रधिकार किया जावे श्रोर सरकार से संघर्ष की तेयारी की जाबे। 
जो भूमिहीनो का श्रादोलन देश में बाद को हुआ भ्रौर थोडे दिनो में ही समाप्त हो गया, 
उस प्रकार के लम्बे और व्यवस्थित संघर्ष की वर्माजी ने तैयारी श्रारम कर दी थी श्रौर 
यदि उनकी श्षीत्र ही मृत्यु न हो गई होती तो समस्त भारत चकित होकर उस व्यापक 
भूमि छीनो सघर्ष को देखता । एक बार बडे व्यापक रूप में बिजोल्या श्रादोलन की 
पुनरावृत्ति होती । उन्होने इस संघर्ष के लिए तयारी आरभ करदी थी। भूमि क्राति की 
इस योजना को उन्ही के शब्दों मे पढिए--- 
क्रांति के लिए श्रावाहन 
वीर भूमि चित्तोड दुर्ग के जयस्तम्भ के नीचे 
कार्यकर्ताश्री द्वारा प्रतिज्ञा 
साथियो, 
हमारे देश की श्राजादी के बीस वर्ष बाद भी हम किसानो, भूमिहीनो के 
जमीन के मामले को हल नही कर पाए है । जहां किसानो के परिवार बढ़े हे वहा इधर 
लोगो की भूख भी जमीन के लिए बढ रही है, वहा परपरागत जमीदार जागीरदार राजा 
महाराजा श्र सेठ साहुकार आदि भूस्वामियों के पास लाखो बीघा जमीन है जिस पर वे 
श्रमिकों द्वारा काइत करवाकर बेठे बेठे खा रहे है। मेहनतक्श किसान श्ौर मजदूर 
भाज वेजमीन बना हुआ है शौर उसकी मेहनत का मुपश्नाविजा साधनसपन्‍न लोगो की 
जेव मे चला जाता है। इस समूचे शोषण को जड से उखाडने के लिए हमे एक वारगी 
पुन पूरी ताकत से जुट जाना होगा । बिना पूरी ताकत से जुटे बिना 
पूरी शक्ति लगाए और आ्रादोलन मे मोड दिये बिना यह क्रातिकारी काम सभव नही है । 
हमें यह ध्यान रखना है कि बगाल के नकक्‍्सलबाड़ी मे केवल कम्युनिस्टो का 


२२८ पशोगाथा मारिगक्यलाल वर्मा 


ही आदोलन नही था जनता भी भुखमरी और बेकारी के कारण साथ थी। श्राए दिन 
बढनेवाली बेकारी और भुखमरी कही हमारे जनतन्त्र के लिए सरदर्द न हो जावे । अतः 
दोस्तो, सावधानी के साथ सचेष्ट हो पश्रागे आइये श्रौर बाजी को हाथ से न जाने दीजिए 
अन्यथा देश मे अधिनायकवाद लाने की जिम्मेदारी से हम वरी नहीं हो सकेंगे श्राखिर 
हम निष्क्रिय रहेगे तो जमाना इन्तजार नही करेगा । 

सभी साथियो से मेरा अनुरोध है कि इसी श्रागामी ३० जनवरी १६६२ को 
शहीद दिवस के पुनीत पर्व पर चित्तौड़ पहुँचकर € बजे प्रात काल जयस्तम्भ के नीचे 
प्रतिज्ञा ले । यदि किसी कारणवश चित्तौड पहुँच कर प्रतिज्ञा न ले सके तो ३० जनवरी को 
अपने स्थान पर ही प्रात.काल € बजे प्रतिज्ञा को दुहरावे श्रोर साथवाले प्रतिज्ञापत्र को 
भर कर भेज दे । 


--माणिक्यलाल वर्मा 


मैं ३*००००००००* उम्र '** "००० निवासी ** ****«- तहसील २००००००९ १००० जिला['*''***"*** 
प्रेतिज्ञा करता हूं कि उपरोक्त क्रान्ति के काम में किसानो को जमीन दिलाने, जमीन पर 
कब्जा करवाने मे पूरी तरह किसानो ओर शोषितो का साथ दूगा । इस प्रक्निया मे जो भी 
तकलीफे, जेल, लाठी गोली आदि श्रादि सामने आयेगी खुशी खुशी भेलूगां | इसके बदले 
मे किसी प्रकार का पुरस्कार नही चाहूँगा भौर हसते हसते कुरबान हो जाने को तंयार 
रहेंगा । 

ह० 

पुरा नाम पता 
जवाहरनग्रर की बस्ती : 


वर्मा जी ने धरियावद मे जवाहरनगर की भील बस्ती बसाने का निरचय' किया । 
राज्य सरकार को उसके लिए तेयार किया | एक बडी योजना बनाई गई। पाच सौ 
परिवारों की बस्ती की योजना थी परन्तु प्रथम चरण में केवल २०० परिवारों को बसाने 
का निश्चय किया गया । उदयपुर जिले मे धरियावद तहसील सघन वन से आच्छादित है । 
यह बस्ती घरियावद से तीन मील कराकम नदी के दोनो ओर बसाई गई है । २६ जनवरी 
१६५६ को वर्मा जी ने काग्रेस श्रष्यक्ष श्री ढेवर से उसका शिलान्यास करवाया । वर्मा जी 
के प्रयत्तो से ५०० भील परिवारों की बस्ती बसाई गई | जगल साफ किया गया, सहकारी 
समितियो के द्वारा खेती के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई । वर्मा जी ने यह नियम 
बनवाया कि जो शराब पीयेगा उसको बस्ती में रहने नही दिया जावेगा । कुछ परिवार इस 
कठिन शर्त के कारण चले भी गए परन्तु उन्होने इस शर्ते को ढीला नही होने दिया । 
कथो ड़ियों की बस्ती : 


इसी प्रकार वर्मा जी ने कथोड़ियो को भी बसाया । वे कत्था के व्यापारियों के 
आधिक दास थे । उनकी आाथिक दशा वहुत ही खराब थी। डन्होने कथोड़ियो को बसाया 


पैज्ञोगा्था मो रशिक्यलाल वर्भा २२६ 


झ्रोर खेर से कत्या बनाने के लिए उनका सहकारिता के श्राघार पर सगठन किया । 
वर्मा जी ने छितने ही परिवारों को बसाया और उनकी आाथिक स्थिति के सुधार का जो 
भी काये हुआ वह एकमात्र वर्मा जी के प्रयत्नो का ही परिणाम है । 
सहकारी संगठन : 
भीलो तथा अन्य अनुसू चित जातियो को वसाने तथा खेनी के लिए जमीन दिलाने 
का तो काम वर्मा जी ने किया ही साथ हो वनो मे रहनेवाली इन जातियो वी वन 
श्रमिक सहकारी समितिया स्थापित करदी कि जो वन विभाग से वनो का ठेका लेती थी 
गौर वन सम्पति, लकड़ी भ्रादि को वेचने का ठेका लेती थी तथा वन सम्पत्ति लकडी आदि 
को बेचने का काम करती थी । भ्रभो तक यह लोग ठेकेदारों के शोषण के शिकार थे अन्न 
उनकी सहकारी समितिया बनाकर वर्मा जी ने उनको ठेकेदारों के शोपण से मुक्त कर 
दिया । उसके लिए वे वन विभाग, सहकारिता विभाग के भ्रधिकारियों से मिलते, मत्रियों 
गौर सचिवों के यहा जाते और इन पिछडी जातियो के झ्राथिक विकास के लिए कार्य 
करते । उदयपुर, वासवाडा, डूगरपुर झौर चित्तीड जिलो में तथा राजस्थान पाकिस्तान 
की सीमा पर जैसलमेर, वाइमर और बीकानेर आदि जिलो में वर्मा जी के प्रयत्नो के 
फलस्वरुप ही सहकारी समितियों का विकास हुश्रा । 
सिचाई के साधनों के लिए प्रयत्न : 
वर्माजी लगातार गावो मे दौरा करते थे। वर्माजी ने गावो की समस्पाग्रो का 
जितने नजदीक से अध्ययन किया था वे गाववालो श्रौर किप्तानो की समस्प्राप्नरो को 
जितनी अच्छी तरह से जानते थे श्रन्य कोई भी राष्ट्रकर्मी या राजनीतिक कार्यकर्ता नद्दी 
जानता था। यही कारण था कि वे धिचाई विभाग तथा कृषि विभाग को बराबर नई 
योजनाओं के लिए सुझाव देते थे। कहा तालाब बनाना चाहिए, कहा टयूब वेल लगाना 
चाहिए, कहा कोई वडी सिंचाई योजनाए कार्यान्वित की जानी चाहिए, वे इसके लिए 
प्रयत्न करते । यही नही जहा बडे बडे तालाब बाघ-राणाप्रताप सागर, भेजा बाघ श्रादि 
बने भौर उसमे ट्ूबनेवाले गावो के किसानो ने उनका विरोध किया तो सिचाई विभाग 
ने प्रत्येक धिचा।ई योजना को कार्यान्वित करने में वर्माजी को सहायता ली | वर्माजी उन 
गावो के विरोध को समाप्त कराने, उनको क्षतिपूर्ति दिलाने तथा उनको जो कि घिचाई 
योजना के कारण उजड जाते उनको बसाने और जमीने दिलाने का दायित्व अपने ऊपर 
लेलेते । यदि वर्माजी न होते तो कई स्थानों पर विरोधी राजनीतिक दल आन्दोलन 
खड़ा कर देते और सिंचाई योजनाएं खटाई में पड़ जाती किसान वर्माजी को अपना सब 
बडा टितू ओर शुभेच्छ मानते थे श्रस्तु वर्माजी का कहना वे स्वीकार कर लेते थे । 
जहा वर्माजी राज्य को इतना सहयोग देते थे वहा यदि उनको यह प्रतीन होता 
कि राज्य का विभाग किसी क्षेत्र विशेष के प्रति उदास्ीनता श्रौर उपेक्षा दिखाता है श्रौर 
लगातार प्रयत्न करने पर भी सरकार सक्रिय नही होती तो वे उग्र रूप घारण कर लेते 
थे और काग्रेस सरकार का विरोध करने मे भी सकोच नही करते थे । किसानो का हित 
ही उत्तके लिए सर्वोपरि था । 


२३० पद्ोगाया मारिक्यंलाल वर्मा 


इस सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद श्राती है। भीलवाडा और बिजोल्या के 
मध्य मडाल का एक तालाब बनाने श्र उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देने के लिए 
वर्माजी ने राजस्थान सरकार के सिंचाई मन्री श्री लड़ढा से कई बार चर्चा की । सिंचाई 
मत्री ने आइवासन दे दिया वहा के कार्यकर्ता सतुष्ट हो गए परन्तु चह योजना कार्यान्वित 
नही हुई। सिंचाई मत्री उसको टालते रहे ? ग्त में वर्माजी का घेर्य समाप्त हो गया । 
उस समय वे रोग झय्या पर थे । सुस्यु से दो दित पुर्वे ( १३ जबवरी को ) उन्होने एक 
पत्र श्री भवरलाल जोशी प्रधान पचायत समिति माडलगढ स्थानीय- कार्यकर्ता को भेजा 
जिसमे उन्होंने रोप और क्षोभ के साथ लिखा था कि श्री लद़्ढा से कह दो कि 
हमारा झ्ापके सहयोग का सम्बन्ध समाप्त होगया और समस्त क्षेत्र के किसानो को 
सगठित कर लगानबदी का श्रान्दोलन चलावो, सत्याग्रह करो । जो सरकार खेती के 
लिए अ्रनिवये सुविधा विचाई की व्यवस्था नही करती उसे लगान वसूल करने का कोई 
ग्रधिकार नही है। स्वस्थ होने पर सै स्वयं इस लगानवन्दी आन्दोलन का संचालन 
करने श्राऊगा । मृत्यु के दो दिन पूर्व भी वर्माजी में एक योद्धा का शौर्य श्रौर 
तेजस्विता विद्यमान थे उसमे जो श्रश्ति थी, उनमे अन्त तक कमी नहीं आई, उसकी 
उष्णता ततिक भी कम नही हुई थी । 
लारोला सत्याग्रह : 
इसी प्रकार जैसलमेर महारावल के भाई श्री हुकु्मासह जी जो कि जैसलमेर 
राज्य के एक बडे जागीरदार थे और काग्रेस टिकट पर चुने जाकर राजस्थान विधान सभा 
के कांग्रेसी विधायक एम. एल. ए. थे जब उन्होने लारोला मे पुदती से खेती करनेचाले 
किसानो के खेतो की खातेदारी भ्रपने नाम अस्थायी बन्दोबस्त के समय करवाली श्रौर 
कुछ किसानो को डरा घमका कर उनसे नोकरीनाम। लिखा लिया और उन्हे अपने 
पुब्तनी खेतों से वेदखल कर दिय्रा, जिन किपानों ने नौकरीनामा लिखना स्वीकार नहीं 
किया उनकी फसल को अपने नौकरो द्वारा ट्रंक्‍्टर चलवा कर नष्ट कर दिया तो लाणौला 
के दुखी किसान जिला अ्रधिकारियों के पास गए | जब वहा से भी उन्हें न्याय नही मिला 
तो उन्हीने मुख्य मत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया से प्रार्थना की । मुख्य मत्री ने जैप्रलूमेर 
कलेक्टर को जाच करने की श्राज्ञा दे दी । श्रीहुकुमसिंह कांग्रेस विधायक के साथ ही 
महारावल ज॑ सलमेर के भाई तथा एक बडे जागीरदार होने के नाते अत्यन्त प्रभावशाली 
व्यक्ति थे भ्रस्तु जव किसानो ने देखा कि उनकी कही सुनवाई नही होती तो वे वर्मा जी 
के प॒स आए | वर्मा जी ने उस समय राजस्थान के सीमा प्रदेश (पाकिस्तान से लगे प्रदेश) 
में रचनात्मक कार्य करना आरम्भ कर दिया था । वर्मा जी स्वयं लाणेला आए भर 
उन्होंने सारी स्थिति को जाच की श्रौर जब उन्हें विश्वास हो गया कि किसानो को 
श्रन्यायपूर्वक श्री हुकुमसिह जी ने बेदखल किया है तो उन्होने किसानों से कहा कि वे कदापि 
इस अव्याय को सहन न करें एवं सत्याग्रह करे । सरकार को सूचित कर दे कि € श्रगस्त 
१६६४ तक यदि उनकी खेती की जमीन उन्हे वही सौप दी जाती तो वे भूमि पर हल 
श्रला कर बलपुर्तक कब्जा कर लेंगे | वर्मा जी ने उनका तेतृत्व करने का झ्राइवासत दिया 


येश्ञोगाया माशिक्यलाल वर्मो २११ 


झोर सत्याग्रह की तेयारिया श्रारम्भ कर दी। सभाए कर सत्याग्रह के लिए किसानों को 
भर्ती करने लगे और उन्होने मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया को लिख दिया कि 
लाणेला की स्थिति हमारे लिए ही नही वरन लोकतान्रिक समाजवाद के लिए खुली 
चुनौती है। स्वतत्रता के सच॒ह वर्ष बाद भी किसानो को वेदखल करने का यह ॒सामन्‍्ती 
ढग सहन करने योग्य नही है । मैंने ४७ वर्ष किसानो के लिए सघपे मे ही व्यतीत किए 
हैं इसब्रिए भ्रव सरकार व काग्रेस पार्टी के मोह वश किसानो के श्रधिकारो की छीना ऋपटी 
को सहन नही कर सकता । उन्होने मुख्यमत्री को स्पष्ट लिख दिया कि £ श्रगस्त से पूर्व 
किसानो की जमीन उन्हे नही लौटाई गई तो वे स्वय लाणेला सत्याग्रह का सचालन करने 
के लिए जैसलमेर में डेरा जमा देगे, और श्रावश्यकता पड़ी तो एक सत्याग्रही के रूप में 
जेल जाने के लिए भी तंयार रहेगे । उघर वर्मा जी ने राजस्थात भर के साथी किसान 
कार्यकर्ताओ्रो को लाणेला के किसान सत्याग्रह मे सम्मिलित होने के लिए श्रावाहन किया । 
वर्मा जी के आवाहन पर समस्त राजस्थान से कार्यकर्ताश्रो ने सत्याग्रह के लिए लाणेला 
पहुचने की स्वीकृति भेज दी । वर्मा जी ने किसानो को सत्याग्रह करते के लिए भर्ती 
करना शुरू कर दिया | सत्याग्रह के सबन्ध में वर्माजी का बनाया गीत'गावो मे गूजने लगा । 
वर्मा जी सत्याग्रह की तैयारी मे पूरी तरह जुट गए । 
वर्मा जी के इस भ्रादोलन के सूत्र अपने हाथ मे ले लेने से सरकार चोंकी मुख्य 
मत्री ने श्री हुकुमसिह से वात की श्री हुकुमसिह भी समझ गए , समझकोता हो गया श्रौर 
किसानो को उनकी जमीन दिला दी गई। 
उपरोक्त घटनाग्रो से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्मा जी यद्यपि काग्रेस के श्रतन्‍्य 
भक्त थे, मुख्य मत्री श्री सुखाड़िया के राजनीतिक जीवन का उन्होने निर्माण किया था 
उन पर उनका स्नेह था परन्तु जव भी उन्होने देखा कि किसानो श्रथवा शोषित वर्ग के 
साथ श्रन्याय हो रहा है तो उनका भौय जाग उठता । व्यक्तिगत सबन्ध तथा कांग्रेस का 
अ्रनुशासन या पार्टी का मोह भी उन्हें वाघ नही सकता था श्रौर वे उस अन्याय का प्रतिकार 
करने के लिए तंयार हो जाते थे। श्रपने गीतो' मे उन्होने अपने अन्तर की पीड़ा को बड़े 
प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया है । कारण यह था कि वे देख रहै थे कि काग्रेस भी 
एक स्थिर स्वार्थवालो का दल बनता जा रहा है । वह सामाजिक तथा श्राथिक क्राति 
लाने मे गतिशीरक नही है इस कारण उनका अन्तर क्षोम और रोष से भर जांता था। 
उनके गीत जो उन्हो ने श्रपने जीवन के श्रतिम वर्षों में लिखे थे उतकी झान्तरिक पीड़ा को 
व्यक्त करते है । 
भारत सेवक समाज ; 
वर्मा जी के सामने जव भारत सेवक समाज के राजस्थान के सयोजक पद को 
स्वीकार करने का प्रइन आया तो उन्हो ने इस उद्देश्य से उसे स्वीकार कर लिया कि उसके 
द्वारा राजस्थान में रचनात्मक कार्य को गति दी जा सकेगी । उनके सयोजकत्व मे भारत 
सेवक समाज गतिशील बना । उस समय देश मे 'खाद्यान्त की समस्या ने विकट रूप घारण 
कर लिया था। स्थिति गभीर होती जा रही थी श्रतएवं वर्मा जी ते भारत सेवक समाज 


२३२ धैशोगाया मारिकंयलाल वर्मा 


की राजस्थान शाखा के सयोजक बनते ही श्रधिक श्रन्त उपजाओ कार्यक्रम को हाथ में 
लिया । समस्त राजस्थान का दौरा किया गाँव गाँव जाकर किसानो को तम्बाकू आदि 
फसलो को कम कर श्रधिक भ्रन्न उपजाते के लिए प्रोत्साहित किया । भारत सेवक समाज 
के कार्यकर्ताओं की अ्रधिक अ्र्न उपजाओ आन्दोलन को सफल बनाने के लिए नियुक्ति 
की । राजस्थान के २६ जिलोी' में २६ वतनिक पूरे समय के जिला कार्यकर्ता नियुक्त किए 
और उसके लिए भागीरथ कानोंड़िया को सहायता से कलकत्ते मे धन सचय किया । 
ग्रधिक अन्न उपजाओं श्रान्दोलन को सफल बचाने के लिए वर्मा जी ने सिचाई के साधनों 
के विकास पर झ्रधिक बल दिया । किसानो हारा कुछ खोदने के लिए उन्हे कर्ज तथा 
सहायता दिलाई तथा राजस्थान के थिचाई विभाग द्वारा छोटी सिंचाई योजनाश्रों के 
शीघ्रतापूर्वक कार्यात्वित कराने की व्यवस्था की । परन्तु लबे अनुभव के उपरान्त वर्माजी 
भारत सेवक समाज के कायें से सतुष्ट नही हो सके श्रस्तु उन्होंने १७ मारे १९५६ 
वी बैठक मे त्यागपत्र दे दिया। १५ अप्रेल १६६३ को डायरी मे वर्माजी ने भारत 
सेवक समाज से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध मे लिखा “जिन जिन सख्याओ्री को 
जमाने मे मेरा हाथ रहा उनमे भारत सेवक समाज ( राजस्थान ) से निराश होकर 
छोड़ना पड़ा । 
आदिम जाति सेवक संघ : 
वर्माजी भारतीय आदिम जातिसेवकर्संघ के सस्थापक सदस्य थे। सघ ने 
यह निरचय किया कि सघ के आजीवन सदस्य बनाए जावे परन्तु आजीवन सदस्य बनने 
का निमत्रण केवल उन्ही कर्मठ व्यकितयों को दिया जाबे कि उन्होने श्रादिम जातियो के 
उत्थान का कार्य किया हो। सघ ने वर्माजी को भी श्राजीवन सदस्य बनने का श्रामत्रण 
दिया । वर्माजी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया । २० जनवरी १६४५८ को रात्रि को वर्माजी 
को श्री लक्ष्मीभाई कमिइनर अनुसूचित जाति का तार मिला कि ३० जनवरी को चार बजे 
सायकाल राष्ट्रपति द्वारा श्राजोवत्त सदस्यों को राजघाट पर छापथ दिलाई जावेगी। 
वर्माजी श्राजीवन सदस्य की शपथ लेने ३० जनवरी १६४८ को प्रात.काल दिल्‍ली पहुँचे । 
बारह व्यक्तियों को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। प्रतिज्ञा मे सघ की श्राजीवन सदस्यता 
स्वीकार करने, सघ के नियमों तथा शअ्रनुशासन का पालन करने, श्रौर जब भी सर 
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक निर्वाह व्यय का निश्चय करे उसे स्वीकार करने की तंयारी 
झ्रौर जीवन को पवित्र बनाए रखने की प्रतिज्ञा थी। राष्ट्रपति ने सभी आजीवन सदस्यी 
को श्राशीर्वाद देकर रस्म पूरी को । 
लिखित प्रतिज्ञा में ईश्वर का उल्लेख था। वर्मानी ने संघ के महामत्री 
श्री घर्मदेवजी शास्त्री से पूछा कि “मैं तो ईश्वर को मानता नहीं हूँ फिर इन छाब्दों को 
स्वीकार कर क्यो घोखा दू। मै तो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। शास्त्रीजी ने 
कहा कि हम ईश्वर शब्द को ही सत्यनिष्ठा मानले कोई फर्क नही है। मैने कहा 
कि आप यह श्र्थ लगाते हैं तो मुझे स्वीकार है ।”” ( डायरी ३० जनवरी १६४८ ) 
वर्माजी ने भारतीय भ्रादिम जाति सेवक संघ की आजीवन सदस्यता सघ के 


यशोगांया मारि|क्यलाॉल वर्मा २३३ 


सगठन को शक्ति प्रदान करने के लिए स्वीकार की थी यो वे पहले से ही अपनी सारी 
शक्ति श्रौर समय आदिवासियो, घुमकक्‍्कड़ जातियो किसानो तथा पिछड़े वर्षो के उत्थान 
के लिए भ्रपित कर चुके थे । 
राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ : 
स्वतत्रता प्राप्ति के उपरान्त तथा विशाल राजस्थान की सूची मे केवल डूगरगढ, 
बासवाडा तथा प्रतापगढ के आदिवासियो को ही सम्मिलित किया गया श्रौर उनकी 
सख्या को ध्यान मे रखते हुए विधान सभा मे केवल तीव स्थान और लोक सभा मे 
केवल एक स्थान आदिमवासियो के लिए सुरक्षित रखा गया। जबकि राजस्थान के 
प्रन्य भागों मे भी झादिवासी सीमित शचलो में बिखरे हुए है। वर्माजी ने केन्द्रीय 
नेताग्नो से बातचीत की और उनके अ्रथक परिश्रम के फलस्वरूप उदयपुर, चित्तीड़गढ, 
भीलवाड़ा, कोटा, बृन्दी, सवाई माधोपुर, कालावाड, जयपुर, पाली, सिरोही, जालौर, तथा 
राजस्थान के अन्य भागो भे भी अनूसूचित आदिम जातियो को सुच्ची मे आदिवासियों 
को सम्मिलित किया गया । फलस्वरूप राजस्थान मे विधान-सभा में एक के स्थान पर 
दो स्थान आदिवासियो के लिए सुरक्षित हो गए ॥ 
वर्माजी आदिवासियों को राजस्थान के विधान तथा लोक सभा मे शअ्रधिक 
सुरक्षित स्थान दिला कर ही सतुष्त नही हुए। उन्होने १४ नवबर १६५७ को 
श्रादिवासियो के सर्वागीण विकास के लिए “राजस्थान-आ्रादिम-जाति-सेवक सघ” की 
स्थापना की । सघ का उद्देश्य श्रादिम जातियो, भील, मीणा, डॉमोर, गरासिया, 
सहारिया, कोली ठाकुर (झावू रोड तहसीन ) का शंक्षणिक, आथिक, सामाजिक, तथा 
नैतिक उत्थान करना है जिप्तसते कि वे राष्ट्रीय जीवन मे उचित स्थान और नागरिकता 
के उचित अ्रधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो सके । 
सघ की स्थापना करने के उपरान्त वर्माजी ने १७ श्रक्टूवर १६५४८ मे भ्रावू रोड़ 
मे एक विशाल आदिवासी सम्मेलन का श्रायोजन किया श्रौर श्री जवाहरलाल नेहरू को 
सम्मेलन की श्रष्यक्षता करने के लिए तैयार किया । स्वागताध्यक्ष की हैसियत 
से वर्माजी ने श्रादिवासियो की समस्याश्रो का अपने भाषण मे विशद्‌ वरशंत किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि नेहरूजी की आादिवासियो की समस्याओ्रो के प्रति 
जानकारी ओर रूचि बढ़ी और वर्माजी आदिवासियो के लाभ के बहुत से कार्य केन्द्र से 
करवा सके । 
इसी प्रकार उदयपुर से कुछ दूरी पर स्थित ऋपषम-देव में १७ और १ए८ श्रप्नेल 
१६६६ को वर्माजी ने पुन एक विशाल आ्रादिवासी सम्मेलन किया जिसकी अश्रध्यक्षता के 
लिए उन्होने श्रो मुरारजीमाई-देसाई को आझ्ामत्रित किया। सम्मेलन का उद्घाटन 
प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरागाधी ने किया । 
वर्माजी के कार्य करने की यह एक शैली थी। वे जिस वर्ग के उत्थान के 
कार्य को हाथ मे लेते पहले उनका सगठन खडा करते । तत्पदचात्‌ उनका एक विशाल 
सम्मेलन भ्ायोजित करते, जिसमे केन्द्रीय नेताओ को लाते तथा राजस्थान के मुस्यमत्री 


२३४ यद्योगाया मासिययलाल वर्मा 


तथा श्रन्य भत्रियो को बुलाते श्रीर उस पिछडी जातिया वर्ग के विकास की य्रोजना 
रखते श्रौर केन्द्र तथा राज्य सरकार से उसको स्वीकृत कराकर क्रियान्वित करते। 
केन्द्र तथा राज्य द्वारा सहायता मिलने पर योजना के श्रनुरुष उन्हें बसाने सेती के 
लिए जमीन दिलाने, उद्योग-घधो के लिए कर्ज तथा श्राथिक सहायता दिलाने, 
के साथ उनके बच्चो की शिक्षा के लिए उन क्षेत्रों में छात्रावास स्थापित 
करते, तथा उनके सगठन के द्वारा उनमे प्रचलित कुरीतियो के विरुद्ध प्रचार करते । 

वर्माजी ने २० नववर १६६१ को कोटा के गहावाद क्षेत्र से सीतावाढ़ी 
नामक स्थान पर एक विशाल सहारिया सम्मेलन किया जिसका उद्धाटन श्री टंबर 
भाई ने किया। सासी और कजर सम्मेलन का उद्घाटन श्री लालवहादुर शास्त्री 
से करवाया इत्यादि। 

राजस्थान आदिम जाति सैवक सघ के द्वारा वर्माजी ने वहुत बड़ी संस्या में 
छात्रावास कराए जिससे कि श्रादिवासियो के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके आगे चल 
कर वे अपने द्वारा स्थापित छात्रावासों को तो समाजकल्याण विभाग को सौंप देते और 
सघ की ओर से नए छात्रावास स्थापित करते जहा बच्चो को भोजन वस्तु पाठ्य 
पुस्तके नि.शुल्क दी जाती । श्राज भी सघ द्वारा २७ छात्रावास तथा दो आश्रम स्कूल 
चल रहे है। वर्माजी के प्रयत्नो के फलस्वरूप बहुत बड़ी सख्या मे श्रादिवासियों को 
बसाया गया उन्हे जमीन दी गई मकान बनाने के लिए श्राथिक सहायता दी गई और 
उद्योग धधे स्थापित किए गए । 

सच तो यह है कि श्रद्धेय ठककर वापा के बाद किसी श्रन्य व्यक्ति ने 
वर्माजी के समान श्रादिवासियो के उत्थान का कार्य नही किया । 

राजस्थान में वर्माजी ने विमुक्त जाति सेवक सघ की भी स्थापना की थी 
परन्तु वाद को जब उन्हे ज्ञात हुआ कि उनके एक प्रमुख कार्यकर्ता ने भ्रष्टाचार किया 
हैं तो उन्होने श्री हरिभाऊ उपाध्याय जो कि उस समय समाजकल्याण विभाग के 
मत्री थे लिख कर उसकी जाच कराने पर बल दिया । इसी प्रकार जब राजस्थान श्रादिम 
जाति ग्रामोद्योग सघ उदयपुर के सबध में विधान सभा में इस श्राशय की चर्चा हुईं 
कि सघ में फिजूल खर्ची होती है तथा घन का दुरुपयोग होता है तो वर्भाजी ने 
सर्वेश्री देश पाडेजी, ग्ुलावर्सिह, हरिभाऊजी उपाध्याय को पत्र लिखा कि सस्था की जाच 
कराई जावे । ( डायरी ३ श्रप्रेल १९६३ ) 
आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र : 


वर्माजी चाहते थे कि आदिवासियों मे कार्य करने के लिए शिक्षित आदिवासी युवकों 
को तैयार किया जावे इसी उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से उन्होने आदिवासी 
सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण केच्ध की उदयपुर में स्थापना की। उनका कहना था 


कि आ्रादिवासियों में प्रचलित कुरीतियो श्ौर कुप्रथाश्रो को दूर करने तथा 
श्रादिवासियों के सर्वाभीण उत्थान का कार्य शिक्षित आदिवासी युवक ही कर सकते हैँ 
भ्स्तु उन्हे समाजसेवा कार्य क्ा प्रशिक्षण देना चाहिए। उस समय लेखक महाराणा 


यशोगाया मारिक्यलाल वर्मा श्३५ 


भूपाल कालेज का भ्राचार्य था उन्होंने लेखक को उस कैन्द्र के सचालन का भार सोपा। 
वर्माजी के कार्य करने का ढंग यह था कि वे जब कोई सस्था खड़ी करते तो उसको उसके 
उपयुक्त व्यक्ति को सौप कर उसमे हस्तक्षेप नही करते थे । 
लोक सभा की सदस्यता : 
वर्माजी स्वतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात जब १६४५२ में श्रथम श्राम छवाव हुए त्तो 
चित्तीडगढ़ क्षेत्र से लोक सभा के चुनाव मे काग्रेस टिकट पर खडे हुए थे। चित्तौड़गढ़ का 
क्षेत्र सामन्‍्तवर्ग का शक्तिशाली गढ़ था | वर्माजी आजीवन सामन्‍्ती वर्ग से सधर्ष करते 
रहे थे। भारतवर्प मे सर्व प्रथम वर्माजी ने पूर्व राजस्थान में जागीरदारी प्रथा को 
समाप्त करने की पहल की थी । काग्रेस मे वे सदेव जागीरदारो का विरोध करते रहे 
थे। श्रस्तु जागीरदार उनसे बहुत रुष्ठ ये । वे वर्माजी को अपना प्रथम झ्ौर घोर शज्रु 
मानते थे अ्तएव सभी जागीरदारो ने प्रपनी सम्मिलित शक्ति वर्माजी के विरुद्ध लगाई 
झौर जनसथ के उम्मीदवार श्री त्रिवेदी का समर्थन किया । जागीरदारो का इस क्षेत्र मे 
स्रामीण जनसख्या पर परम्परागत बहुत श्रविक प्रभाव था। श्नस्तु वर्माजी के विरुद्ध 
जागीरदारो ने सारी शक्ति लगा दी परिणाम यह हुआ कि वर्माजी की पराजय हो गई। 
पर-तु कुछ ही दिनो के उपरान्त टोक की लोकसभा की सीट स्थानीय लोकसभा के 
सदस्य की मृत्यु के कारण खाली हो गईं। काग्रेस ने वर्माजी को ठोक क्षेत्र से खड़ा किया 
वर्माजी एक लाख से श्रधिक मतों से विजयी हुए । उसके उपरात १६५७ शौर १६६२ में 
वे चित्तौड़ क्षेत्र से लोक सभा के लिए खडे हुए श्र भारी बहुमत से विजयी हुए । १६६७ 
के चुनाव में काग्रेस ने बहुत आग्रह क्रिया कि वे पुन. लोक सभा के लिए चित्तौड़ क्षेत्र से 
खडे हो परल्तु वर्माजी लोक सभा से भी निराश हो चुके थे श्रतएव उन्होने लोक सभा के 
चुनाव में खड़े होना श्रस्वीकार कर दिया । परन्तु काम्रे स प्रत्याशी श्री ओकारुलाल बोहरा 
को उस क्षेत्र से विजयी बनाने मे अपनी शक्ति लगाई । 
वर्माजी लोक सभा को अ्रपना वास्तविक कार्यक्षेत्र नही मानते थे इस कोरण 
वे लोक सभा में नियमित रूप से उपस्थित नही रहते थे। यदि वे ऐसा करते तो उनके 
जो किसानो आदिवासियो घुमक्कड़ जातियो (गाड़िया लुहार, वनजारा, सासी बावरी ) 
प्रादि सीमा प्रदेश सम्बन्धी, तथा अन्य रचनात्मक कार्य उपेक्षित हो जाते श्रौर वे 
केवल लोकसभा के सदस्य भर रह जाते । महीने मे श्रपने परिवार के साथ तो वे केवल 
तीन दिन रहते थे । उतका भी अधिकांश भाग सार्वजनिक कार्य मे ही व्यय हो जाता 
था। अ्रतएवं वे लोक सभा का जब सत्र चलता था तो जब राष्ट्र की हृष्टि से महत्वपूर्ण 
राष्ट्रीय प्रश्न होते, भूमि सुधार अथवा देश को समाजवादी श्रर्थव्यवस्था की शोर ले 
जानेवाले प्रइन॒ उपस्थित होते तब तो उपस्थित रहते और उसमें सक्रिय भाग लेते श्रन्यथा' 
वे अपने कार्यलेत्र मे चले जाते । 
एक बार श्री जवाहरलाल नेहहरू ने वर्माजी से व्यग मे कहा कि तुम लोकसभा 
से बहुधा गायव रहते हो तो बर्माजी ने उत्तर दिया कि यह तो उच लोगो की सभा है 
जिनका अपना कोई कार्यक्षेत्र नही हैं जिनके पास भर कोई काम नही है जो ठलुआ 


२३६ मबेंशोगाया मारिगक्यलाले वर्भा 


है। यदि मै यहां का होकर ही रह जाऊं तो मेरे कार्यक्षेत्र का क्या होगा मेरे लिए 
वह अधिक महत्वपूर्ण है। श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा तो फिर तुम चुनाव में 
वयो खडे होते हो ? वर्माजी ने उत्तर दिया कि बात यह है कि अपने परिवार के भरण 
पोषण की दृष्टि से लोकसभा मे चला शआराता हूँ यहा के भत्ते से घर का खर्च चल जाना 
है किसी के सामने अपने निजी व्यय के लिए हाथ नही पसारना पडता जवाहरलालजी 
वर्माजी का उत्तर सुनकर छुप हो गए । 

यद्यपि वर्माजी लोकसभा को श्रपना मुख्य कार्यक्षेत्र नही मानते थे परन्तु इसका 
यह अर्थ कदापि नही है कि वे उसके महत्व को नही समभते थे अथवा जो महत्वपूर्णो 
प्रदत लोकसभा में आते थे उनकी उपेक्षा करते थे। जब्र जब भी लोकसभा मे राष्ट्रीय 
महत्व के प्रश्न श्राए श्रथवा भूमि सुधार, किसानो आदिवासियो घुमक्कड़ जातियो अनुसूचित 
जातियो अ्रथवा पिछडी जातियो के विकास की योजनाओं के प्रशइत आए अथवा देश को 
समाजवाद की श्रोर ले जाने के प्रश्न उपस्यित हुए उन्होने उनमे केवल सक्रिय भाग ही 
नही लिया वरत्‌ लोकसभा में उनके पक्ष मे वातावरण बनाने का सफल प्रयत्न भी किया 
लेखक यहा केवल कतिपय उदाहरण देकर वर्माजी के लोकसभा में कार्य पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेगा । 

१५ एप्रिल १६५६ को लोकसभा मे सहकारी सम्मिलित कृषि पर बहस चल 
रही थी श्री मीनू मसानी ने सहकारी सम्मिलित खेती का प्रवल विरोध तथ्यों के साथ 
किया था । वर्माजी ने श्री मसानी को मु ह तोड उत्तर देते हुए कहा कि श्री मसानी की 
ग्रावाज पू जीपतियो की आवाज है उनको ग्रामीण जीवन का अनुभव नही है आ्राज 
भी किसान मिलकर कुआ बनाते है और सम्मिलित सिचाई करते है। केवल सिचाई ही 
नही बहुन से स्थानों पर खेती भी सम्मिलित करते है। श्रस्तु सहकारी खेती को प्रोत्साहन 
देना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। सहकारी खेती के साथ साथ वर्माजी ने खेती मे सहकारिता 
के साथ सहकारिता के आ्राधार पर आधुनिक उद्योगो का विकेन्द्रीयकरण करके उनको 
गावों में स्थापित करने पर जोर दिया । उनका कहना था क्नि रेलवे, हवाई जहाज मोटर 
यक्त्ो तथा अन्य उद्योगो का विकेन्द्रीयकरण किया जावे और उनके पूर्जों को बनाने का 
उद्योग सहकारिता के आधार पर गार्वो मे स्थापित किया जावे इसके लिए गावो मे विद्यत 
शक्ति पहुचानी होगी, गाव वालो को प्राविधिक प्रशिक्षण देना होगा, तथा कच्चे माल की 
व्यवस्था करनी होगी । वर्माजी ने गावो फो केवल चर्खा और तेलघाणी मे उलभम्ने का 
विरोध क्रिया। विकास खडो मे अकेली युवतियो को न रखने, पति के साथ साथ 
काम करने का अवसर देने पर विशेष बल दिया। िचाई, पावर, उद्योग, यातायात 
शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रत्न, स्वावलब्रन आदि कार्यक्रमों को पुरा करने के लिए 
जोर देते हुए वर्माजी ने लोक सभा में इन कथित सास्क्ृतिक कार्यक्रमों (नृत्य) 
श्रादि पर शॉक्त तथा व्यय न करने पुरातत्व के खड॒हरो की निगरानी करने परन्तु खदाई 

फी रकम से 9चाई की सुविधाशरो को बढाने की माग की । गावों मे मकान बनाने के 
लिए कर्ज देने, रेगिस्तान मे गहरे पानी के निकालने, पहाड़ो मे ऐनिकट तालाब बाघने मे 


पशोगाया मारिएयलाल वर्मा २३१७ 


रिटन की ज्षर्त (प्रतिशत लाभ) हटा देने पर बल दिया और कहा नहरी जलूसों श्रौर 
सभाओ से प्रभावित होकर किसान का भ्रनाज सस्ता मत करिए नही तो पैदावार घट 
जावेगी। : 

इसी प्रकार ७ अप्रेल १६९७६ को लोक सभा मे खेती की श्रधिकवम जोत के 
कानून पर जल्गी अमल कराने के लिए वर्माजी ने बड़े प्रभावशाली शब्दों मे माग की श्रौर 
काग्रेसननो को चेतावनी दी कि यदि सीलिंग के कानून पर श्ञीघ्र अमल नहीं किया गया 
तो भूमिहीनो के धरर्य का वाघ टूट जावेगा देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। 
वर्माजी को भविष्यवाणी क्रितनी सही निकली यह आगे होनेवाली घटनाओं ने सिद्ध कर 
दिया । 

२६ मार्च, १६९६२ को लोक सभा मे एशअर कारपोरेशन बिल के सशोधन पर 
बोलते हुए वर्माजी ने कहा था “पार्टी के सदस्य होने के नाते सशोधन विल का समर्थन 
कर्‌गा मगर इसका उद्देश्य समाजवाद को श्रसफल करने और पब्लिक-संक्टर को फेल 
करने की यह साजिश है झौर यह विभाग फेल हुश्ना है यह चेतावनी देता हुँ। वात 
यह थी कि एयर कारपोरेशन में घाटा हो रहा था व्यय श्रधिक आने के कारण प्राइवेट 
सेक्टर को नया रूप देने के श्रधिकार प्राप्ति की उस सशोधन के द्वारा माग की गई 
थी। कहने का अर्थ यह है कि जब भी देश को समाजवाद की ओर लेजानेवाले 
प्रइनन लोकसभा में उपस्थित होते तब वर्माजी बहुत शीघ्र पहुंच जाते थे श्ौर श्रपनी सारी 
शक्ति समाजवाद को देश मे सफल वनाने में लगाते थे । 

जव वेको के राष्ट्रीयकरण का प्रइन लोकसमा मे उपस्थित हुम्रा तो वर्माजी 
उन थोडे से लोक सभा के सदस्यो में से थे जिन्होंने जोरदार शब्दों मे बेकों के राष्ट्रीय- 
करण का केवल समर्थन ही नहीं किया वरन ५६ लोकसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर 
करवा कर एक ज्ञापन पण्डित जवाहरलाल नेहरू को भिजवाया | यद्यपि उस समय 
राष्ट्रीयकरण नही हो सका परन्तु वर्माजी ने बको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में वातावरण 
तैयार कर दिया । (डायरी २० नवम्बर १६६३) 
पद्म भूषण की उपाधि : 

वर्माजी की देशसेवा आदिवासियों, घुमकक्‍्कड जातियो, किसानो, दलितो तथा 
पिछड़े वर्ग को सेवा तथा उनके विस्तृत रचनात्मक कार्य के उपलक्ष मे राष्ट्रपति ने 
२५ जनवरी १६६५ को वर्माजी को पद्मभूषण की उपापि प्रदान की उसके सबध में 
वर्माजी के मन में जो प्रतिक्रिया हुई वह उनके ही छाव्दों मे सुनिए जो उन्होने 
अपनी डायरी मे लिखे है, २६ जनवरी १६६५ .- आज राष्ट्रपति द्वारा घोपित 
तथा उनके तार द्वारा मुझे परद्मभूषण की उपाधि दी गई | यद्यपि मै इसका उपयोग 
करू गा नही फिर भी मेरे देशवासियो का आज राज्य है राष्ट्रीय. सरकार ने उपाधि 

दी है मुझे सहर्षप स्वीकार करना चाहिए। 

र८ जनवरी ६५ : झ्राज सारा दिन मिलने जूलने में नष्ट हुआ श्र पदम 

भूषण की उपाधि कौ खुशों मे लोग दावत देना चाहते थे। मैंने अस्वीकार किया। 


श्शे८ पणोगाया भारि]वयलाल वर्मा 


भविष्य मे किसी का निमन्त्रण न मानने का फैसला किया । मेरा देश इस समय |; संकट 
की घड़ियो से गुजर रहा है । पद्मभूषण की उपाधि की खुशी में दावते लेता फिरूः यह 
मेरे लिए शर्म की बात होगी । इसलिए इसकी खुशी नहीं मानना। वेसे मेरे स्वतन्त्र 
देश भर काग्रेस सत्ता ने मुझे उपाधि दी सहर्ष मजूर कर ली मगर दिल का दर्द नही 
गया है । 
वर्माजी ने अपनी डायरी मे उपाधि के सम्बन्ध मे जो लिखा वह उनकी अचन्तर 
भावना को व्यक्त करता है। जब देश सकट में हो तो उपाधि मिलने पर खुशी न मनाना 
यह उनकी एकान्त निष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है कितने राष्ट्रधर्मी है जिनमे इतनी गहरी 
देशभक्ति की भावना है और जो केवल इसलिए उपाधि स्वीकार करे क्योकि राष्ट्रीय 
सरकार ने उसको दिया है। श्राज जो सत्ता मे है वे ऐसे श्रवप्तरों पर जैसा भोडा प्रदर्शन 
करते हैं वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के राजाश्रो और महाराजों को भी पीछे छोड देता है । 
केवल लोक सभा मे ही नही वर्माजी ने श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तथा 
कांग्रेस पालियामेटरी पार्टी मे श्ौर भी श्रधिक स्पष्ट और बल के साथ श्रपने प्रगतिशील 
विचारो को रखा थे । १० श्रगस्त १९५६ को उन्होने पालियामेटरी पार्टी में जो विचार 
व्यक्त किये थे वे उनके विचारो और भावना का सही प्रतिविम्ब है उस दिन उन्होने 
आवेश के साथ कहा था “आप सहकारी सयुक्त खेती का नारा जिन काग्रेसवालो के 
द्वारा देश मे पहुचाना चाहते है उसके पूर्व उनकी सयुक्त खेती हो जानी चाहिए तब उनकी 
वाणी का जनसाधारण तथा किसान पर असर पड़ेगा। ग्रामदान के असफल होने का 
कारण ग्रामदान के उपदेशो द्वारा अपने व्यक्तित्व का तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति का समाप्त 
नदी करना है। पार्टी मे केवल समाजवादी सिद्धात के पोषको को रखे । केवल उन्ही को 
टिकट दे श्रभी तो पार्टी मे सभी प्रकार के व्यक्ति है। यह समय' पर साथ नही देंगे चाहे 
मुरारका हो चाहे सोमाणी हो । पहली बार जो काग्रेपत में श्रावे अथवा काग्रेस' के विरुद्ध 
लड़ कर आवबे उनकी पांच वर्ष तक परीक्षा करने के बाद काग्रेस टिकिट दे। भ्रष्टाचार 
देश की भीपण समस्या है । काग्रेस की कामयाबी इसी समस्या को हल करने पर है लोग 
अ्रव कहने लग गये हैं कि गाधीजी ने देश को आजाद किया । सरदार पटेल ने देश का 
एकीकरण किया, जवाहरलाल प्रजातन्त्र का ढाचा कायम कर वेदेशिक नीति की नीव 
लगा जावेगे; परन्तु भ्रष्टाचार उनसे नही मिटेगा अ्रस्तु श्राप ( श्री जवाहरलाल को 
संबोधन) इस प्रजातन्त्र मे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जनता पर प्रभावशाली श्रसर 
डालिए । फिर भ्रष्टाचार सव्वे प्रथथ लोकसभा तथा राज्य सभा के सदस्यों में 
से जाना चाहिए। इनमे से कई लोगो ने अपने सरकारी बगले जो लोक सभा तथा राज्य 
सभा के सदस्यों को मिलते हैं किराए पर दे रखे है श्लौर जिसको सरकारी मकान किराये 
पर दिया है मुफ्त मे भोजन उसी का खाते है। एक छोटी बात कि पार्टी के सरक्यूलरो में 
तीन मन्त्रियो के हस्ताक्षर क्यो चल रहे है इस छोटी समस्या को हल करे । (डायरी) 
वर्माजी लोक सभा मे जब भी उन्हे अवसर मिलता पिछड़े वर्गों की हिमायत 
करने तथा सरकार से उनके विकास के लिए आाइवासन प्राप्त करने से चुकते नहीं थे। 


यशोगाया सारिएयलाल वर्मा २३६ 


२४ मार्च १६६० को गृह मन्त्रालय की श्रर्थ सस्बन्धी मांग पर वर्माजी ने शेड्यूल्ड ट्राइव्स, 
एक्स क़िमिनल ट्राइब्स, नौभेडिक ट्राइव्स (घुमक्‍्कड़ जातियों) की दयनीय श्रवस्था का 
अत्यन्त प्रभावोत्पादक चित्रण किया जिससे कि लोकसभा का उन्हे समर्थन सहज ही प्राप्त 
हो गया उन्होने धुमक्कड़ जातियो के' लिए गदती स्कूल, गइती श्रौद्योगिक कारखाने खोलने, 
उन्हे बसाने, ऐक्स क़िमिनल ट्राइव्स में उद्योग धन्धे स्थापित करने पुलिस को सदाचारी 
श्रोर दुराचारी में अन्तर करने, श्रादिवासियों को पहाडो पर से उतार कर समतल जमीन 
पर लाने उन्हें जमीन देने, जमीन पर पानी देने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने, जगल 
ठेका आदिवासियों की वनश्रम सहकारी समितियों को देने, जंगल में उत्पन्त होनेवाली 
वस्तुओ का पक्‍का माल तैयार करने के लिए उद्योग घन्घे स्थापित करने खनिज सम्पत्ति 
का सर्वेक्षण कराकर खनिज उद्योग आदिवासियों को देने तथा पहाडी प्रदेशों मे रेलवे 
लाइन डालने तथा सड़के बनाने के लिए भारत सरकार का जोरदार दछाब्दो में श्राद्वान 
किया । लोक सभा में बहुत कम सदस्य थे जिन्हे इन उपेक्षित जातियो का कभी ध्यान 
ग्राता है। कारण यह था कि यह जातियां सभ्यता केंन्द्रो से बहुत दूर पहाड़ो, वनो और 
मरुभूमि मे निवास करती है जहां लोक सभा के अ्रधिकांश सदस्ण कभी पहुँचते ही नही । 
वर्माजी का श्रधिकाश समय इन्ही जातियो की सेवा में व्यतीत होता था इस कारण वे 
* उन्हे बहुत नजदीक से जानते थे और उनके अन्तर मे उनके लिये गहरी पीडा और 
सहानुभूति थी। यही कारण था कि जब वे इन उपेक्षितों के सवध मे बोलते तो श्रोता 
आत्मविभोर हो उठते और वर्माजी को उनका सहज ही समथथेन' प्राप्त हो जाता | गृह 
मन्‍्त्री ने वर्माजी को आइवासन दिया कि भारत सरकार शीघ्र ही इन जातियो के विकास 
लिए प्रयत्नशील होगी । केवल लोकसभा मे ही वर्माजी ने प्रगतिशील नीतियो का समर्थन 
नही किया वरन कांग्रेस की पालियामेन्द्री पार्टी मे वे सदेव प्रगतिशील नीतियो का समर्थन 
करते थे और स्पष्ट शब्दों मे काग्रेस की भूलो की भत्सेना करते थे । कभी कभो काग्रेसजन 
वर्माजी की इस स्पष्टवादिता से खिन्‍न हो जाते थे परन्‍्तु वर्माजी ने किसी की नाराजगी 
की परवाह नही री । 

२ भ्रप्रेल १६९५८ की घटना वर्मा जी के इस [पक्ष पर श्रच्छा प्रकाश डालती 
है । लोक सभा में खाद्य तथा कृषि मत्रालय की माग पर वहस चल रही थी। वर्मा जी 
को कृषि भमनत्रालय की शिथिलता तथा किसानो की कठिनाइयो के प्रति उपेक्षा की भत्संता 
करने का भश्रनुकूुल अवसर मिल गया। उन्होने क्ृपि मन्नालय की उपेक्षा और शिथिलता 
की कड़ी श्रालोचना की । वर्मा जी ने श्रधिकतम जोत कानून के लागू न करने को जथन्य 
अपराध बतलाया । नहरी सिंचाई की दरो और वन्दोवस्त द्वारा निर्धारित मालग्रुजारी की 
दरें शहरो और गावो की दूरी के अनुसार स्थिर करने का जोरदार शब्दों मे समर्थन 
किया । उन्होने वन्दोवस्त लगान की पद्धति का कडा विरोध किया और खेती की झाय 
पर आयकर लगाने की सिफारिश की । सरकार द्वारा सभी मध्यस्थो को समाप्त कर 
किसानो से सीधा सम्पर्क स्थापित कर, घुलमझाड़ तथा छाताधारी किसान सगठनों को 
प्रोत्साहन न देने पर झपने विचार व्यक्त किए । अपने विचारो को व्यक्त करते समय 


२४० पशोगाया मारिएक्यलाल वर्मा 


उन्होने खाद्य एव क्रषि मंत्रालय पर कडा प्रहार किया। तत्कालीन कांग्रेस दल के 
(चीफ-व्हिप) मुख्य सचेतक श्री सत्यनारायण सिन्हा ने श्रजितप्रसाद जैन से वर्मा जी 
की शिकायत की--पार्टीमैन (काग्रेस पार्टी के सदस्य) होकर भी वर्मा जी इस/कदर*हमारे 
विरोध मे बोले यह उचित नही था । जब श्री जैन ने वर्मा जी से श्री सत्यनारायण सिन्हा 
की शिकायत और प्रतिक्रिया का उल्लेख किया तो वर्मा जी ने उनको उत्तर दिया 
“हमने श्रपना जीवन क्रिसी की स्तुति करने के लिए नही खपाया है। सत्य को सत्य कहने 
और करने के लिए ही हम जी रहे है।” (डायरी २ श्रप्रेल १६५८) वर्मा जी श्रपने 
विचारो को श्रत्यन्त निर्भीकतापूर्वक व्यक्त करते थे। श्री लालबहादुर शास्त्री से उन्होने 
केन्द्रीय मंत्रिमडल के सबन्ध मे जो कहा था वह उनकी निर्भकिता का परिचायक है उन्होने 
शास्त्री जी से कहा “आपकी के विनेट में पूजीवादियो के प्रतिनिधि श्रौर कम्यूनिस्टो के 
हिमायती बैठे है इनसे पडित जी (जवाहरलाल नेहरू) को सावधान करो, मैनन ( कृष्णा 
मैंनन ) को देशद्रोही बनकर रशिया के साथ ससभौता कर डिक्टेटरशिप के जरिए सत्ता 
अपनाने वाला मानता हूँ श्रौर मुरारजी भाई सत्ता पर आजावेंगे तो पूजीपतियो को 
प्रसन्‍्तता होगी । इसलिए दोनो से वचना चाहिए । (डायरी १६ मार्च ५६) 

जब जब लोकसभा मे ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए कि जिससे वर्माजी को लगा कि | 
राष्ट्र का अहित होने की आशका है तब तब वे बहुत सक्रिय हो जाते थे श्र लोकसभा 
मे उसके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयत्व करते थे । नवबर १६५६ मे काग्रेस पाजिया- 
मेटरी पार्टी मे रक्षामत्री श्री मैमन के विरुद्ध वातावरण बन' गया था उस समय वर्मा जी 
को लगा कि यह सब विदेशी प्रभाव के कारण है श्री नेहरू के विरुद्ध है। उनके मन 
पर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई वह उन्ही के शब्दों में सुनिए । 

“ग्राज मैं दो दिन से इस कोशिश मे लगा हूँ कि रक्षा मन्री श्री मैनन के विरुद्ध 
हटाए जाने की आवाज कंसे उठी और वह बजाय पडित जी (जवाहरलाल नेहरू) से 
व्यक्तिगत कहने के पार्टी में क्यो आई । मेरी यह मान्यता है कि पडित जी की कैबिनेट 
में अमेरिकन तथा रशिया के पक्षपाती है। रशिया मैनन को झोर अमेरिका मुरारजी 
को भावी प्रीमियर पसंद करेगा । १६ मार्च ५९ को श्री लालबहादुर शास्त्री से चर्चा 
में मैंने इशारा किया था । कल श्री अमसुभर्गासह और त्यागी को मैने कहा। पार्टी में 
श्री मैनन के विरुद्ध कहने के बजाय पडित जी को क्यो नही कहते । वे पार्टी मे बोलते का 
ही भाग्रह कर रहे थे। करीब पद्रह-बीस एम. पी ग्लुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, 
हिमाचल प्रदेश, पजाब, बिहारवालो से मिला श्रोर गतावरण बनाया कि हमारे मे कुछ 
काग्रेसियो का 'सीटो” की त्तरफ झ्ुकाव होने से वे वसा वातारण बना रहे है। श्राज 
श्री रामेश्वर टांटिया स्पष्ट शब्दो मे 'सीटो' की तरफ जाने के हिमायती नजर आए। 
मैंने कहा इसका माने होगा सामच्तवाद शौर पूजीवाद का बोलवाला । हम डटकर मुका- 
बला करेगे । पडितजी से अलग मिला | 'सीटो” और मिलिटरी की हालत समझी वे परेशान 
थे। कहते थे कि मुझे साफ:कहदे तो मै श्रपना पद छोड दू भ्रन्यथा देश को खतरे मे नही 
पड़ने दूगा । पड़ित जी से मैने कहा भविष्य मे टिकट देते समय सावधान रहना । समाज- 


घशोगायथा मारिएक्यलाल वर्मा २४१ 


वाद विरोधी तत्व वापस मत ले लेना ।” (डायरी २०-११-५६९) 

“त्यागी जी (महावीर त्यागी) के घर गया और उनसे चर्चा हुई वे यह मान 
गए कि मैनन के विरुद्ध इस समय हल्ला सैनिक तानाशाही को बुलावा देना है। 
(डायरी २२-११-५९) 

“४ श्राज काफी एम. पी से वात हुई और काग्रेस पालियारमेंटरी पार्टी में बोला । 
जिसमे मैने बताया कि डिफेन्स की बहस पार्टी मे होनी ही नही चाहिए क्योकि यह पार्टी 
शिवजी की वरात है जिसमे देश की श्राजादी के योद्धा और उस समय के देशद्रोही गद्दार 
तथा पापी धर्मी सव आगए है। यहा चर्चा बन्द करो और घर में जाकर पडितजी 
(जवाहरलाल नेहरू) के सामने श्रपती बात कहो । श्री रामसुभग सिंह, त्यागी, फीरोज 
गांधी जो यहा कहते है उनसे सब मिलकर कहते है कि बोली बोलते है। मै नेता से 
प्रपील करू गा कि सन्‌ १९२१ से १९४२ तक जिन लोगो ने काग्रेस को अपनी जवानी 
तथा खून देकर बडा बनाया उनको बुलावे बाते सुने । (डायरी २२ नवसम्वर ५६) 


कहने का तात्पयं यह कि यद्यपि वर्माजी लोकसभा को अपना मुख्य का्येक्षेत्र 
नही मानते थे परन्तु जब भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रझ्न वहा उपस्थित होते अथवा किसान 
आ्रादिवांसी घमक्‍कड जातियो, जरायम पेशा, तथा पिछंडे वर्गो के प्रश्न वहा उपस्थित होते 


थे तो वे अत्यन्त जागरूक रहते और श्रपनी समस्त शक्ति उन समस्याओ के समाधान मे 
लगाते थे । 


संस्थाओं शौर लोकसभा से निराशा : 


यद्यपि वर्माजी ने श्रनेक रचनात्मक सस्थाओ को जन्म दिया, उनको पनपाया, 
श्रौर उनके द्वारा रचनात्मक कार्य को गति प्रदान की परन्तु जीवन के श्रन्तिम वर्षो मे वे 
संस्थात्रो के प्रति निराश हो गए थे। यही स्थिति लोकसभा के सबंध में भी। लोकसभा 
से भी वे निराश थे। प्रथम तो यह बहुत रुचिकर नही लगता था कि अपनी सेवाओं का ' 
वखान किया जावे और उनके उपलक्ष मे वोट मांगा जावे। श्रात्मप्रशसा और सेवा का 
मूल्य मागना दोनो ही उन्हे श्रप्रिय थे। यही कारण था कि १६६७ के चुनाव में काग्रे स 
जनो के बहुत कहने पर भी उन्होने लोकसभा के लिए खडे होने से इन्कार कर दिया था । 
वर्माजी लेखक से बहुधा कहा करते, “सक्सेनाजी, लोकसभा में जो स्थिति है उसको 
देखकर मैने निश्चय कर लिया है कि श्रगले चुनाव मे नहीं खडा होऊगा । रचनात्मक 
कार्य करनेवाली सस्थाओ और लोकसभा के संबंध मे उन्होंने श्रपती डायरी तथा सस्मरण 
मे जो लिखा है बह उनके अन्तर की इस भावना को व्यक्त करता है । 

वर्माजी का निश्चय : 
“ मैने श्रब यह जीवन का अन्तिम फेसला कर लिया है कि सस्थाओ से दूर 


रहना ॥ फिर भी जीवन मे जब तक शक्ति है व्यक्तिगत रूप से बन सके उतनी सेवा करते 
जाना चाहिए। सस्थाओं में आनेवाला नया रक्त समाज में वहनेवाले तूफानो, प्र लोभन 


ए४२ यदशोगाथा मारिकयलाल वर्मा 


चापलूसियों से बचने में श्रसमयय दिखलाई देता है। फिर भी कई संस्थाओं को उनके हाथ 
में छोड़ कर श्रलग हो गया हूँ । उनके भविष्य को देखना है । मेरी कामना है कि उनमें 
प्रलो मनो से बचने और पिछड़े वर्गों की निष्पृह सेवा करने की शक्ति विकसित हो भौर 
वे श्रनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करे। 
पालियामेन्ट से आदशा छोड़ी : 

“मैं श्रनेक वर्षों से पालियामेट का सदस्य चला श्रा रहा हूँ | जनता ने मुझ पर 
वार बार विश्वास कर चुनकर भेजा है। मैं अपने निर्वाचको का शआाभारी हूँ किस्तु मैंने 
देखा है कि लोकसभा या राज्यसभा में शायद ही कोई मेम्वर ऐसा होगा जो काग्रेसी 
होते हुए भी कांग्रेस सरकार की श्रालोचना नही करता परन्तु जव व्हिप जारी होता है तो 
श्रतुशासत के नाम पर सरकार का साथ देता है। सत्ता चलानेवाले के सामने गलती 
मानने से भी इनकार नही करता । डिप्टी मिनिस्टर वनने की, तो मिनिस्टर कँबिनेट 
श्रेणी का बनने की, कैबिनेट वाला चाहता है कि उसे अमुक विभाग मिलना चाहिए 
तथा वह प्रधान मत्री बनने के योग्य है ।” है 

इस प्रकार की अवसरवादिता सरकार, कर्मचारियों, छात्रो श्र सर्वसाघारण 
पर बुरा असर डालता है श्रौर श्रव फोड़ा फूठ चुका है तो पीप वह रहा है। यह कांग्रेस 
को सत्ता में ही हुआ हो मै ऐसा नहीं मानता। देवताओं से लगाकर, यादवों, राजपूतों 
मूगलो झ्रादि के राज्यों मे हम देख रहे है । हम उनकी ही सतान है। श्रपनी फूट के 
कारण देवताश्रो को राक्षसों से पराजित होना पड़ा । यादवोी की शराबखोरी और फूट 
मिटाने मे कृष्ण जैसे महापुरुष को असफल होना पडा । गाँधी “हे राम अरब तो उठालो” 
कहता चला यया ।” राजपूत राजाओो का राज्य चला गया शौर मुश्राविजा मिल रहा 
है। वेटा च'हता है कि बाप मर जावे तो मुश्राविजा मेरा हो जायगा । समाज दुव्यंवसनो, 

भ्रष्टाचार और फूट का शिक्रार है । यह श्रच्छे लक्षण नही है ।” 

“इन प॒क्तियों के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्वाम देता हूँ । जीवन मे राष्ट्र की 
श्राजादी के लिए लड़े श्रीर राजाओ सामन्‍्तो से होने वाली टक्कर में भीनी-कीनी चोटें 
खाई : जो श्राज भी वादलो के उभार के साथ उभरती है | यह कष्ट उठाते हुए देशभक्‍तो 
ने जो सपते देखे थे वे साकार नही हुए किन्तु मन में यह आशा संजोये हैं कि वे शायद 
कभी तो सत्य होगे ।” (वर्माजी के सस्मरण) 
शिड्यूल ट्राइब कमीशन : 

लोकसभा मे वर्माजी तथा श्रन्य॒ श्रादिवासियो के उत्थान में रुचि लेनेवाले 
सदस्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत सरकार ने शिड्यूल ट्राइव कमीशन की स्थापना 
की। श्री ढेवर भाई उसके श्रव्यक्ष थे और श्री माणिक्यलाल वर्मा उसके सदस्य बनाए 
गए। कमीणन ने भारत के उन सभी भागो का दौरा किया कि जहां शिड्यूल ट्राइब्स' 

रहते थे। हिमाचल, श्रसम, नेफा, हिमालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, भह्दाराष्ट्र 
तथा दक्षिण भारत मे जहा जहा आ्रादिवासियों की श्राबादी थी वहां श्रायोग के सदस्य 
गए झौर भ्रादिवासियों के संवध मे एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। इस भ्रमण से 


वर्माजी को एक बडा लाभ यह हुआ्रा कि देश में बसे हुए सभी श्रादिवासियों के जीवन को 
बहुत नजदीक से देख सके । 


अध्याय तेरहवां 
सतीकता प्लर स्वरूच्युसल्ति स्‍्पें 


वर्माजी पर प्रधान मंत्री पडित जघाहरलाल नेहरू का श्रट्टट विश्वास था । 
वे जानते थे कि वर्माजी उन इनेगिने व्यक्तियों मे से है जिन्होने श्रपना जीवन देश और 
समाज के पिछड़े तथा पीडित वर्गों के लिए भ्रपेण कर दिया है। स्वतत्नता प्राप्ति के उपरात्त 
जहा भअ्रधिकांश कांग्रेस कमियो मे पद श्र स्वार्थ की श्रत्यन्त भ्रशोभनीय प्रवृत्ति उत्पन्न 
होगई थी, कांग्रेस संगठन में जिसका थोडा भी प्रभाव था वह पद और सत्ता की आपाधापी 
में एक दूसरे को ढकेल कर स्वय श्रागे बढ़ जाना चाहता था वर्माजी हृढ़ निश्चय अडिग 
पद औौर सत्ता से सर्वथा दूर रह कर पिछड़े श्रोर पीड़ितो तथा शोषित की सेवा में लगे 
थे। कई बार ऐसे श्रवसर आये कि जब उनके सामने राजस्थान के सुख्य मत्री बनने का 
प्रस्ताव रखा गया परन्तु उन्होने उसे अस्वीकार कर दिया। यही कारण था कि पडित 
जवाहरलाल नेहरू के हृदय मे वर्माजी के लिए स्नेह श्र भ्रादर था। श्री नेहरू यह भी 
जानते थे कि सर्वेद्दारा वर्ग तथा ग्रामीण जनता को जितना वर्माजी जानते श्रौर समभते 
हैं उतने बहुत कम राष्ट्रकर्मी जानते हैं अस्तु वे बहुचा वर्माजी से उन्ते सबध मे जानकारी 
लेते थे । जब वर्माजी पालियामेट के सदस्य थे (१६९६२) उस समय श्री नेहरू ने उनसे 
भारत के सीमा क्षेत्रो का दौरा कर वहां रहनेवाली जनता की सही स्थिति क्‍या है इसके 
सम्बन्ध मे अपनी निजी राय देने का आदेश दिया था ।॥ 

श्री नेहरू के श्रादेश के अनुसार वर्माजी ने काइ्मीर घाटी, पजाव पाक सीमा 
क्षेत्र, राजस्थान पाक सीमाक्षत्र तथा बंगाल पाक सीसाक्षेत्र का कई बार दौरा 
किया, और श्री जवाहरलाल नेहरू को वहां की स्थिति से श्रवगत कराया । जब उन्होने 
राजस्थान पाक सीसा पर थार की सरुभूमि का दोरा किया और मरुभूमि मे रहने वालो 
की दयनीय दक्षा देखी त्तो उनका हृदय क्षुब्ध भर उद्देलित हो उठा । उन्होने 
देखा कि उस निर्जन प्रदेश मे जहा प्रकृति भी उस प्रदेश से रूठी हुई है, जहा मीलो 
जल के दर्शन नही होते वर्षा वर्ष में नाम मात्र की होती है भर दुर्भिक्ष सदेव मुह 
बाए खड़ा रहता है, सेकड़ो मील तक रेल के दीवो के अतिरिक्त भर कुछ नही 
है । रेत से भरी आाधिया चलती हैं किसी प्रकार वहा के निवासो पशुश्रो को चराकर 


२४४ यौगाया साशिय्यलान वर्मा 


श्रौर यदि वर्षा ऋतु में कुछ छीटे पड़ गए तो भूमि पर कुछ श्रनाज उत्पन्न कर किसी 
प्रकार जीवन यापन करते है वहा समाज ने भी उसकी शोर से मुख मोड़ लिया है । 
पाकिस्तान की सीमा से सटा होने के कारण आए दिन पाकिरतानी लुदेरे उनके पशु्रों को 
ले जाते हे । वहा गमनाममन यातायात के सावनो की कोई व्यवस्था नही है । जरा समस्त 
देश में पचवर्षीय योजनाओं के अ्रस्तर्गत विकास कार्य हो रहे है बड़ा वह प्रदेश विकास 
की छाया से भी श्रद्धूता है। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, पेष जल सभी का श्रभाव है, सरकार 
भी उसकी ओर से उदारीन है श्रौर आज तक किसी भी रचनात्गक सरबा, समाजसेयी 
रचनात्मक कार्यकर्ता भ्रथवा राजनीतिक सगठन ने उस प्रदेश की शोर इृष्टिपात करने की 
श्रावरयकता नही समझी । सेत्ती के लिए तो वहा प्रनुजूल परिस्थितियां नही हे परस्तु 
उद्योग धधो का भी नितात श्रभाव है । उसका परिणाम यह है कि वहां हद दर्जे की 
झ्राथिक निर्धतता, सामाजिक पिछुडापन श्रीर श्रज्ञान का साम्राज्य है। ऊपर से 
पाकिस्तानी घुमपैठियों का प्रत्येक क्षण भय वना रहता है। हमारे सरकारी अ्रधिकारी 
श्रौर मत्रीगण जो अ्रधिकांश दौरो के प्रेमी होते हें वे भी इस भ्रभावग्ररत थुप्क प्रदेश में 
जाने की आवश्यकता नही समभते। वर्माजी ने उसी समय यह निर्णय कर लिया कि 
जीवन के शेप वर्ष वे श्रभावग्रस्त प्रदेश को समर्पित करेगे । 
वर्माजी ने केवल सीमा पर रहनेवालो की दयनीय दवा शभ्रीर उस प्रदेश की 
श्रभावग्रस्तता के कारण ही यह निश्चय नही किया वरन्‌ भारत की सीमा सुरक्षा के 
विचार ने भी इस मरु प्रदेश मे श्रपने को खपा देने के लिए कृत सकत्प किया था। वे 
अली भाति जानते थे कि शत्रु सर पर खड़ा है केवल सीमा सुरक्षा दल श्रथवा सेना के 
द्वारा ही देश की सीमा सूरक्षा नही की जा सकती । सीमा से लगे हुए प्रदेश के निवासियों 
का मनोबल भी ऊचा होना चाहिए और होनी चाहिए उनमे कट्टर देशभक्ति | 
विना सीमा समीपवर्ती प्रदेश के निवासियों के सक्रिय सहयोग शऔर सजगता के सीमा की 
सुरक्षा समव नही है। यही कारण था कि वर्माजी ने जीवन के अतिम वर्षो को उस 
मस्प्रदेश मे खपाने का निश्चय कर लिया। उसी समय चीन ने भारत पर आक्रमण 
किया उससे प्रेरित हो वर्माजी ने नवम्बर १६६२ से सीमा प्रदेश पर कार्य करना 
आरम्भ कर दिया । 
सीमा प्रदेश को अपना भावी कार्यक्षेत्र बनाने के उपरान्त उन्होने सबसे 
पहला काम यह किया कि वे लगातार वहा के गावो में जाते और वहा ग्रामीण 
जनता से सतर्क स्थापित करते। अल्पकाल में ही उन्होने सीमाक्षेत्र के ग्रामवासियों 
का तरिदवास प्राप्त कर लिया । उन्होने श्राशा भरे हृदय से श्राइत्रग चकित होकर 
देखा कि नितात उपेक्षित सीमा प्रदेश के निवासियो को अपने स्नेह श्रौर मार्गदर्शन 
से उठानेवाला देवदूत श्रा पहुंचा है । 
बात यह थी कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण हमारे नेताओं 
का ध्यान सीसाओ की सुरक्षा की शोर गया और उन्हे अनुभव हुआ कि सैनिक 
व्यवस्था के साथ साथ वहा के जनमानस को सी सब और सुसगठित बनाने की 


पंशोगावा सारिवर्थलाल वर्मा श्डप्‌ 


आवश्यकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमैटी ने एक समन्चय समिति बनाई जिसके 
ग्रध्यक्ष श्री बलवन्तराय मेहता थे । उक्त कमेटी के सुझाव पर भ्रखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटी ने राजस्थान पाक सीमाक्षेत्र के कार्य का उत्तरदायित्व श्री माणिक्यलाल वर्मा 
को सौप दिया। इस प्रकार वर्माजी को काग्रेस का पाक सीमा पर कार्य करने का भ्रादेश 
प्राप्त हुआ था । 

सीमा क्षेत्र पर कार्य करने का उत्तरदायित्व लेते ही वर्माजी ने एक साथ 
भ्राथिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सीमाक्षेत्र की समस्याओ से युद्ध 
छेड़ दिया | वे श्री ढेबर भाई से मिले। श्री ढेवर भाई खादी ग्रामोद्योग आयोग के 
प्रध्यक्ष थे उन्हे बतलाया कि सीमा क्षेत्र की कैसी दयनीय स्थिति है वहा के रहनेवालो 
की आथिक दशा सुधारने के लिए वहा ग्राम्य उद्योगो को पनपाने की श्रावश्यकता है। 
उन्होने राजस्थान सरकार से शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं को प्रदान करने के 
लिए, भारत सरकार से चलकूपो का निर्माण करने के लिए, हरिजन सेवकसघ, आदिम 
जाति सेवक सघ, गौ सेवक संघ, गाँवी स्मारक निधि इत्यादि जितनी भी रचवात्मक कार्य 
करने वाली सस्याएँ थी उनसे सीमावर्ती क्षेत्र मे अपने क्षेत्र के कार्य को हाथ मे लेने का 
आग्रह किया जिससे सीमावर्ती क्षेत्र मे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल की समस्या तथा आथिक 
समस्या का हल हो सके । 


गाँधी स्मारक निधि को वर्मा जी ने जो पत्र लिखा था उसको हम यहा देते हे 
जो उनकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है । 


१५६ नार्थ ऐवेन्यू 
नई दिल्‍ली 
हर १६ मार्च, १६६३ 
प्रिय महोदय, 
श्रापको संभवतः यह ज्ञात होगा कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने भारत- 
पाक सीमा पर विभिन्‍न कार्य करने का उत्तरदायित्व मुझे साँपा है जिससे कि राष्ट्र को 
सुरक्षा मे सहायता पहुँचे । इस प्रदेश मे राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा ऊत श्रीर चमडे का 
उद्योग स्थापित किया जा रहा है। गो सेवासघ ने इस क्षेत्र मे वारह के'द्र ने घी बनाने 
ओर उसकी विक्री की व्यवस्था करने के लिए स्थापित करने का निश्चय किया हैं। 
क्योकि यातायात की सुविधाओो के श्रभाव मे ताजा दूध नही भेजा जा सकता । राजस्थान 
प्रादिम जाति सेवक सध ने आदिवासी छात्रो के लिए दो छात्रावास बाडमेर, जैसलमेर 
और बीकानेर जिले से प्रति सी मील पर एक हरिजन छात्रावास खोलेगा | राजस्थान 
सरकार ने भी निश्चय कर लिया है कि प्रेति सी मील पर सरकार का शिक्षाविभ्ाग 
एक स्कूल और स्वास्थ्य विभाग एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित करेगा । 
इस प्रकार सीमा क्षेत्र के काये का सफलतापूर्वक शुभारभ हुआ है गाँधी स्मारक 
निधि को ऐसे राष्ट्रीय कार्य मे ग्रवश्य सहायता करनी चाहिए | इस क्षेत्र मे जल की बहुत 


२४६ पेशोयाया सारिश्यसाल धरर्मा 


फमी है मुझे तथा मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं को सद्ीने में कम से कम दो बार संपर्सा 
सीमा क्षेत्र का सेवा कार्य की देसभाल करने के लिए दौरा कर्ना पण्ता है। दुभग्यिवण 
मुझे सरकार अथवा भ्रन्य किसी सह्या से जीप के सर्चे को श्राविक सहायता नहीं मिली । 
मुझे ५८० मील (गगानगर को छोड़कर) के सीमा क्षेत्र का दौरा करना पद्ता है।इस 
कार्ये के लिए कम से कम दस कार्यकर्ताओं वो रताना होगा प्रति कार्यकर्ता दो सो रुपये 
मासिक व्यय होगा । म्‌झे विश्वास है कि गांधी स्मारक निधि इस महृत्वप्रर्ण राष्ट्रीय 
कार्य के लिए अ्रवदय भाथिक सहायता प्रदान करेगी | 
मत्री, गाँधी स्मारक निधि 
राजघाट, नई दिल्‍ली । 
भवदीय 
मारिगय लाल वर्मा 

कहने का तात्पय यह है कि वर्मा जी सभी सोतो से सीमा कार्य के लिए सहायता 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे श्री ढेवर भाई से मिलकर उन्होने सादी ग्रामोद्योग कमीशन 
को इस क्षेत्र मे सक्रिय किया । कमीशन ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर सीमाक्षेत्र का 
सर्वेक्षण कराकर सीमा क्षेत्र मे पचास मील की चौडाई में ऊन की कताई और रेशा 
उद्योग प्रारम्भ किया । परिणाम स्वरूप पिछले वर्षों में बाठमेर, जैसलमेर, वीकामनेर 
जिलो में पाक सीमा से सटे हुए प्रदेश में सेकड़ो यामो मे ऊन की कताई और रेशा उद्योग 
से लोगो को लाखो रुपये का रोजगार उपलब्ध हुआ । लगभग ६५४ ऊन तथा रेया 
उद्योग के केन्द्र चल रहे है । 


वर्माजी केवल भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा अखिल भारतीय 
रचनात्मक कार्य करने वाली सस्थाश्रो के भरोसे ही नही रहे उन्होने “पश्चिमी राजस्थान 
सीमा समिति” नामक सस्था की स्थापना कर उसके माध्यम से सीमा क्षेत्र के विकास 
की योजना वनाई श्र उसको मूर्त रूप देने मे जुट गए। 


वर्माजी ने सीमा क्षेत्र को श्रपना घर ही बना लिया था। वे निरन्तर वहा के 
गावो का दोरा करते थे प्रत्येक गांव को वे निकट से जानते थे वहा के स्त्री पुरुष और 
युवक सभी उन्तको अपना रक्षक और हितू समझते थे और उनसे उनके घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हो गए थे । वर्माजी को शिक्षा के सम्बन्च मे एक वात खटकी | सीमा क्षेत्र मे 
जो स्कूल थे वे तो प्राथमिक विद्यालय ही थे शौर राज्य का शिक्षाविभाग गांवों में 
प्राथमिक विद्यालय ही स्थापित कर सकता था। माध्यमिक विद्यालय जिन स्थानों पर 
थे वहा श्रादिवासियो हरिजनो तथा पिछडी जातियो के वालको के लिए शआ्रादिम जाति 
सेवक सध, हरिजत सेवक सघ तथा राजस्थान सरकार के समाजकल्याण विभाग ने 
छात्रावास स्थापित किये थे श्रौर उन्हे छात्रवृत्ति मिलती थी। वर्माजी के प्रयत्नो के 
फलस्वरूप वहा यह सस्थाए शोर सरकार के विभाग अ्रधिक सक्तिय हो गए थे । वर्माजी 
ते राज्य सरकार को प्रभावित कर हरिजनो भौर आदिवासियों के लिए दस छात्रावास 


यशोगाया भमारिकयलाल वर्मा २४७ 


स्थापित करवा दिए जिनमे हरिजन और आदिवासी छात्र रहकर शिक्षा प्राप्त करते है। 
इनके भझतिरिकत श्रौर भी छात्रावास शआ्रागे चलकर रथापित हुए । इनमे हरिजनों के सात 
और आदिवासियो के लिए तीन छात्रावास थे | परन्तु ऊची जाति के बच्चो श्रर्थात्‌ 
राजपूत ब्राह्मण, महाजन, जाट, माली श्रादि की शिक्षा की कोई व्यवस्था नही थ्री उपरोक्त 
संगठन या विभाग इन जातियो के वालको के लिए न तो छात्रावास ही स्थापित कर 
सकते ये श्रौर न उन्हें छात्रवृत्ति ही दे सकते थे। इन जातियो की आर्थिक स्थिति 
हरिजनो और आदिवासियों से भी विरी हुई थी। जो लोग विभाजन के उपरान्त 
पाकिस्तान से भारत झआाए थे उनकी दगणा अत्यन्त दयनीय थी। उसका परिणाम यह 
होता था कि इन जातियों का वालक चाहे जितना मेधावी या कुशाम्र बुद्धि क्यो न हो 
पांचवी कक्षा के आगे नही पढ सकता था क्योकि उसके माता बिता की झाथिक स्थिति 
ऐसी नही थी कि वह उगे जिला केर््र में भेज कर पढा सके । 
जब वर्माजी ने सीमा क्षेत्र का दोरा किया तो इन ऊची कही जामे वाली 
जातियो की इस दुर्देशा को देखकर उनका हृदय द्रदित हो उठा। उन्होने पश्चिमी 
राजस्थान सीमा विकास समिति के द्वारा जैसलमेर, बीकानेर तथा वाडमेर, मे सबशां 
जातियो के बालको के लिए तीन बडे छात्रावाप स्वापित किए। इन छात्रावासों में 
सवर्ण जातियो के वे बालक जितके अभिभावकों की श्रारथिक दशा गिरी हुई है प्राथमिक 
शिक्षा समाप्त कर निवास स्थान और शआ्राथिक सहायता प्राप्त कर अपना श्रागे 
का अध्ययन जारी रखते है। यह जातिया अ्रमी तक नितात उपेक्षित थी। वर्माजी 
के इस कार्य ने उनके विकास के अ्रवरुद्ध मार्ग को खोल दिया | यही कारण है हि इन 
जातियो के युवक वर्माजी को अपने उद्धारकर्ता के रूप मे श्राज तक श्रद्धा और भक्ति 
झ्रधित करते है। प्रत्येक्र छात्रावास मे एक सी छात्रो के रहने वी व्यवस्था है | 
जहा तक आर्थिक कार्यक्रम था वर्माजी ने सर्वे प्रथम भूमिहीनो को खेती की 
भूमि दिलाने का कार्य अपने हाथ मे लिया । राजस्थान सरकार से बातचीत कर वाडमेर 
जिले के गांव 'बामणिया की ढाणी' से लेकर जैसलमेर जिले के गाव किशनगढ़ तक ३१४ 
मील लत्री भर ४६ मील चौडी पट्टी मे जो भी हरिजन, राजवृत, भील, कोली तथा श्रन्य 
भूमिहीन थे उन सभी को प्रति परिवार पचद्तत्तर बीघा भूमि दिलवाई श्रौर उन पर उनका 
कब्जा करवा दिया । आज वे उस पर सेती कर स्थाई रूप से इस पट्टी मे जम गए हैँ 
घस्यया वे इधर उधर भटकते रहते थे जहा थोडा बहुत कार्य मिल जाता वहा चले जाते 
थे। 
भूमिहीनों को भूमि दिलाने. खादी कमीशन के द्वारा ऊन, चंबडा तथा रेशा 
उद्योग के केन्द्र चलवाने के अतिरिक्त वर्मानी ने भारत सेवक समाज को प्रेरणा दी कि 
वे सीमा की पट्टी मे सनह लोक कार्य क्षेत्र केन्द्र स्थापित करवाए । बेख्द्रीय भारत सेवक 
समाज ने लोक कार्यक्षेत्री का सचालक श्री वर्मा को नियुक्त कर दिया। इन लोककाये 
क्षेत्रों के द्वारा जनता के अभाव श्रभियोगो को दूर कराने का कार्य किया जाता था तथा 
शिक्षा का भी कार्य किया जाता था । शाहगढ़ केन्द्र के दो कार्यकर्ताओं को वर्माणजी ने 


श्ड८ धक्ञोगाया भाणिक्धलाल धो 


मुसलमानों की आबादी में स्कूल चलाने का कार्य सौपा था। मुसलमान श्रपने पश्ुझ्रों के 
साथ पानी की खोज मे फिरते थे जहां पानी सुख जाता वहां से वे चल देते ओर ऐसे 
स्थान पर अपने पशुओ को ले जाते कि जहां पशुओ को पानी सिल सके | वर्मा जी ने 
शिक्षकों को भी उनके साथ जहां वे पशुओं के साथ जावे, जाने के लिए कहा इस प्रकार 
सीमा पर वर्मा जी ने चलते फिरते स्कूलों की व्यवस्था कर एक नई परम्परा डाली । नही 
तो जो सीमावर्ती जनसख्या स्थायी रूप से एक स्थान पर नही रहती उसके बच्चे तो 
क्रभी शिक्षित ही नही हो सकते थे । वर्मा जी की यह एक मौलिक सूक थी कि हमे सीमा 
पर चल-विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए । 


जल की समस्या ; 


वर्मा जी का ध्यान आरभ से ही सीमावर्ती प्रदेश मे जल के अभाव को दूर करने 
की ओर गया था उन्होने भारत सरकार के विभिन्‍न मत्रालयों का इस ओर ध्यान दिलाया 
और उन्हे प्रेरित किया कि वे इस शुष्क प्रदेश मे जो कि राजस्थान नहर के जल क्षेत्र के 
वाहर है जहा राजस्थान नहर का जल नही पहुँच सकता नलकूपो का निर्माण करें। 
लेखक ने उनका एक पत्र जो तत्कालीत कृषि प्ोर खाद्य मत्री श्री रामसुभगर्धिह को लिखा 
गया था देखा । उसमे उन्होने बड़ी वेदबा और हढता के साथ उन्हे लिखा था कि 
राजस्थान की मरुभूमि का वह भाग जो पाकिस्तान की सीमा पर है ६५० मील लम्बा 
श्रोर ३५० मील चौडा है। प्रति वर्ष यहा श्रकाल पड़ता है। देश को स्वतस्त्र हुए सन्रह 
वर्ष हो गए परन्तु भारत सरकार मे अ्रकाल को समाप्त करने की ओर कोई ध्यान नही 
दिया केवल राजस्थान सरकार के हाथ मे वहा की जनता की तकदीर सौप रखी जो 
राजस्थान सरकार की शक्ति श्रौर सामथ्ये के बाहर है कि वह इस दुर्भिक्ष के अभिशाप 
को समाप्त कर सके। सीमा पर सुरक्षा की भी कोई उचित व्यवस्था की गारन्टी नही है । 
भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा का कार्य भी राजस्थान सरकार को सौप रखा है। 
हजारो गांवो में कोई रास्ते नही है एक करोड़ एकड़ से अधिक भूमि रेगिस्तान मे पड़ी 
जहा सिंचाई की वात तो दूर रही पीने का पानी भी नही है। मुझ तो इस समय सीमा 
की पट्टी की जनता में यह विश्वास पैदा करना है कि भारत सरकार हमारी सम्हाल 
करती है वह गरीबी मिटाने के लिए चिन्तित है। इसलिए आप राजस्थान सरकार के 
कृषि मन्त्री को बुलाकर यह फैध्ला करदे कि साठ ट्यूब वैल्स (नलकूप) इसी वर्ष चाहे 
उनका व्यय भारत सरकार दे अ्रथवा राजस्थान सरकार से दिलावे खुद जाना चाहिए । 
नलकूपो को सूची साथ भेज रहा हु। 
नलकूपो के सम्बन्ध भे वर्माजी का जो भारत के प्रधान मन्‍्त्री, कृषि तथा खाद्य 
मन्‍्त्री, स्वास्थ्य मन्‍्त्री तथा योजना मन्‍्त्री से पत्रव्यवहार हुआ है उससे एक तथ्य प्रगठ 
होता है कि विकास के कार्य मे भी हमारे मन्त्रीगण निजी राजनीतिक लाभ श्रौर स्वार्थ 


से ऊपर नही उठ पाते । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्‍्त्री सुश्री सुशीला चैयर ने वर्माजी को 
एक पत्र लिखा था जिसका नीचे लिखा अश इसकी पुष्टि करता है । 


पंशोगाथा मारितक्यलाल वर्मा २४६ 


स्वास्थ्य मन्त्री 
स्वास्थ्य मन्त्रालय, नई दिल्‍ली 
१२ जुलाई, १६६५ 
पत्राक 
१२-१/६५ सवा मं 
माननीय श्री माणिक्यलाल वर्मा, 


ग्रापका २७ जुन का पत्र मिला । ७० लाख रुपये राजस्थान सरकार को ही 
हम तो देसकते थे। उनको हमने विगेप रूप से कहा था कि वे इस पेसे को अधिकतम 
बोडंर क्षेत्र मे हीखर्च करे। खासकर बीकानेर श्रादि की योजना को प्रथम स्थान देने को 
कहा था। मै नहीकह सकता कि उन्होने कहा पौर कंसे वह रुपया खचे किया । आप का यह 
कहना सही है कि पानी की समस्या को हल करने का कार्य मेरे मत्रालय का है लेकिन 
मेरे मत्रालयथ की तरफ से सीधे पानी की समस्या को हल करने का कार्य किसी भी स्टेट 
मे नहीं होता।राज्य सरकार द्वारा ही योजना बनती है और वे ही पैसा खर्च करते है। 
विनीता 
सुगीला नेयर 
वर्माजी ने एक बडी योजना ट्यूब वेल्स ( नलकूपो ) के निर्माण करने की 
तैयार की और प्रधात्त मन्त्री दथा सभी को खटखटाया । उनके लगातार परिश्रम 
का परिणाम यह हुम्रा कि केवल सात स्थानों पर ट्यूब वेल्स खोदने का प्रयास 
हुआ । वर्माजी ने अपने एक पत्र में लिखा था “सात जगह नलकूप खोदने का काम चल 
रहा है परन्तु यह काम प्रगति नही कर *हा है क्योकि अफसर रेगिस्तान के उस' हिरमे 
में जाना नही चाहते जहा जीप नही जा सकती । इसके साथ उनका कहना है कि हैवी 
वेहाईकिल्स (भारी वाहन) का अप्राव है इस कारण नलकूप खोदने की मशीनों को वहा 
ले जाने मे कठिनाई होती है ।” 
वर्माजी का कहना था कि राजस्थान नहर तो थोड़े से क्षेत्र का ही सिंचन 
करेगी पाक सीमा क्षेत्र की पट्टी क्षी विस्तृत मरुभूमि तो राजस्थाव नहर के वरदान 
से भी वचित रहनेवाली है। यदि इस मरुभूमि में नलकूपो का एक जाल बिछा दिया 
जावे तो इस महमूमि का दुष्काल समाप्त हो सकता है । 
वर्माजी ने प्रधान मन्त्री श्री लालवहादुर शारत्री को इस सम्बन्ध मे लिखा 
उनसे इस सम्बन्ध मे बात की और सीमा प्रदेश के लिए उनकी सहानुभूति प्राप्त की 
परन्तु शास्त्रीजी का शीघ्र निघन हो गया । उसके उपरान्त उन्होने इन्दिरा गाधी को 
लिखा । उन्होने सीमाक्षेत्र मे नलकपो की बडी योजना बना कर प्लानिंग कमीशन को 
भेजी । उनका कहना था कि इस पट्टी में जो राजस्थान नहर के जल से लाभाग्वित 
नही होगी उसमे नद्कूपों से सिंचाई की व्यवस्था की जावे तो भारतवर्प खाद्यान्न वी 
दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकता है। उन्होंने श्रपनी योजना इस आधार पर बनाई थी । 
१. राजस्थान में वह मरुस्थल प्रदेश जो श्राए दिन दुभिक्ष से पीड़ित रहता हे 


२५० यश्षोगाथा मारिणक्यजाज़ वर्मा 


६५० मील लब्ा और ४०० मील चौडी है श्रर्थात्‌ कुल क्षेत्रफल २,६०,००० वर्गमील है । 
२. राजस्प्रान नहर से लानान्वित होनेवाला क्षत्र नहर की लवाई ३६४ मील 
है उसके दोनो किनारो पर तीस मील तक के क्षेत्र में जल पहुचेगा अर्थात कुल सिंचित 
क्षेत्र १०,०२० वर्गमील होगा । 
३. श्रर्थात २४९,६८० वर्गमील शुष्फ मरुश्यथल शेष रहेगा जिसमे यदि सिचाई 
की व्यवस्था हो जावे तो वह भारत का खलिहान वन सकेगा । 
यदि प्रति चार वर्ग मील मे एक तल कूप लगाया जावे तो ६२,४६५ नल कूपों 
की श्रावर्यकता होगी । इतने नलकूपो का निर्माण कर सकता निकट भविष्य मे सभव 
नही हो सकता क्योकि प्रर्यात्त आथिक साधन उपनब्ध नही किए जा सकते अतएवं- भारत 
सरकार को समस्त मरुस्थल प्रदेश के सीमावर्ती १०० मील चौड़ी पट्टी में ही नल कूपो 
का निर्माण करना चाहिए। ६५० मील लबी श्र १०० मील चौडी मरुस्थली पाक 
सीमा की पट्टी का कुल क्षेत्रफल ७५ हजार वर्गमील है उसमे १०,०२० वर्गमील राजस्थान 
नहर से सिंचित होगी अ्रस्तु ५४६८० वर्गमील की पट्टी मे नलकूपो का निर्माण शिया 
जावे तो १३७४५ नलकूपो की आवश्यकता होगी । पहले वे स्थान चुन लिए जाये कि जहां 
नलकूपो का निर्माण अत्यन्त आबब्यक है। प्रतिवर्ष एक हजार नलकूपो का निर्माण किया 
जाना चाहिए। इस प्रकार चोथी योजना भे पाच हजार नलकूपो का निर्माण हो । 
उनका कहना था कि नलकूप की ओऔसद गहराई ७५० से ११०० फीट होगी 
श्रौर श्रीसद लागत व्यय' पचास से पचहृत्तर हजार रुपए होगा । 
यही नही वर्माजी ने सीमा को समस्त मरुस्यल पदटटी के क्षेत्र का अ्रष्पयन कर 
उस क्षेत्र मे गाव गांव धुम कर एक विस्तृत सुची तैयार की थी कि कहा कहा नलकूपों 
का निर्माण होना चाहिए । उन्होने प्राथमिकता की सूची भी तैयार करके योजना आयोग 
भारत सरकार से कृषि तथा खाद्य विध्वाग को दी थी । 
सत्तर वर्ष से श्रधिक आयु होने पर भी वर्माजी उस निर्जन मरुस्थवल प्रदेश 
में भटकते थे श्लौर उस शुष्क प्रदेश को सिचित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे 
कि उनका स्वर्गंवास हो गया । 
केवल चलकूपो की ही तिस्तृत योजना वर्माजी ने तैयार नहीं की थी वरन्‌ 
उन्होंने चौथी पचरतरपीय योजना मे सीमावर्ती प्रदेश के कृषि उद्योग घवचो, यातायात तथा 
शिक्षा आदि की भी एक विस्तृत योजना तैयार की और सरकार के सामने यह प्रस्ताव 
रखा कि सरकार सीमावर्ती प्रदेश के विकास के जिए एक प्रभावशाली बोडे गठित करे 
जो वहा विकास कार्य की व्यवस्था करे । पर-तु उनके स्वर्गव/सी होने के उपरान्त सीमा 
प्रदेश की ओर सरकार का घ्यान दिलानेवाला कोई नही रहा । 
वर्माजी ने केवल सीमावर्ती प्रदेश के आर्थिक और शैज्ञणिक विकास के लिए ही 
प्रयत्न नही किया वहा की जनसख्या मे प्रचलित कुरीतियों के विरद्ध भी अभियान भारभ 
किया । जहा भी वे जाते वहा उन प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध वातावरण बनाते स्तर 
पुरुषों को छापय दिलवाते कि वे कन्या विक्रय नही करेंगे, शराब नही पियेगे जिस जी 


पशोगाया सा रिए्यलाल वर्मा २५१ 


का पति जीवित है उससे नाता नहीं करेंगे। मृत्यु भोज श्रादि पर अधिक व्यय नही 
करेंगे इत्यादि वे गावो मे सगठन करते जो उनके समाज सुधार के कार्य को करता । ग्राम 
संगठन के द्वारा जनता में बच्चों तथा लडकियों को पढाने के लिए उत्साह उत्पन्न 
करते । वर्माजी ग्राम युवकों से मिलते और उनसे बीड़ी न पीने की प्रतिज्ञा कराते । जब 
वे सीमा का दौरा करते तो छात्रावासो मे जाते वहा के छात्रों से मिलते उनकी समस्याञ्रो 
झौर कठिनाइयो को सुनते श्रौर उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करते साथ ही उनमे देश 
भक्ति की भावना उत्पन्न कर भविष्य मे देश की सेवा करने की चाह उत्पत्र करते। वे 
बहुघा रात्रि में छात्रावासों में ही रहते थे जिससे कि छात्र युवक उनके समीप श्रा 
जाते थे। 
आए दिन पाकिस्तान से मिली सीमा पर स्थित गावो पर पाकिस्तानी लुटेरे 
झाक़मरा कर पशुओ को ले जाते तया लूटपाट करते थे । वर्माजी ने ग्रामरक्षक दल की 
योजना तैयार की और कई गावो में ग्राम रक्षकदल सगठित किए। उनकी योजना थी 
कि प्रत्येक क्षेत्र मे ग्रामरक्षक दल हो उन्हे श्रदश्न-शञ्ञो को चलाने का प्रशिक्षण दिया 
_ जावे श्रौर वे सीमावर्ती जवानों की सहायता करने तथा सीमारक्षा की दूसरी पंक्ति का 
काम दे उन्होने प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी को इस सम्बन्ध में लिखा था कि यदि 
हम सीमा को सुरक्षित करना चाहते है श्रौर तस्कर व्यापार को रोकना चाहते है तो हमे 
सीमाक्षेत्र का आथिक विकास करना चाहिए ओर ग्रामरक्षक्न दलो का सगठन करना 
चाहिए। वर्माजी की योजना थी कि ग्रामरक्षक दलो का ऐसा शक्तिशाली संगठन खड़ा 
किया जावे कि जो आज सीमा क्षेत्र के नित्रासी डाकुओ और लुटेरो से आतकित रहते है 
वे श्राववस्त हो जावे औरु तस्कर व्यापार पर रोकथाम हो सके। ग्रामरक्षक दल में 
प्रशिक्षित स्ववसेवक हो जो आग्नेयाअ्रस्त्रो को चलाना जानते हो सरकार उन्हें भ्रावश्यक 
हथियार दे । 
वर्माजी निरन्तर सीमाक्षंत्र का दोरा करते थे श्रौर वहां के निवासियों की 
जो कठिनाइयां होती उनको सरकार के समक्ष रखकर उनको दूर कराने का प्रयत्न करते 
थे सीमाक्षेत्र मे काये करने से उन्हें यह भी कटु अनुभव हुआ कि कतिपय प्रभावशाली 
किन्तु श्रन्तर्राप्ट्रीय और श्रसाम/जिक तत्वो को सत्तारूढ राजनी तिज्ञो और राज्याधिकारियों 
का आश्रय प्राप्त है और वे निरीह ग्रामवासियो को लूटते शोर खसोटते है श्रौर उन्हे श्लातकित 
करते है। भ्रसहाय ग्रामवासियों की करुणा जनक स्थिति देखते तो वर्माजी का अन्तर पीड़ा 
से भर जाता वे तुरन्त राज्य सरकार का ध्यान श्राकपित करते भ्रष्ट अधिकारियो के सबंध 
में सरकार को जानकारी देते | गाववालों के कष्टो को दूर कराने का प्रयत्न करते । 
ऐसे भी अनेक अवसर आए कि जब किन्‍्ही कारणोवश विशेषकर श्रव्राछुनीय व्यक्तियो के 
राजनीतिक प्रभाव के कारण राज्य सरकार ने गाववालो के कष्टो के प्रति उदासीनता 
बरती तो वर्माजी का क्षोम, रोप और शोौय जाग पडा और उन्होने सरकार को भी चुनौती 
दी। यहा स्थानाभाव के कारण सभी घदनाओश्रों का विवरण तो दिया नही जा सकता 
लेखक केवल बाखासर ग्राम की घटना का उल्लेख मात्र करेगा । उससे ज्ञात हो जावेगा 


२५२ घशोगाया सारिययलाल वर्मा 


कि वर्माजी के अन्तर मे पीड़ितों के लिए कितनी गहन पीड़ा थी और वे उनके लिए कहां 
तक जा सकते थे । 

बाखासर वाडमेर जिले की चौहटन तहसील में एक गाव था जागीरीप्रथा समाप्त 
हो जाने पर भूतपूर्व जागीरदार के भाई इत्यादि गाववालो को आत कित करते उनको 
डरा कर उनसे घन वसूल करते और लूटपाट करते परन्तु क्यीकि वे प्रभावशाली थे राज्य 
कर्मचारी भी उनके समर्थक थे पुलिसवालो से वे मेल रखते थे अतएवं वे निर्भय होकर 
मनमानी करते थे । इस सबंध मे वर्मा जी ने कई पत्र तत्कालीन मुख्य मत्री श्री मोहन 
लाल सुखाडिया को लिखे उनके कुछ श्रश यहा उद्धृत करना आवश्यक है । 

४,» श्राप जब पिछली बार मेरे साथ बाखासर श्राए मैने खुली मीटिग में 
उपरोक्त लुटेरो के जूल्मो की कहानी श्रापके सामने सुनाई तब “”“"” मौजूद था। मैने 
साफ कह दिया था कि राजस्थान सरकार इस विष्रय में जीरो (शून्य) है जागीरी के 
जमाने मे जिस प्रकार टंक्‍्स और लगान वसूल किया जाता था उसी प्रकार श्राज भी 
किसानो से लगान श्रौर टैक्स वसूल करते हैं। आपने सारी बाते गौर से सुनी और श्रपने 
श्रफसरो को जो कुछ भी हिदायते देनी थी दी होगी । मगर मै कह सकता हूँ तारीख 
१२ जून १६६६ तक आपके दिए हुए प्रादेशो और राजस्थान सरकार का अस्तित्व नगण्य 
था। 

अब आपके देखने की बात है कि श्राया इस हुकूमत को निस्तेज रखकर आपको 
मुख्यमत्रित्व चलाना है अयवा कुछ ठोस कार्यवाही करके इन' जातियो के जुल्मो क 
खातमा करना है । हा 

मे श्रापके श्रन्य किसी श्रफसर पर विश्वास नही करू गा। स्वयं श्राई. जी. पी. 
श्री हनुमानप्रसाद जी भर जाच करनेवाले होम सेक्रटरी श्री शिवशकर जी और 
कमिश्नर बोर्डर पर जाकर उन्हे गिरफतार करे, भर बाद मे जनता में विद्ववास प्राप्त 
कर जाच करे। 

वाखासर गाववालो को मैंने सलाह दी है कि मेरे पत्र पर राजस्थान सरकार 
किसी कलेक्टर या एस. पी. को जाच पर भेजे जिसका काम यह हो कि वह राजस्थान 
सरकार को रिपोर्ट करदे और राजस्थान सरकार फिर बाद मे कदम उठ ये तो बयान 
देने के लिए इनकार कर देना ऐसे असमर्थ और अ्रवाधिकारी श्रफस रो के सामने कोई ध्यान 
मत देना नही तो आपकी इज्जत अधिक बिगड़ेगी । 

सेकडो व्यापारी बाखासर से भाग हुके है बस्ती उजड रही है | श्रब वहा केवल 
बारह व्यापारी हैं, जो ६ माह के भीतर भीतर वाखासर को उजाड करनेवाले है। 

मैने उन्हे यह भी सलाह दी कि ३ माह के अ्रन्दर राजस्थान सरकार कोई कदम 
न उठाए तो वेशक बाखासर को उजाड कर देना। 

में यह लिखना नही चाहता था। मैंने श्रापको मुख्य सत्री के नाते कड़े से कड़े 
पत्र लिखे लेकिन परिणाम कोई नही निकला । इसलिए ग्राम बाखासर के सबन्ध मे 
आपके पास भेजा जाने वाला यह अ्रतिम पन्न है, फिर मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा, 


घशोगाया मारिवयलाल वर्मा २५३ 


उठाऊँगा । (माणिक्यलाल वर्मा) (वर्मा जी द्वारा मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
को २०-६-१६६६ को लिखे गए पत्र से ) 

बाखासर के संबन्ध मे पहला पत्र वर्मा जी ने गडरा रोड से श्री मोहनलाल 
सुखाडिया तत्कालीन मुख्य मत्री को २१-१-६४ को लिखा था उसके कुछ अंश इस 
प्रकार हैं -- 

“*““ बाड़मेर जिले की चोहटदन तहसील का बाखासर एक बदकिस्मत गाव 
है जहां ग्राज भी राक्षमो का श्रत्याचार है और उन भत््याचारों के कारण (१) कई व्यक्ति 
चुपचाप कत्ल कर दिए गए पुलिस चुप रही एक भी कातिल गिरफ्तार नही किया गया। 
(२) कई बहिनो का सनीत्व लिया गया (३) व्यापारियों से मतमानी चीजे वसूल की 
गई और कोमत नही दी गई (४) सैकड़ों आदमी खूले आराम पीटे गए। 

इस सत्रह वर्ष के स्वराज्य मे राजस्थान का आतकित और शोपित यह वाखासर 
किसी जमाने मे पांच हजार की आबादी का गांव था | भ्राज वहा दो हजार से अ्रधिक 
की जनसख्या नही रही है | डेढ़ सौ व्यापारी परिवार भाग चुके है । २०-२५ परिवार 
बचे है वे अन्त तक चले जावेगे । वाखासर में तब कोई व्यापारी नही रहेगा। 

वाखासर में मैं जब जब पहुंचा इस वर्वादी के कारणो का पता न लगा सका। 
अबकी वार लुहाणा जाति के व्यापारी वीरचंद उपसरपच ग्राम पचायत से मैने वाते 
की उसने आखो मे आसू बहाते हुए कहा--हमे ज्ञाप जाने दीजिए मत रोकिए।॥ उसका 
कहना था कि क्या झ्ाप यह चाहते हैं कि जब कोई कार्यवाही हो तो हम ,यह जाहिर 
वयान दे कि हमारी अमृक बहिन बेटी की इज्जत लो गई है और अमुक वस्तु मुफ्त में 
ली है। क्या यह सरकार इस गांव के उजड़ने का इतने दिनो तक पता नहीं लगा 
सकी ? 

सबसे बडा सदमा गांववालों को तब लगा जब आपका और आपके मिनिस्टरो 
का दौरा हुआ झौर साधुवेषधारी ““' " के यहा आप खाना खाने गए | गाववालो से 
आपने अलग बात तक नही की । यहा की पुलिस झार. ए. सी. श्राफिससे सब जागीरदारो 
के पु है । 

मैने फैसला किया है कि १५ फरवरी तक आपने व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर इस 
गांव का आतंक दूर नही किया तो वाकी बचे व्यापारिणे को निर्भवता से बाखासर से 
रहने का विश्वास पैदा नही किया तो मेरा भावी जीवन बाखासर में लगेगा और राजस्थान 
का सार्वजनिक काये और पाकिस्तान बोडेर की सभाल भी छोड दूगा और बाखासर को 
निर्भय बनाने मे जीवन का अत होगा । 

ऊपर दोनो पत्रों के कुछ अश पटने से जहां वर्मा जी के श्रन्तर की व्यधा और 

भावना का दिग्द्शन होता है वहां यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्राज की दृषपित 
राजनोति मे जो भी व्यक्ति कुछ बोट बटोर सकता है किसी क्षेत्र विशेष में प्रभावगाली 
है वह कानून की भी उपेक्षा कर सकता है | वर्मा जी के चरित्र की यह विशेपता थी कि 
पीड़ितो पर अत्याचार हो यह वह सहन नही कर सकते थे । जब जब ऐसे अ्रवसर आए 


श्श्४ हु यशोगाथा मारिगवयलाल वर्मा 


उन्होने सरकार का विरोध किया श्र श्रपने प्रिय जनों की आलोचना करने से भी 
संकोच नही किया । इस घटना से लेखक के मन में यह प्रइन स्वतः उत्पन्न होता 
है कि श्राज की सरकार कितनी गतिहीन हो सकती है। जिस व्यक्ति के नेतृत्व मे एक 
स्वयंसेवक की भाति सत्तारुढ़ मत्रियो ने राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसने 
मंत्रियों के राजनीतिक भविष्य का निर्माण किया हो उसको इस राज्यतंत्र को गतिशील 
बनाने के लिए इतने कठोर कदम उठाने पड़े तो साधारण नागरिक के करुणु-क्रन्दन की 
सुनवाई किस प्रकार हो । $ 
सीमा क्षेत्र के ग्रामवासियों के कष्टों की कहानी वर्मा जी के पत्रों में भरी पड़ी 
है केवल सीमाक्षेत्र ही नही वे तो मेवाढ़ तथा राजस्थान के श्रन्य क्षेत्रों में निरन्तर दौरा 
करते थे किसान श्रौर आदिवासी अपने कष्टो की कहानी उन्हे सूनाते थे शोर वे ' उनके 
कष्टो को दूर करने मे संलग्न हो जाते थे । उन्होने भ्रपना सपूर्ण जीवन उन ही सेवा में 
खपा दिया था यही कारण था कि वे उन्हें श्रपने त्राता के रूप मे देखते थे । 
जहां वर्मा जी सीमा क्षेत्र के ग्रामीणो की सम्हाल करते थे वहां उनकी हृष्टि 
देश की पाकिस्तान से सदी सीमारक्षा की श्रोर मी थी। पाकिस्तान से सटी राजस्थान 
की सीमा ६४७ मील लंबी श्रौर १५० से २०० मील चोड़ी हैं जो झत्यन्त शुष्क मरुभूमि 
है। केवल गगानगर जिले मे एक सौ मील की पाकिस्तान की सीमा की पट्टी नहर से 
सिचित है श्रौर वहां के पंजावी किसान समृद्धिशाली श्रोर शक्तिशाली है । शेष ५४७ 
मील का क्षेत्र जो वीकानेर, वाड़मेर श्लीर जैसलमेर जिलो मे है अत्यन्त शुष्क मरुभूमि 
है । इस क्षेत्र मे सत्तर प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानों की, २० प्रतिशत हरिजनों 
(मेघवालो) की श्रौर दस प्रतिशत मे राजपूत भील आ्रादि बसे है। अ्रधिकाश बस्तियां ऐसी 
हैं जहां केवल मुसलमान ही रहते हैं । पाकिस्तान के एजेन्ट उनमे से कुछ को लालच देकर 
राष्ट्र द्रोही बना लेते हैं और उनकी सहायता से श्राये दिन सीमा पर घटनाएं होती हैं 
वर्मा जी ने सरकार के सामने मिश्रित बस्तियो की एक योजना रखी । उनका कहना था 
कि जब तक सरकार इस क्षेत्र के निवासियों की आशिक द॑न्‍्यता को दूर नही करती तब 
तक न तो यह घटनाएँ ही बद होगी और न तस्कर व्यापार ही रोका जा सकता है। 
श्रस्तु उनका सुझाव यह था कि ट्यूब बेल (नलकूपो) का निर्माण किया जावे और 
उससे सिंचित भूमि में केवल एक जाति के लोग ही नही मिश्रित बस्तियां बसाई जावे 
तो यह घटनाए तथा तस्कर व्यापार बंद हो सकता है । वर्मा जी ने मुस्लिम बस्तियों में 
जाकर उन्हें वतलाया कि पाकिस्तानी लुटेरो को शरण देना या सहायता देना अप्रत्यन्त 
राष्ट्रद्रोहिता का कार्य है। यही नही उन्‍होंने जो सत्रह लोककायें क्षेत्र स्थापित किए 
थे उनके कार्येकर्ताश्रो के द्वारा वे सीमा क्षेत्र पर पाकिस्तान की गतिविधियों की जानकारी 
प्राप्त कर प्रघान मत्री को प्वगत्त करते थे । 
वर्मा जी की यह हृढ मान्यता थी कि जब तक सीमावर्ती निवासियों को 
रोजगार नही मिलेगा तव तक तस्कर व्यापार वद नही होगा इसी कारण वे भारत सरकार 
तथा राजस्थान शासन का ध्याव उस प्रदेश के आथिक विकास की ओर विशेष रूप से 


पश्चोगाया मारितक्यलाल वर्मा २५५ 


दिलाते थे । 

जब १६६४ में भारत पाक युद्ध हुआ भ्रौर पाकिस्तान ने राजस्थान से लगे 
सीमा क्षेत्र पर श्राक़्मण कर दिया तो वर्माजी ने सीमा क्षेत्र के गांवो मे जाकर वहां 
के निवासियो का मनोबल बनाए रखने का कार्य किया और राजस्थान सरकार को 
वस्तुस्थिति से परिचत कराया। जब भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ तो वर्माजी ने 
दरणाथियो के पुनर्वास का कार्य अपने हाथ में लिया और भविष्य में सीमा की सुरक्षा 
की दृष्टि से राजस्थान के सुख्य मत्री तथा भारत सरकार की एक योजना भेजी जो इस 
प्रकार थी । 

“४ पिछले संघर्ष मे यह अनुभव हुआ कि भारत में बोर्डर पर बसे भारतीय 
लडाई छिड़ते ही अपने घर छोड़ कर चले श्राए शत्रुओ के लिए स्थान खाली छोड दिया । 
भारत सरकार के सुरक्षा विभाग झौर पुलिस फोर्स की यह कमजोरी रही कि स्थानीय 
जनता को मुकाविले के लिए तंयार नही किया श्रीर उनमे साहस नहीं भरा। भविष्य 
के लिए मेरे नीचे लिखे सुझाव हैं। 

१. सीमावर्ती क्षेत्र मे प्रत्येक १८ वर्ष से ऊपर के युवक को शनिवार सेनिक 
शिक्षा दी जावे । 

_.. २. संनिक प्रशिक्षण समाप्त होते ही प्रत्येक युवक को श्राघुनिक हथियार दिए 
जावे । 

३. उनका एक रजिस्टर रखा जावे जिससे कि संकट के समय उनकी सेवाएं 
प्रात्त की जावे । परम्परागत सैनिक जातियो को सैनिक शिक्षा देकर सीमाक्षेत्र की अगली 
पक्ति में बसाया जावे और प्रत्येक परिवार के लिए ५० बीघा सिंचित और ४५० बीघा गैर 
सिचित भूमि खेती के लिए दी जावे । 

दूसरी पक्ति मे उन लोगो को बसाया जावे जो सीधे संघर्ष के लिए उपयुक्त न 
हो परन्तु खेती उद्योग तथा व्यापार कर अभ्रपता जीवन यापत्र करनेवाले बसाए जावें। 
इस सुभाव के अनुसार राजपूत भील और जाटो को पहली पक्ति में तथा अ्रच्य जातियो को 
दूसरी पक्ति में बसाया जावे । दूंसरी पक्ति मे बसाए जानेवाले लोगो को भी सैनिक शिक्षा 
दी जानी चाहिए । ”? 

भारत पाक सघणष के समय तथा उसके उपरान्त जनता का मनोबल गिरा नहीं 
उसका मुख्य कारण वर्माजी थे । वहा की जनता को उन पर हृढ विश्वास था । 

परन्तु जहा वर्माजी ने श्रपने जीवन के अतिम वर्षो को सीमा क्षेत्र की सेवा में 

खपा दिया और उस क्षेत्र मे नया जीवन उत्पन्न किया जो स्वतंत्रता प्रामि के सन्नह बर्षो 
बाद भी नितांत उपेक्षित था बहा उनको भारत सरकार, राजस्थान सरकार से रचनात्मक 
सस्थाओं से उत्तना श्रधिक सहयोग नहीं मिला जितना चाहिए था। छात्राबासो के 
लिए सीमाक्षेत्र पर जो कार्यकर्ता उन्होने विठाये थे उनके लिए तथा स्वय श्रपने 
दौरे के लिए जीप के व्यय के लिए भी उन्हे स्वय ही घन भी एकत्रित करना पड़ता था। 
सरकार से भांशिक सहायता ही मिलती थी । इस सस्वन्ध मे वर्माजी का भारत सरकार, 


२५६ यशोगाया मारिवयलाल वर्सा 


राजस्थान सरकार तथा कलकत्ते के कतिपय उद्योगपतियों से जो लम्बा पत्र व्यवहार 
हुआ उप्तको पढ़कर लेखक के मन में सहसा यह विचार उत्पन्त हुआ कि उन्हें 
कितनी अ्रधिक शक्ति इस कार्य मे लगानी पडती थी । यदि वे इस चिन्ता से मुकतत होफर 
सीमा क्षेत्र मे कार्य कर पाते तो कितना अच्छा होता । 
इस सम्बन्ध में एक बात का उल्लेख यहां कर देना श्रावश्यक है। मृत्यु के कुछ 
समय पूर्व वर्माजी ने राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अ्रध्यक्ष पद को स्वीकार कर 
लिया था। राजस्थान सरकार ने उन्हे वगला इत्यादि अन्‍्त्री स्तर की सभी सुविधाएं 
तथा बारह सौ मासिक वेतन देना निश्चय किया था। उम्र .समेय बहुत से सावंजनिक 
कार्यकर्ताओ्रो को भ्राश्चर्य हुआ था और उनको वर्माजी द्वारा वोडे की अध्यक्षता स्वीकार 
करना कुछ श्रटपटा सा लगा था | लेखक ने जब अन्तिम-बार उनसे जयपुर में मिलना 
हुआ था इस सम्बन्ध मे उनसे वात की थी तो मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल इस 
उद्देश्य से उस पद को स्वीकार किया था कि वे राजस्थान के पिछडे वर्गो और विशेषकर 
सीमाक्षेत्र के निर्धन देशवासियों को रोजगार दिलाने के लिए खादी - तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 
का उपयोग कर सकेंगे श्रौर स्वयं श्रपने दौरे के लिए जो उन्हे जीप श्रादि प्राप्त न कर 
सकने के कारण बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था वह दूर हो जावेगी । 
बोर्ड की जीप का वे दोरे के लिए उपयोग कर सकेगे+। : 
यह सभी जानते-है कि वर्माजी ने जो सृत्यु के पूर्व अल्प समय बोर्ड के अ्रध्यक्ष 
रहे मत्री स्तर की कोई सुविधा स्वीकार नेही की । उन्होने:कैंमी भी सरकारी बगला 
स्वीकार नही किया; न सरकारी मोटर को उपयोग-किया तू निजी सचिव लिया और न 
श्रन्य सुविधाएं ही स्वीकार की । वे बोडड के क्रार्यालय'के एक कमरे में रहते थे भौर 
उन्होने वारह सौ रुपये मासिक वेतन स्वीकार न कर केवल पांच सौ रुपया मासिक वेतन 
ही लिया | इससे यह स्पष्ट है कि उन्होने जो यह पद स्वीकार किया था वह केवल 
आर्थिक हृष्टि से गिरे हुए ग्रामवासियो की सेवा के उ्दं शय से ही स्वीकार किया था । 
वर्माजी के सीमावर्ती,क्षेत्र के कार्य की जानकारी पाकर श्री बलवन्त भाई 
मेहता जो कि पब्लिक कोआपरेदशन पब्लिक रिलेशस डिफैस कमेटी के अध्यक्ष थे ने 
वर्माजी से एक वार (१६ जनवरी १६६३) कहा था कि इसी प्रकार का काम नेफा 
(पूर्वी सीमा) मे जमाओ | वर्माजी ने उन्हे उत्तर दिया था कि यह प्रयोग सफल करके 
नेफा मे जाऊगा उन्होने स्वीकार किया था कि पहले राजस्थान के पाक सीमा प्र भली 
भांति काम जमालो फिर नेफा में इसी प्रकार का सगठन करो (डा. १६ जनवरी १६६३) 
जब लेखक वर्माजी की डायरी तथा सीमाक्षेत्र सबधी वर्माजी कीं फाइलो की 
विपुल सामग्री को पढ रहा था तो उसके हृदय में रह रह कर यह विचार उठता था 
कि बहत्तर वर्ष की श्रायु से श्रौर लगभग पिछले तीस वर्षो से पेट की भयकर खराबी को 
लिए हुए वर्माजी उस निर्जेत जलविहीन शुष्क प्रदेश में जहां रेतीली श्राधियां चलती है 
गाव गाव घूमते थे और वहां की उपेक्षित जनता के कष्टो को दूर करने के लिए 
अ्रथक परिश्रम करते थे तो वहु आ्ाइचर्य चकित रह जाता । देशसेवा तथा लोकसेवा करने 


ननन++ आटा 


_ ऋचऋचच आञच््््ा्ऊ्ंु्चथन्‍-+ "८ "-- +-- ) ; 
९४ ताज जज  णणण 5 लि +लरन पक पसपनरनतन 3-35... 
हर ३ हर रु... ४००७ चल चल ये ९३ (2) कप 
ट >> + बह ७ ३७-०७ छा | घ्क के ् न 
| न 5 ्ह ् हु से ९ 6 2६ ] 
न ४ हा 
हर के ऊञ ३ 
अ ऊ रु डै रे हे 
आर हे ३ ४ | 
| ४; है 
हू 
रे है] हर 


बदलता 
*-3 
ट 
ध 





.. ह 
रे हि 
कक | 
है हर 
हा 
| ड़ 
३ 
रे 
हा | 4 
है 
| ह ० 
हे भ + 
; कि ऊ+ ३ कु 2४ 
। 
९2 कप 
हू 
॥ 
कल हु |; 
कक 
रे + 
५ 
हे जम ॒ 
| र 
। ९ 
$ 
॥॥॒ 
; : $ 
हि हे 
ञ 
| : 
हर है| 
+ न ऊ 
हर ३ रे हि 
% पूछ 5 
हि 
० पथ. 9०. जज ननन्‍रे. अंडा जान हे ज> क« मेज केजथ फच्रे थरे. है/ कै «» न हि बॉ नल जम जम भी. आओ > दिजनओ-. फिरअज+ ५ ४++- 4 
95% हल आनल++++त+>_+ लज्जजलञज++ ४ 





श्रीर्मा 


णक्य लाल वर्मा 





बशोगाया भारि।क्यलाल बर्मा २५७ 


वाले देशभक्तो श्लोर लोकसेवकों की इस देश में कमी नही है परन्तु कितने ऐसे देशभक्त 
हैं कि जो वर्माजी की भाति अपने स्वास्थ्य की परवाह न कर अपने को खपा देते है । देश 
सीमा सू रक्षित हो सीमा पर बसे हुए हिन्दू मुसलमान सभी मे राष्ट्रीय भावना जागृत हो 
वे राष्ट्रविरोधी तत्वों से सावधान और सतक हो वे राष्ट्र विरोधी न हो उनकी न पनपने 
दे इसके लिए वर्माजी ने सीमा क्षेत्र में जो प्रशसनीय कार्य किया उसका ध्यान कर लेखक 
का सिर उनके लिए श्रद्धानत हो जाता है। काश हमारे राष्ट्रकर्मी वर्माजी का अनुकरण 
कर सकते तो झ्राज देश मे जो नैराइय, क्षौभ और श्रान्तरिक पीडा व्याप्त है वह न होकर 
देश सिर ऊचा कर स्वाभिमान के साथ उठ खडा होता । 
वर्माजी की सीमावर्ती जनता की इस एकनिष्ठ सेवा का ही परिणाम था कि 
वे सीमावर्ती प्रदेश के जन जन के हृदय मे बस गए थे । स्त्री, पुएष, बाल, वृद्ध सभी 
उनको श्रत्यन्त भ्रादर श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उन्तका सहज, सरल भ्रौर 
स्वाभाविक स्नेह उनको प्राप्त था । जब वे सीमावर्ती किसी गांव मे पहुचते तो गाव की 
सीमा पर खेलते वालक खेतो मे काम करते हुए या पशुओ को चराते हुए स्त्री पुरुष 
हर्षातिरेक से चिल्ला उठते और जोर से चिल्ला कर गांव को सूचना देते। “वर्माजी 
पधारिया” । यह खबर विद्युत की तरह सारे गाव मे फंल जाती | स्त्री पुछषष बाल वृद्ध 
सभी शत्यन्त उल्लास और उत्साह से उमड पडते । ऐसा प्रतीत होता कि मानो उनका 
कोई शअत्यन्त प्रियजन आ्राया हो जिससे मिलने के लिए वे हृदय की श्राकुलता को लेकर 
प्रतीक्षा कर रहे थे । वर्माजी जब उन ग्रामवासियो से घिरे हुए उनसे बात करते तो उन 
भोले भाले गामीणो की भांखो में फराक कर जिन्हे देखने का सौभाग्य मिला है वे ही 
वर्माजी के भति उनके सहज प्रेम और श्रद्धा का अनुमान लगा सकते है। वर्माजी को 
अपने वीच पाकर उनके मुख पर जो श्ात्मसंत्तोष श्लोर उनकी झाखो मे हर्ष की रेखाएं 
भलकती बह हृदय किसी को भी आत्मविभोर कर देने के लिए यथेष्ट था। उसका 
एकमात्र कारण यह था कि देश के स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त भी इतने लम्बे वर्षो तक 
किसी भी राष्ट्रकर्मी को इस निर्जंन शुष्क मरुभूमि के निवासियों के कष्टमय जीवत्त से 
परिचित होने का अवकाश नही मिला, किसी ने भी उनको सुध नही ली कोई उनकी 
कृष्टगाथा सुनते नहीं आया । सच तो यह है कि वर्माजी मे ग्रामवासियो के मनोभावों 
को समभने, उनके हृदयों को जीतने की झ्द्भुत क्षमता थी । यही कारण था कि ग्राम- 
वासियों श्रोर विछड़े वर्गों को सगठित करने मे उनको अ्रभूतपुर्वे सफलता मिली थी । 


अध्याय चोदवह॒वां 
ज्ीव्यच्च व्केठ अल्स्तिक्त व्यप्प 


वर्माजी के पिताश्नी का स्वर्गवास उनकी शिशु अवस्था में ही हो गया था। 

यो भी वर्मांजी का परिवार श्राथिक दृष्टि से कोई सम्पन्त या समृद्धिशाली परिवार नहीं 
था। पिता का शशव श्रवस्था मे ही स्वरगंवास हो जाने के कारण परिवार ' की श्राथिक 
स्थिति और भी गिर गई थी । बवालपन समाप्त होते होते जब वे तरुण हुए तभी 
श्री विजयसिह पथिक के सम्पर्क मे झा गए श्रीर उनसे प्रेरणा पाकर ४ ने आजन्म 
देशसेवा तथा पीड़ितो और शोपषितो की सेवा का व्रत ले लिया। उस दिम्त से पअ्रपनी 
मृत्यु पर्यन्त वे एक निष्ठ देशसेवा के पुनीत कार्य में लगे रहे और स्वतन्त्रता के 
उपरान्त उन्होंने किसानो, आदिवासियों, हरिजनो, घुमक्कड़ जातियो तथा अप्रन्य पिछड़ी 
जातियो के उत्थान के कार्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। वे मानो 
उन्ही के लिए जीवित रहते थे । पीडित श्रौर शोषित जनसमुदाय उनको अपने उद्धारक 
श्ौर त्राता के रूप मे देखता था । लेखक जब जब उदयपुर मे उनसे मिलने जाता भीलों, 
किसानो भ्रौर पिछडी जातियो के प्रतिनिधियो को उनके पास बंठे देखता। ,दूर दूर के 
इचलो से चल कर वे उन्हे श्रपने कष्टो की कहानी सुनाने श्राते । उन्हे यह विद्वास था 
कि यदि । पीडा को कोई समझ सकता है श्रौर उस कष्ट को दूर कर सकता है तो 
वे केवल वर्माजी है। वर्माजी भीलपालो, गावो तथा घुमक्कड़ जातियो के | विवि मे 
पेदल घूमते उनकी समस्याओं का श्रध्ययन करते श्र सरकार से उनके क टो को दूर 
कराने का प्रयत्न करते । उनका सम्पूर्ण जीवन ही आरदिवासियो, किसानो (और पिछड़े 
वर्गो के साथ एक रस हो गया था इसमे तनिक भी अतिशयोक्ति मही है कि राजस्थान 
में ही नही देश मे बहुत कम ऐसे राजनीतिक नेता थे जिनका पिछड़े वर्गों से इतना निकट 

का सम्बन्ध क्र सम्पर्क हो। वे उनके फोपडो में रहते, उनके जीवन को समीप से देखते 

भौर उनके यहा भोजन करते । श्रस्तु उनका देश कै इस वर्ग की समस्याओं का, उनके 

श्रभावग्रस्त जीवन का, जितना गहन श्रध्ययन था उतना इस देश के बिरले राष्ट्रकभियो 

का ही होगा । सक्षेत्र में वर्माजी उन राजनीतिक नेताओ में से थे जिन्होने स्वयं श्रभाव- 

भ्रस्त जीवन व्यतीत किया था, निर्ववता श्रौर अभ्ावों का स्वय अ्रनुभव किया था, जीवन 

के लवे वर्षो तक वे तत्कालीन राज्य सरकार से जूभते रहे और देश के स्वत्तस्त्र होने के 


भशोगासा सारितयलाल दर्सा २५९ 


उपरान्त सत्ता में आने के बाद काग्रेस संगठन में शीर्ष स्थान पाकर भी वे जन 
साधारण से दूर नही हुए जैसे कि अधिकाद काग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता जन साधारण से 
दूर पड़ गए थे। के 
यही कारण था कि देश के स्वतन्त्र होने के पदचात जब काग्रेस के अधिकार में 
देश की शासन सत्ता आई और क्रमश. काग्रेसजनो में पदलोलुपता प्रतिक्रियावादी तत्वों 
से समझौता कर किसी प्रकार सत्तारूढ बने रहने की भावना हृढ होती गई। काग्रेस 
सरकार क्रातिकारी नीति को श्रपनाने मे हिचकने लगी, भूमिहीन किसानो को भूमि देने 
तथा खेती की भूमि की श्रधिकतम सीमा निर्वारित करने का अ्रधिनियिम व्यर्थ हो गया, 
कांग्रेसजन पू जीपतियो के लिए सरकार से परमिट लाइसेन्स और श्रन्य सूविधाश्रो को 
प्राप्त कराने की दलाली करने छंगे। काग्रेस में दलवन्दी और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, 
प्रवसरवादी तत्व तपे हुए त्यागी काग्रेसजनो को धक्का देकर सत्ता मे घुसने लगे, काग्रेस 
के मन्त्रियों ने सादा सरल श्लौर साधना का जीवन छोडकर विलासिता का जीवन व्यतीत 
करना शुरू कर विया उनके पुत्र श्रौर पुत्रियों के विवाहो की भानशीकत ने राजा महा- 
राजाओं की विलासिता तथा वेभव श्रौर राजकुमारों श्रौर राजकुमारियो के विवाहो के 
समय होने वाली शान शौकत को भी पीछे छोड दिया । मत्रिमडल में पू जीपति, सामती 
श्रौर राष्ट्रद्रोही तत्व लिये जाने लगे । काग्रेस के मन्त्रियो के भ्रष्टाचार की कहानिया 
सुनने को मिलने लगी । सत्ताघारी काग्रेसनन जनसाधारण से दूर हटने लगे, निर्धन 
भ्रधिक निर्धन होने लगे राजनीतिक भ्रष्टाचार के द्वारा समाज मे एक वर्ग धनी बन 
गया। काग्रेस एक के वाद दूसरी प्रगतिशील नीति की तिलाजलि देने लगी तो वर्माजी 
के अन्तर में तीव्र रोप श्रीर क्षोभ की भावना जागृत हो गई । 
जिस व्यवित ने जीवन पयनन्‍्त श्रत्याचार से सतत संघर्ष किया हो जिसने 
राजनीति और सेवा कार्य को भ्रपने जीवन की साधना श्र तपस्या के रूप मे स्वीकार 
किया हो वह क्‍या जानता था कि रवतन्त्रता के उपरान्त जब सत्ता आवेगी तो कंग्रेस 
के कार्यकर्ता देश सेवा शौर राजनीति को श्रपने ज्ञापन का पेशा बना लेगे। श्रतएव जब 
काग्रेसजनो में श्रोर काग्रेस सगठन मे ऊपर लिखे दोप श्रा गए तो वर्माजी के मन को 
पीड़ा होना स्वाभाविक ही थी । 
यद्यपि सुखाडिया जी वर्माजी के श्रत्यन्त प्रिय श्रौर निकट थे । सुखाडियाजी के 
राजनीतिक जीवन का निर्माण ही वर्माजी के द्वारा हुआ था पर उनकी समभौतावादी 
नीति से वे श्रक्सर क्षुब्ध हो उठक्ले थे । १६४५७ के चुनावों के उपरांत, 
सुलाडियाजी ने एक राजनयिक को मत्रिमडल मे ले लिया जिसको वर्माजी तथा उदयपुर 
के कार्यकर्ता पसन्द नही करते थे। उसके सम्बन्ध में वर्माजी ने अपनी डायरी में नीचे 
लिखे भ्रनुसार श्रपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । 
२३ अप्रेल, १६५७ 
रात्रि को सुखाडियाजी का फोन श्राया कि ***'“ को लेने का फँसला कांग्रेस 
पालियामेंटरी पार्टी राजस्थान विधान सभा ने कर लिया। मैने कहा ठीक है क्योकि 


२१६० पश्मोगाथा मारिवयलाल वर्भा 


जब पार्टी का फैसला हो गया तो मैं क्या कहता । मुझे इस मंत्रिमंडल के विषय में खुद 
को यह फैसला करना पडा कि सुखाडियाजी पिंद्धान्त के पक्के नही है'श्रपनी सत्ता चलाने 
के लिए किसी भी बुराई से समझौता कर सकते है। और यह नीति उनके जीवन का 
विक्रास रोकेगी तथा सत्ता मजबूती और प्रगतिशीलता से नही चला सकेंगे । एक धक्का 
भी लगा कि बस इसानस अपने अ्रस्तित्व के लिए क्या क्या कर सकता है । 

वर्माजी के मन में कांग्रेस शासन में व्याप्त निर्बेलताओं के प्रति कितना गहरा 
रोप था यह उनकी डायरी मे लिखे शब्दों से स्पष्ट हो जांता है । 

३१ मार्च १६६३ को उन्होंने श्रपनी डायरी में लिखा।“ "*' चित्तोड़गढ के 
धिचाई विभाग के बंगले मे सुखाडिया जी के साथ बातचीत हुईं । रोशन जी, ग्ुुलाबर्सिह 
किशन जी, शिवचरण जी भी थे। मैने “नवथुग” के लिए राजस्थान विमुक्त जाति सेवक 
संघ के दस हजार रुपए खर्च करना, जीप का दुरुपयोग करना, बेगू श्रफीम चोरी में जीप 
काड, मिनिस्ट्री बहुमत में भ्रष्ट होना आदि बाते कही, सुखाडिया जी ने चीफ मिनिस्टरी 
छोडने की इच्छा जाहिर की, मैने उन्हे प्रोत्साहन दिया कि छोड़ देवे । मेरा विश्वास है 
कि सिद्धान्तहीन भ्रष्ट पतित व्यक्तियों के बल पर सत्ता चलाने के बजाय छोड़ दैना 
हमारे सगठन और देश को बचाना है। मैने कहा जिन व्यक्तियों पर मेरा अ्रधिकार हैं 
उन्हे भ्रष्ट पथ पर चलते देख म्‌झे कहने का अधिकार है ““"*'से कहने का मुझे कोई 
झधिकार नही है। ” 

वास्तव मे १६६२ के उपरान्त ही वर्माजी कांग्रेस मत्रिमंडल की नीति और 
कार्य प्रणाली से असतुष्ट थे परन्तु कांग्रेस सगठन के अनुशासन को घ्यान में रख कर वे 
काप्रेस सगठन के श्रन्दर तो श्रपने विचारो को प्रगट कर देते थे परन्तु बाहर उनको प्रगट 
नही करते थे । परन्तु उनका श्रन्तर श्रत्यन्त क्षुत्ध था। जैसे जेसे समय व्यतीत होता 
गया यह क्षोम घटने के स्थान पर बढता गया क्योकि जो रोग काग्रेसजनों भे और 
विशेषकर पदारूढ़ तथा प्रभावशाली कांग्रेसजनों में घुस गया था वह घटने के बजाय 
बढ़ता गया ॥ 

जब १६६७ का चुनाव हुआ तो वर्माजी की यह पीडा श्रौर क्षोभ चरम सीमा 
पर पहुच चुका था। बात यह थी कि काग्रेस मे घुसी भीतरी कमजोरियो के श्रतिरिक्त 
फाग्रेस में प्रतिक्रियावादी तत्व भी सक्रिय हो गए थे । किसी भी प्रकार काग्रेस सता में 

श्रा जावे यह दृष्टिकोण सबवल होता जा रहा था | यही कारण था कि कांग्रेस मन्त्रिमन्डल 
तथा कांग्रेस विधान सभाई दल में ऐसे व्यक्तियों को भी स्थान मिलने लगा था कि जो 
कभी भी कांग्रेस के समीप नही आए थे वे जीवन भर काग्रेस के विरोधी रहे, जिन्होंने 
स्वतन्त्रता प्रादोलन में कांग्रे सजनो का दमन किया था। नीति सिद्धात और आदर्श पीछे 
छूटते जा रहे थे काग्रेस मन्त्रिमण्डल किस प्रकार बने यही एक मात्र घ्येयः बन 
गया था । 

ऐसी स्थिति में १६६७ के चुनाव हुए। वर्माजी ने निश्चय कर लिया कि वे 
लोकसभा के चुनाव भे खड़े नही होगे । राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं मे विशेषदझर 


धैशोगाया मारितक्यलाल वर्मा १६१ 


मैवाड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताशों ने वर्माजी से बहुत आग्रह किया झौर उन पर दबाव डाला 
कि वे लोकसभा के लिए चित्तौड़ क्षेत्र से भ्रवश्य खड़े हो परन्तु वर्माजी श्रडिग रहे 
इन्होने लोकसभा के लिए खड़े न होने का निरंय कर लिया । बात यह थी कि राजस्थान 
के सभी कार्यकर्त्ता जानते थे कि काग्रेस के शीषंस्थ नेता तथा केन्द्रीय मन्न्रिमण्डल वर्माजी 
के प्रति अत्यन्त श्रादरभाव रखता है। राजस्थान के श्रौद्योगिक विकास, हिम्मतनगर 
रैलवे लाईन, सिंचाई की बड़ी परियोजनाभ्रो आदि के लिए जब भी वर्माजी ने कहा 
केन्द्र ने स्वीकार कर लिया। राजस्थान सरकार के वर्माजी केन्द्र में श्रत्यन्त प्रभावशाली 
वकील थे । राजस्थान मे श्रौर कोई व्यक्ति ऐसा नही था जिसका केन्द्रीय शासन पर 
इतना अधिक प्रभाव था । यही कारण था कि राजस्थान के सभी काग्रेसजन चाहते थे 
कि वर्माजी लोकसभा के लिए अवश्य खडे हो । परल्तु वर्माजी ने यह कहकर खडे होने 
से इन्कार कर दिया कि हम काग्रेसजनो मे पद श्रोर सत्ता से चिपटे रहने का श्राग्रह 
भ्रच्छा नही है इससे सगठन निस्तेज हो रहा है श्राखिर कुछ लोगो को इससे पृथक रह 
कर सगठन को सक्रिय झौर सतेज बनाने मे अ्पत्ती शक्ति लगानी चाहिए श्रौर नए 
व्यक्तियो के लिए स्थान रिक्त कर देना चाहिए। वर्माजी स्वयं खड़े नहीं हुए परल्तु 
कार््रस के प्रत्याशियों के लिए घुआधार प्रचार किया । उदयपुर क्षेत्र मे जो काग्रोस को 
सफलता मिली उसका एक बडा कारण वर्माजी थे। घित्तौड़ क्षेत्र से डा, शर्मा, जो 
जनसध के उम्मीदवार थे, के विरुद्ध श्री ओकार लाल बोहरा की विजय का एक प्रधान 
कारण वर्माजी का प्रचार था । 

जब चुनाव परिणाम निकले तो राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस को बहुमत 
नही मिला | वर्माजी ने सुखाड़ियाजी को राय दी कि वे मत्रिमडल न बनावे विपक्षियो 
को मत्रिमण्डल बनाने दें इस सम्बन्ध से उन्होने श्रपनी डायरी मे लिखा था -- 

“१३ भार्च, १६६७ श्री सुखाड़िया जी से साढ़े सात बजे मिला। काग्रेस का 
बहुमत न होने से मैंने सलाह दी कि यदि प्रजातत्त्र चलाना है तो विपक्षियों को श्राने दो 
भ्रन्यथा हिंसा फूट पडेगी । सुखाड़िया जी ने मान लिया भ्रन्य सब मिनिस्टर काग्रेस बहुमत 
का थोथा दावा करते थे श्रौर सुखाड़ियाजी को चकमा दे रहे थे ।” 

वर्माजी की मान्यता थी कि यदि काग्नेस' का बहुमत न होने की दशा में मन्च्रि- 
मण्डल बनाया गया तो श्रवाछुतीय तत्वों को उनके मुल्य पर मत्रिमडल में लेना होगा। 
कांग्रेस का उन पर कोई स्थायी अनुशासन आरोपित नहीं किया जा सकेगा। ऐसा 
मत्रिमंडल प्रगतिशील नीतियो का पालत नही कर सकेगा । काग्रेस के प्रत्ति सर्वे साधारण 
की झास्था को गहरा घककरा लगेगा | वे यह भी सोचते थे कि सबसे बडा दल होने के 
कारण यदि इस समय काग्रेस मत्रिमडल न बनाये श्रौर विपक्ष को मत्रिमडल बनाने दे 
तो वह मस्त्रिमण्डल भ्रधिक दिनो तक नहो टिक सकेगा और श्रन्तत. कांग्रेस का मत्रिमडल 
बनेगा परन्तु उस समय कांग्रेस में जो लोग आवेंगे वे काग्रेस की शर्तों पर प्रावेगे उनका 
कांग्रेस नीति पर कोई दुष्प्रभाव नही पडेगा | 

वर्माजी का सोचना कितना सह्ठी था वह झागे की घटना्ो से सिद्ध हो गया। 


२१६२ पशोगाया मारिवयजास धर्मा 


जयपुर मे जो गोलीकाड हुप्ना वह काग्रेस द्वारा लोगो को तोडकर दल बदलवाकर कांग्रेस 
का बहुमत स्थापित कर मत्रिमडल बनाने का ही परिणाम था। किसी भी प्रकार 
मत्रिमडल बने इसके लिए मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाडिया ने गहरी कीमत चुकाई 
गलत तत्वो को काप्रेस मे ले लिया इससे सवंसाधारण की दृष्टि में कांग्रेस का स्वरूप 
धूमिल हो गया । 

श्री मोहनलाल सूखाड़िया ने लेखक से यह स्वीकार किया कि मत्रिमडल का 
गठन करते समय उन्होते वर्माजी से कोई राय नही ली, परामर्श नहीं किपा। इसका 
कारण सभवतः यही था कि वे यह भलीभाति जानते थे कि जिन व्यक्तियों को वे 
मन्रिमडल मे लेना चाहते थे उनको लिये जाने का वर्माजी स्वप्त में भी समर्थन नहीं 
करेगे, भ्रस्तु उन्होने मत्रिमडल के गठन में वर्माजी से कोई राय नहीं ली। यह प्रथम 
श्रवसर था कि जब सुखाडियाजी के नेतृत्व मे मत्रिमडल बना किन्तु वर्माजी से कोई 
परामर्श नही किया गया । नही तो व्यासजी ने जब त्यागपत्र दिया तब से जितने भी 
मत्रिमडल बने सूखाडियाजी ते वर्माजी से राय करके ही बनाये थे । यह पहला अवसर 
था कि उन्होने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर उनसे कोई परामर्श नही किया । 

१६६७ के चुनाव के उपरात सुखाड़िया जी ने जो मत्रिमंडल वनाया उसमें 
कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हे वर्माजी राष्ट्रदोही मानते थे । उनका मानना था कि वे भारत में 
बेठे पाकिस्तानी एजेन्टो के बहुत नजदौक़ हैं। उसके अतिरिक्त उस मत्रिमंडल मे ऐसे 
सामनन्‍्ती तत्व भी थे जिनका पिछना इतिहास ऐसा गौरवहीन श्रौर लज्जाजनक था झौर 
उनके कारये ऐसे थे कि उन्हे मतन्रिमण्डल में स्थान देना काग्रेस के लिए द्योभाजनक नहीं 
था। परन्तु उस समय स्थिति ऐसो थी कि उनको लिए बिना काग्रेस का मंत्रमण्डल बन 
ही नटी सकता था। श्री सुखाडिया जी का सोचना संभवत यह था कि यदि कांग्रेस ने 
मत्रिमण्डल नही वनाया श्रौर विपक्ष का मन्त्रिमण्डल बचा तो पदलोलुप कतिपय कांग्रेस 
टिकिट पर चुनाव लडनेवाले ही दल बदलकर विपक्ष मे चले जावेगे और भविष्य में 
काग्रेस मन्त्रिसण्डल बने इसको श्राशा नही रहेगी। वर्माजी को मान्यता यह थी कि 
यदि फाग्रेस ने मन्त्रिमण्डल नही बनाया भौर कुछ श्रवध्रवादी काग्रेसी दल बदलकर 
विपक्ष के साथ मिल गए तो उससे काग्रेस का श्रनवायास ही शुद्धिकरण हो जावेगा 
काग्रंस के निरस्तर सत्ता मे रहने का एक परिणाम यह हुआ था कि सत्ता के लोभ में 
भ्रवसरवादी, पदलोलुप श्रौर भ्रष्ट व्यक्ति काग्रेस मे घुस श्राए थे। सत्ता से दूर बने रहते 
का परिणाम यह होगा कि ऐपे अभ्रवाछनीय तत्व स्वतः काग्रेस को छोड़कर चले जावेगे 
झोर काँग्रेस में निष्ठावान, गहन देशभक्ति की भावना वाले, प्रगतिशील नीतियोमे आस्था 
श्रौर विध्वास रखने वाले त्यागी कार्यकर्ता रह जावेगे । उन श्रवाछुनीय तत्वों के काग्रेस 
से निकल जाने का परिणाम यह होगा कि काँग्रेत एक बार पुन तेजवान प्रगतिशील 
त्तीति मे विश्वास रखने वाला राष्ट्रीय दल वन सकेगा । 

वर्माजी को काग्नस के प्रति गहरा मोह था सत्ता मे श्राने के उपरान्त उन्होने 
देखा कि काग्नेस मे प्रतिक्रियातरादी तथा श्रवाछनीय तत्व तेजी से घुस भ्राए है भौर 


ली ज १.० अरब मर 


पशौ गाथा भारिवयलाल धर्मा २६३ 


जिन देशभक्तों ने अपने को स्वतन्त्रता के युद्ध में खपा दिया श्रपतरे जीवन का सर्वोत्तम 
काल देश की सेवा में व्यतीत कर दिया, भ्रपने लिए नही देश के लिए वे जिये, वे या तो 
कांग्रेस से उदासीन हो श्रन्य राजनीतिक दलो में चले गये श्रन्यथा उदासीन होकर चुप 
बंठ गए। उन्हें इस बात की गहरी पीडा थी । यही कारण था कि स्वतन्त्रता श्रादोलन 
में जिन्‍्होने काग्र स ध्वज के नीचे कार्य किया था वे उनकी काग्रेस से हट जाने पर भी 
क॒द्र करते थे, उनके लिए उनके हृदय मे आदर भाव था। हा तो वर्माजी के मन मे यह 
हंढ भावना थी, इस समय काग्रेस का बहुमत नही हैं श्रस्तु यदि काग्रेस सत्ता मे न जावे 
तो काग्रेस मे जो यह कूडा कचरा भरा हुत्रा है यह साफ हो जावेगा काग्रेस उससे तेजवान 
भ्रौर शक्तिशाली बनेगी । 
परन्तु यह नही हुप्रा सुखाड़ियाजी सभवतः श्रपने साथियों के दबाव के कारण 
सत्ता का मोह नही छोड सके भौर उन्होने वर्माजी से बिना परामर्श किए मन्त्रिमण्डल 
बना लिया । वस्तुत. सुल्लाडिया जी ने उस समय वर्माजी की वात न भान कर गहरी 
भूल की | जून १६७१ में जो उन्हे विवश होकर मुख्य मन्त्री पद से त्यागपत्न देना पड़ा 
उसका बीजवपण उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होने बहुमत न होने पर मन्त्रिमडल 
बनाया था । उन्हे गलत श्रादर्मियों को मन्त्री बनाना पडा । मन्त्री ही नही प्रत्येक विधान 
सभा का सदरय बहुत प्रभावशाली हो गया | मुख्य मन्‍्त्री किसी को भी नाराज करने की 
स्थिति भें नही थे । प्रत्येक विधान सभाई इतना भ्रधिक महत्वपुर्णा हो गया कि दल का 
नेता उसको थिमुख नही कर सकता था। मन्त्रिमण्डल पर मुख्यमन्त्री जी का श्रकुश 
जैसे हट गया । शासन में विधान सभाइयो का हस्तक्षेप चरम सीमा पर पहुँच गया। 
कतिपय मन्त्रियो के सम्बन्ध में सड़क पर चलनेवाले साधारण नागरिक जिनका किसी 
भी राजनीतिक दल विशेष से सम्बन्ध नहीं था वे यह कहते सुने जा सकते थे कि श्रमुक 
भन्त्री भ्रफसरो के स्थानान्तरण में हजारों रुपये की रिश्वत लेता है। श्रमुक भत्री ने 
अमुक कार्य के लिए इतनी धनराशि ली इत्यादि । भ्रष्टाचार की नित नई कहानी सूनने 
को मिलने लगी। वर्माजी के रोप श्रौर क्षोभ की तीत्नता भी उसी श्रनुपात मे बढ़ने 
लगी । 
उन्ही दिनों कतिपय मन्न्रियो के पुत्रो श्रीर पुत्रियों तथा सम्बन्बियो के विवाह 
हुए । उन विवाहो में ऐश्चर्यं, विलासिता, और वैभव का ऐसा वीभत्स प्रदर्शन हुआ कि 
राजस्थान के वृद्ध जन भी जिन्‍्होने राजा महाराजाम्रो के ऐश्वर्य को देखा था श्राश्चये 
चकित रह गये । जनसाधारण भ्रमित हो गया । वह सोचने लगा कि फाग्रेस के विधान 
सभाइयो और मन्द्रियो का सादे जीवन श्रौर देशसेवा का श्रादर्श एक आवरण मात्र था। 
उस झावरण से ढकी हुई ऐद्त्र्य के प्रदर्शन की भावना ने राजा महाराजाशो को भी 
पीछे छोड दिया । उन विवाहो के श्रवसरों पर ढोलनियों, सिने तारिकाग्रो के नाच 
गानो ने ऐसा समा बाघ दिया मानो अवध के वाजिदश्नली शाह की श्ात्मा का अश्रवत्रण 
हुआ हो । मन्नी स्वय नाच में भाग लेने लगे । उस वेभव विसास के प्रवाह मे काग्रेस के 
मन्त्री श्रोर विधान सभाई इत्यादि सभी ऐसे ब्रह गये कि एक काग्ने सकर्मी की मर्यादाओों 


है 


२ 
न 


२६४ धशोगाया मारिवयलास वर्मा 


श्रोर अनुशासन को वे जैसे भूल गए हो । 
वर्माजी उस समय श्रस्वस्थ थे जब अन्य कार्यकर्त्ता उन्हे यह सब सुनाते तो 
उनका मन रोप और क्षोभ से भर जाता । वे विचलित हो उठते, उनके मुख पर श्रान्त- 
रिक क्षोम श्रीर आक्रोश की रेखाएं खिच जाती उनका श्रन्तर तड़प उठता । 
मत्रिमडल भ्रधिकतम जोत निर्धारण के श्रधिनियम को भी कार्यान्वित ने कर 
सका । जिनके पास संकडो हजारो वीघा भूमि थी उन्होंने उसको अपने परिवार 
तथा सवधियों मे वाट कर उस श्रधिनियम को ही व्यर्थ कर दिया । जिस मश्रिमंउल में 
भ्रवाछनीय तत्व हो उससे श्राज्षा भी करना व्यर्थ धा। वर्माजी जब देखते कि भूमिद्दीनो 
को भूमि नही मिलती जिनके पूव॑र्जों ने कभी खेती नही की वे श्रपने राजनीतिक प्रभाव 
के कारण भुमिहीन किमान बन गए और विना मूल्य उन्हें खेती की जमीन मिल गई तो 
उनका धीरे घीरे यह विचार हृढ हो गया कि सरकार के भरोसे बेठे रहना व्यथं है। 
भूमिहीनो को सगठित कर सत्याग्रह के द्वारा बलपूर्वक भूमि पर भूमिह्दीनों का श्रधिकार 
करवाना चाहिए। सर्वोदिय कार्यकर्ताओं और भूदान धान्दोलन से भी उन्हे भ्राशा चही 
थी। वे यह नही मानते थे कि भूदान आन्दोलन से भूमिहीतों की समस्या हल हो 
सकेगी। भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करो आ्ान्दोलन जो उनकी सृत्यु के वाद देश के विभिन्न 
भागों में फुट पडा उसको श्रहिसक रूप मे वृहद आकार में चलाने का विचार वर्माजी के 
मत में हृढ हो गया था। उनकी कल्पना थी कि क्रास्तिकारी कार्यकर्ताओ्रों, भूमिहीन 
ग्रामीणों तथा छोटे किसानो को बहुत बडी संख्या ( लाख में ) सगठित किया जावे और 
फिर भूमि पर अ्रधिकार करो सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ दिया जाय । इसी एद्देइ्य से 
उन्होने मूमि क्रान्ति के लिए कार्यकर्ताश्रों का श्राह्वान भ्रपनी मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व 
किया था श्रोर प्रतिज्ञापत्र भरवाने का झ्ारस किया था। उस समय वर्माजी ने जो 
नीचे लिखी विज्ञप्ति निकाली थी उससे उनकी मनोभावना का स्पष्ट प्रतिरूप हमें 
देखने को मिलता है । 
क्रान्ति के लिए आह्वान 
वीरभूमि चित्तौड़ दुर्ग के विजयस्तम्भ के नीचे 
कार्यकर्ताओं की प्रतिज्ञा 
साथियो, 
हमारे देश की आजादी के वीस वर्ष वाद भी हम किसानों, भूमिहीनों और 
जमीन के मसले को हल नही कर पाये है । जहा किसानो के परिवार बढे है तथा इधर 
लोगो की भूख भी जमीन के लिए बढ रही है, वहा परम्परागत जमीदार, जागीरदार, 
राजा महाराजा सेठ साहुकार आ्रादि भूस्वाभियों के पास लाखो बीघा जमीन है जिस पर 
श्रमिको द्वारा काइत करवा कर बैठे बैठे जी रहे है । भेहनतकण किसान और मजदूर 
श्राज तक बेजमीन बना हुआ है और उसकी मेहनत का मुआवजा साधन सम्पन्न 
लोगों की जेब में चछा जाताहै। इस समूचे शोषण को जड़ से उखाड़ने के लिए हमे 
एक बारगी पुनः पूरी ताकत से जुट जाना होगा । विना पूरी शक्ति लगाए भौर झारदोलन 


हम 


घशोगाथा माशिक्यलाल वर्मा २६५ 


में मोड़ दिए यह फ्रान्तिकार्स काम सभव नही है । 

हमे यह ध्यान रखना है कि वगाल के नकसलबाडी में केवल कम्युनिस्टो का ही 
प्रासयोलन नही था, जनता भी भुखमरी और वेकारी के कारण साथ थी। आए 
दिन वढनेवाली वेकारी कही हम।रे जनतत्र के लिए सर दर्द न बन आए श्रतः 
दोस्तो सावधानी के साथ सचेष्ट होकर आगे आइए और बाजी को हाथ से नही जाने 
दीजिये । अन्यथा देश में अधिनायकवाद लाने की जिम्मेदारी से हम वरी नही हो सकेंगे । 
प्राखिर हम निष्क्रिय रहेगे तो जमाना इन्तजार नही करेगा । 

आप सभी पुराने और नए साथियों से मेरा श्रनुरोध है कि इस क़ान्तिकारी 
काम मे पूरी शक्ति लगाने के लिए. तुर्स जुट जावे श्रौर इसके लिए सकत्पवद्ध 
हो । इसी आगामी ३० जनवरी १६६८ को शहीद दिवस के पुनीत पर्व पर चित्तौड़ पहुच 
कर विजयस्तम्भ के नीचे नई क्रान्ति के लिए प्रतिना ले । 

भेरा विश्वास है कि किसान मजदूर और झोपितो के प्रति हमदर्दी रखने वाले 
भेरे समी साथी इस पवित्र काम मे सहर्ष अग्रसर होगे ओर २६ जनवरी की जाम श्रथवा 
३० जनवरी के प्रात काल तक चित्तौड पहुँच जायेगे । प्रतिज्ञा विजयस्तम्भ के नीचे 
चित्तौड किले पर प्रात.काल ६ बजे ली जावेगी । 

माणिक्यलाल वर्मा 
विशेष सूचता .-- 

यदि किसी पूर्व निश्िचत अस्य कार्यक्रम या विशेषका रण से श्रापका चित्तोड़ 
पहुँचना सभव न हो तो अपने यहा ३० जनवरी के दिन प्रात काल € बजे संकल्पबद्ध 
होकर साथवाले प्रतिज्ञा-पत्र को भरकर डाक द्वारा चितौड के पते पर भेज दे। 


प्रतिज्ञानपत्र 
मा उम्र *"*"*' * ४" वर्ष *"******* निवासी '"''***  (*** 
तहसील 6७००००००७००००३१०३१९०४७००००० जिली ”"2१७४४११ ०. वर्कर 


। परे देश भारत में मेहनत करनेवाले लाखो किक्षान भूमिहीन है भौर 
जिन किसानों के पास भूमि है उनका परिवार इतना बवर्ढ हवा है कि वर्तमान 
जमीन पर उनका झुजर वसर नही हो पाता । आजादी के बीस वर्ष बाद और 
सरकार द्वारा सीलिगय कानून के बावजूद पंसे के वल पर खुदकास्त के नाम पर 
पूजीपतियो ओर सामन्तवादियों ने लाखो एकड़ जमीन दबा रखी है । ऐसे लोग जो 
,न तो खुद काइत करते है न पसीन। बहाते हैं, केवल उन मेहनतकशों को पातिया 
देकर उनके श्रम का दो तिहाई या श्राधा हिस्सा स्वय ले लेते है । 

किसानो मे जागृति आई है, आज नौजवान किसान महसूस करता है कि 
ये मुफ्तखोरे जमीन के सालिक क्यो बने रहे । सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते 
शोपितो और भूमि से बचित किसानों को अ्रपने हक प्राप्त करवाने तथा जमीन पर 
कब्जा करवाने के लिए जुट जाने का हमारा फर्ज हो जांता है । 


२६६ वशोगीया भाशिवयलाल थरर्भा 


श्रत: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपरोक्त क्रान्ति के काम में किसानो को जमीन 
दिलाने जमीन पर कव्जा करवाने मे पुरी तरह किसानो और छ्लोपितो का साथ दूगा। 
इस प्रक्रिया मे जो भी तकलीफ जेल, लाठी, गोली श्रादि सामने आयेगी, खुशीखुशी 
फ्रेलु गा । इसके वदले किसी प्रकार का पुरस्कार नही चाहूँगा और हसते हसते कुर्वान 
हो जाने की तैयारी रखू गा । 
(पूरा नाम और पता) 
वर्माजी जो भूमिहीनो, छोटे किसानों और कार्यकर्त्ताओ्ो को प्रतिज्ञाबद्ध कराकर 
एक संगठन खडा कर रहे थे उसका एकमात्र उद्द शय यह था कि वे यदि आवश्यकता पडे 
तो भूमिहीनों के लिए भूमि पर श्रधिकार करेगे । काग्रेस मन्त्रिमण्डल की ढिलमिल नीति 
के कारण वर्माजी का उस पर से विश्वास उठ गया था। उन्होने देख लिया था कि इस 
मत्रिमण्डल मे राष्ट्रद्रोही और प्रतिक्रियावादी तत्व घुस गए हैं वे भूमि सम्बन्धी क्रान्ति- 
कारी नीति कभी अमल मे नही थाने देगे भ्रस्तु उन्होने कांग्रेस मन्त्रिमण्डल से श्राशा 
छोड दी थी। भूदान ध्ादोलन से भूसि की समस्या हल हो सकेगी, इसमे भी उनका 
विव्वास नही था। उनका मानना था कि भूदान श्रान्दोलन से थोडे से भूमिहीनो को 
भूमि भले ही मिल जावे परस्तु उसके द्वारा भूमि की समस्या हल नहीं हो सकती । 
प्रवएव उनके मस्तिष्क मे यह विचार हृढ हो गया था कि भूमि पर श्रधिकार किया जावे 
श्रौर भूमिहीनो को उसे देकर उस पर खेती की जावे श्रीर इसके लिए जो भी सरकारी 
दमन हो लाठी, गोली, कारावास इत्यादि को सहन किया जावे | 
वर्माजी के राजनीतिक जीवन का शुभारम्म श्री विजयसिंह पथिक के नेतृत्व 
में हुआ था उस समय भारत मे विदेश्ञी प्रभुत्व था श्रोर॒ वह॒ एक देशी राज्य में एक 
जागीरदार के विरुद्ध किसान भ्रादोलन के रूप मे आरम्भ हुआ था। वे सम्भवतः 
अपने राजनीतिक जीवन का श्रन्त पुन स्वतन्त्र भारत मे काग्नेस सरकार के विरुद्ध एक 
विशाल श्रौर वलशाली किसान आन्दोलन चलाकर करना चाहते थे । उनकी योजना यह 
थी कि दो ढाई लाख व्यक्तियों को प्रतिज्ञावद्ध कराकर उन्हें भूमिक्राति के यज्ञ में 
दीक्षित कर उनको प्रशिक्षण देकर राजस्थान मे भूमि क्रांति के लिए एक वातावरण 
उत्पन्त किया जावे, सरकार को अंतिम चुनौती दे दी जावे और फिर भूमि पर भ्रधिकार 
करते का सत्याग्रह आरम्भ कर विया जावे । 
परन्तु नियति ने उनको यह अवसर प्रदान नही किया ) किसानो, पिछडे वर्गों, 
दलितों श्रौर गोपितों के लिए जीवन भर सतत संघर्ष करने वाला सौ युद्धो का वह 
विजयी योद्धा इससे पूर्व कि भूमि क्राति का शख्र बजाता महाप्रयाण कर गया। भावी 
संभवत उस दृश्य को देखना नही चाहती थी कि जब गुरु शिष्य के विरुद्ध अ्रभियान करे । 
सुखाडियाजी परिस्थितियों से विवश थे उस समय उन्हे काग्रेस का मन्त्रिमण्डल बनामे के 
लिए ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ लेना पडा, जो मूलत प्रतिक्रियावादी थे । 
इतिहास दोहराया गया : 


वर्माजी की जीवनी के लेखक के नाते श्रपने कृतंव्य को ध्यान मे रखकर लेखक 


भंशोगायथा भा रिक्‍यलाल धर्सा २६७ 


यह कहने पर विवश्ञ है कि जीवन के श्रन्तिम दिनो में वर्माजी श्री मोहनलाल सूखाडिया 
(तत्कालीन मुख्य मन्‍्त्री राजस्थान) से दूर हट गये थे । जिन श्री सुखाडिया को मेवाड़ 
प्रजामडल मे एक स्वयसेवक और साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होने भर्ती किया, 
जिनके नेतृत्व और शिष्यत्व मे सखाडियाजी का राजनीतिक प्रशिक्षण हुआ्ना, जिन्होंने 
महाराणा श्री भ्रूपालसिह के शासनकाल में गठित मन्रिमण्डल मे सुखाड़ियाजी को मेवाड़ 
प्रजामडल के प्रतिनिधि के रूप मे मन्‍्त्री वत्ाकर भेजा । उन्होंने जब स्वय श्रपने नेतृत्व 
में पूर्व राजस्थान का मत्रिमडल बनाया तो सुखाडियाजी को मन्त्रिमण्डल मे लिया और 
जब हीरालाल शास्त्री को हटाकर श्री जयनारायण व्यास मुख्यमन्त्री बने श्र श्री जय- 
नारायण व्यास से मतभेद होने पर जो श्री जयनारायण व्यास के विरुद्ध श्री मोहनलाल 
सृखाडिया को काप्रंस विधान सभाइयो ने विश्वास प्रदान किया उसके पीछे श्री माणिक्य 
लाल वर्मा का प्रभाव काम कर रहा था। राजस्थान के काग्रेस विधान सभाइयो का 
विश्वास प्राप्त कर लेने के उपरात भी केन्द्रीय नेतृत्व स्वय श्री जवाहरलाल नेहरू श्री 
सुखाड़िया को राज॑स्थान का मुख्य मच्त्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। सूखाड़ियाजी 
के विरुद्ध केन्द्रीय काग्रेस नेतृत्व मे गहरा श्रविश्वास था, केन्रीय नेतृत्व की हृष्टि में 
सुखाड़ियाजी का चित्र बहुत उज्ज्वल व श्राकषेंक नही था वे उनको मूरुष मनन्‍्त्री बनाने के 
पक्ष मे नही थे, उनका गहरा विरोध था कि उस समय उस प्रबल विरोध को समाप्त कर 
सुखाडियाजी को मुख्य मन्त्री बनाना वर्माजी के राजनीतिक प्रभाव का ही चमत्कार 
था । राजस्थान के मुख्य मन्त्री वन जाते के उपरांत केन्द्रीय नेतृत्व में उनके प्रति 
उदासीनता को दूर करने तथा उनके विरोधी तत्वों को शक्तिहीन करने का सारा 
श्रेय वर्माजी को है। सक्षेप में यह कहने मे तनिक भी अ्रतिशयोक्ति नही होगी कि 
कि सुखाडियाजी के राजचीतिक जीवन का निर्माण करनेवाले एकमात्र वर्माजी थे। 
सुखाड़ियाजी को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप मे हो देखा था। उन्ही 
सुखाड़ियाजी से जीवन के श्रतिम वर्षो में वे दूर हटवाये उनकी नीतियो और कार्यो से 
वर्माजी को गहरी निराशा और क्षोभ उत्पन्त हो गया । फिर भी सुखाड़ियाजी के प्रति 
उनका व्यक्तिगत स्नेह बना रहा जिस प्रकार राष्ट्रपिता गाधी श्रपने जीवनकाल के 
अ्रतिम दिनों मे अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी श्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार श्रौर 
नीतियो से क्ुब्ध और खिन्‍्न थे उसी प्रकार वर्माजी सुखाडियाजी तथा उनकी सरकार 
की नीतियो से श्रत्यन्त क्षुब्ध और खिन्न हो गए थे। सत्ता से जिन्हे मोह नहीं होता 
उन्हे सत्ता की राजनीति मे डूबे हुए अपने शिष्यो या उत्तराधिकारियों से निराशा ही 
प्राप्त होती है । 
इस सम्बब में लेखक का निश्चित मत है कि सत्ता की राजनीति का जलाशय 
इतना पकिल होता है कि उसमे घुसने पर कोई अपने वस्त्रो और द्रीर को पकिल होने 
से वचा सके यह साधारण मानवो के लिए अत्यन्त दुष्कर है। इसके अतिरिक्त सत्ता 
की राजनीति मे वस्तुत. कोई किसी का उत्तराधिकारी नही होता । जब राजाजाही थी 
तो उत्तराधिकार का प्रइन यही तक सीमित था कि सज्नाट अ्रथवा नरेश की मृत्यु पर 


श्द्द यंशीगाया मारिवयंज्ञाल वर्मा 


उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर बैठेगा और ऐसी भी घटनाएं इतिहास में भरी पड़ी हैँ 
कि सिहासनारूढ शासक के दीर्घायु हो जाते पर उसके युवराज का धंयें समाप्त हो गया 
श्रीर उसने श्रपने पिताश्री को मौत के घाट उतार कर स्वय सिहासनारूढ हो गया, श्रथवा 
छोटे भाई ने युवराज की हत्या कर अपने राज्यारोहण का मार्ग प्रशस्त कर लिया । 
आप चाहे जिस पद्धति को ले चाहे वह जनतान्त्रिक पद्धति हो अथवा सेसिक श्रधिनायक- 
वाद की पद्धति हो सत्ता की राजनीति मे आगे वाले को घकका देकर उसे श्रपदस्थ कर 
स्वय श्रागे बढ़ने का सत्ता में श्राने का कुचक्र चलता ही रहता है । झ्राज जो भारत में 
“आ्रायाराम गयाराम” की दलवदलु राजनीति का श्रश्ोभनीय हृश्य उपस्थित है वह 
इसी सत्य को प्रकट करता है। जब राष्ट्रपिता गावी जंसे दीघेदृष्ठा द्वारा छुना हुआ 
उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उनकी निराशा का कारण बना तो यदि वर्माजी को 
श्री मोहनलाल सुखाडिया से निराशा हुई तो कोई श्राइचर्य नही है । १९६७ के चुनाव 
के उपरात सुखाड़िया जी ने जो मर्त्रिमण्डल गठित किया उसमें उन्‍होंने कुछ ऐसे तत्वों 
को भी लिया जो प्रतिक्रियावादी थे अथवा जिनकी देशभक्ति सदेहास्पद थी। अ्रवश्यः ही 
सुखाडिया जी को विवञ् होकर उन्हे लेना पडा होगा । क्योकि उसके बिना उन्हें बहुमत 
प्राप्त तही होता श्रौर वे मत्रिमन्डल नही बना सकते, शोर यही कारण है कि १६६७ के 
चुनाव के उपरान्त मत्रिमडल बनाते समय उन्होने वर्माजी से कोई परामर्श वही किया । 
मंत्रिमडल मे प्रतिक्रियावादी तत्वो के प्रभावशाली हो जाने के कारण ही भूमि समस्या 
को वे हल न कर सक्ते जो कि वर्माजी की खिन्‍्वता का मुल कारण था। सत्ता के लिए 
उन्हें यह समझीता करना पड़ा था । 
राजस्थान सरकार की भूमि सम्बन्धी ढीली नीति से क्षुब्ध होकर ही वर्माजी 
ते यह निश्चय किया था कि भूमि पर अधिकार कर उसे भूमिहीतो को दे दिया जावे। 
यदि देखा जावे तो वर्माजी ने बहुत पहले ही इस समस्या का क्रातिकारी हल सोच 
लिया था और वे उसे क्रियान्वित करने की योजना वना रहे थे कि उनकी मृत्यु 
हो गई। 
वर्माजी के अतर मे तत्कालीन काँग्रस सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति तथा 
प्रभासन में व्याप्त भ्रप्ठाचार तथा काग्रेस सगठन में व्याप्त श्रादर्शहीनता के प्रति जो 
प्राक्तोण था वह उनके वनाए गीतो “इन पच राज ने रिश्वत री चांदडली खा गई रे।” 
कूछ देदो कूछ खालो” “नही रहेगे गुलाम हाली” “झाज क्या हो गया” “मंजूर करो” 
इत्यादि और जो थोडे से लेख उन्होने उन दिनों लिखे थे उनमे उनके सस्मरण तथा 
डायरी और निजी पत्रो मे उमड़ पडा था । और यही कारण था कि वे भूधि क्राति के 
द्वारा काग्रेस संगठन और सरकार को एक वार भकभोर देना चाहते थे । परन्तु नियति 
को यह मज़ूर नही था उससे पूर्व ही वे महाप्रयाण कर चले गए | 
हम यहा उनके कतिपय लेखों के भ्रश उद्घृत करते है जिनसे उनके 


श्रन्तिम समय के विचारों पर जो उनके मत झौर हृदय को उद्धेलित कर रहे थे 
प्रकाश पड़ता है। 


यश्ञोगाथा मारियक्यलाल वर्मा २६९ 


वर्माजी के लेखों के अंश 


विजश्ञाल राजस्थान कलकत्ता १८ सितम्बर *६७ 


कांग्रेस के लिए क्रांतिकारी कदम 
मैं इस समय काग्रेस का केवल चार आना सदस्य हूँ श्रौर सक्रिय सदस्य पी. 
सी. सी., ए. झ्राई. सी. सी. की मेम्बरी से पीछे हट गया हूँ । इसके माने यह नहीं है कि 
मै घीरे-घीरे फाग्रेस छोड़ रहा हूँ । मैं श्रपने जीवन के भ्रन्तिम सास तक कांग्रेसी रहूंगा 
झौर जहां तक वन सकेगा उसे क्रांतिकारी पथ पर लाऊगा शअ्रन्यथा मैं श्रकेले ही क्राति 
के रास्ते जाऊंगा श्रीर उसका पहला कदम होगा. 


(१) जो लोग भूमिहीन है उनको जमीन दिलाना (२) जो लोग स्वय खेती 
नहीं करते और हल चलाना प्रपनी शान के खिलाफ समभते है उन्हे श्रम करने के लिए 
प्रेरित करना शौर वाद में सरकार से श्रपील करना कि यदि उनकी तैयारी न हो तो 
श्रम करनेवाले को जमीन सौंप दे (३) इसी प्रकार उनके पास उतनी ही जमीन रहे 
जिस पर वे श्रम कर सके भर उत्पादन बढ़ा सके । भेरे ख्याल मे एक परिवार के लिए 
१२ बीधा पीवल, ३६ बीघा माल, ५० बीघा रेगिस्तानी सूखी भूमि काफी है। इसके बाद 
जिसके पास जमीन बचे किसान को दे दी जावे । (४) किसान का घर का हल घचलाने 
वाला हो हालियो से खेती करवानेवालो की जमीन हालियो को दे दी जाय । 

पहले सरकार से अ्रपील की जावे कि वह कानूनी नियम बनाकर यह कदम 
उठावे । मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार यह स्वीकार कर लेगी मगर सवाल तो उस! 
पर श्रमल करने का है। श्रभी तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों थे समाजवाद श्रौर 
सीलिंग का मारा लगाया मगर श्रमल नही किया। यदि सरकार फानून नही वनावे या 
उस पर अ्रमल नही करे तो मेरा तथा क्रातिकारी काग्रे समन का फर्ज होगा कि अपने 
कधे पर तिरगा भडा ले और भूमिहीन किसानो का कब्जा उन जमीनो पर कराये। 
इसके लिए जो भी मुसीबत उस पर आ्रावे वह हसते हसते भेले । 

दूसरा प्रदन आ्रावेगा राजाओ के प्रिवीपर्स खत्म कराने का। जहाँ तक विश्वस्त 
सूत्रों से पता चला है केन्द्र से लगाकर राज्यो तक की कांग्रेस सरकारे राजाओं को 
त्ताराज करने वाली नही है श्रथवा प्रिवीपर्स बन्द नही करेगी | श्रिवीपर्स कायम रखा तो 
देश मे विषमता पैदा करनी होगी श्रगर सरकारे ढिलाई दिखावे उपेक्षा करे तो उन 

राज्यों में जिन राजाओो को जितना खर्च दिया जाता है उतनी शझ्रायः राज्य सरकार के' 
खजाने मे जमा नही होने देने के लिए जनता को तेयार किया जाय और उसका श्रमुझ्रा 
स्वयं खतरे मे पड़े । 

जहा तक पूजीपतियो के पास गडे घन का प्रइन है उस कदम को बाद में उठाया 

जावे। राजाशझो की तरह पूजीपतियो मे कोई दम नही है। इसलिए पूजीपतियो को 
मनवाने में हमे कोई दिवकृत नही होगी । मैं मानता हूँ कि हमारे खजाने से इतना पैसा 
नही है जिसके झाधार पर कारखाने खोले जा सके। श्रस्तु व्यक्तियों को कारखाना 


२७० प्ोगाया समारिएक्यलाल बर्सा 


खोलने की भ्रपती पजी लगाने की आ्रजादी होगी मगर उसके शोषण, मूल्यों पर नियन्त्रण 
रखना होगा श्रौर यदि कोई पूजीपति उस नीति पर न चले तो उसके कारखाने को 
सरकार ले ले साथ ही शिक्षित बच्चो को ओद्योगिक ट्रेनिग देकर घघे में लगाने के 
लिए कर्जा और कच्चा माल देना होगा श्रौर उनके माल को बाजारों मे वेचने की 
जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। सारांश यह है कि मुल्क फो श्रम का श्रधिकार देना 
ग्रैगा, श्रौर मुफ्तखोरों को भारत की छाती पर आश्रय नही मिलेगा । 

उपरोक्त नीति तथा कार्यक्रम को चलाने के लिए कांग्रेसी आगे आवे अन्यथा 
उन काग्रें सियों की मौत जल्दी श्राने वाली है जो--(१) जो मिनिस्टर श्रथवा अफसरों 
से सिफारिश कर तबादलो का घघा करते है (२) जो सरकार से बसो का रूट, 
सरकार के निर्माण कार्यो का ठेका, कोटा, परमिट के चक्कर मे पड़े हुए है (३) जो स्वय 
खेती न कर खेती दसरो से कराते है (४) जो मच पर मन्‍्त्री के कान में “क्या पानी 

बिल 5. 

लाऊं” बात कर जनता परें रोबे जमाने का काम करते है । 


वर्माजी का एस, आई. एस. को बयान 
२ अक्टूबर साप्ताहिक (६-५-६७) 

पदूमभूषण श्री मारिगक्यलाल वर्मा ने भूतपूर्व ससद सदस्य होते ही अपनी 
पहली संवाददाता भेट में उदयपुर श्यित एस आई. एस. को बयान दिया है कि “नव 
गठित सुखाड़िया सरकार सामन्तो भर देशद्रोहियो का अखाड़ा और काग्रेस का दफ्तर 
भूतों का घर हो गया है। 

उन्होने कांग्र सजनो पर यह कटाक्ष किया है वे सव राजधानी जयपुर के भिकट 
खिसक गए है और उनका क्षेत्र वेकाम हो गया है । 

श्री वर्माजी ने सीमा स्थित राज्याधिकारियो पर श्रारोप लगाया कि वे राष्ट्र के 
प्रति गद्दारी कर रहे है जिन्हे काग्रेस की सरकार का सरक्षण प्राप्त है । 

श्री वर्माजी ने कबूल किया है कि शझ्राज की काग्रेस दलबन्दी श्नौर क्षुद्र स्वार्थों 
के ऊपर उठ सकेगी उसकी उन्हे कतई प्लाशा नही है। 

लोकजीवन (भीलवाड़ा) ७ दिसम्बर, १९६७ 
वर्माजी का कार्यकर्ताओं के आद्वान 

“आज काग्रेस पर जो तत्व हावी हो गए हैं, उन लोगो से यह विश्वास नही है 
कि वे समाजवाद लाकर आम जनता को खुशहाल कर पायेगे । सत्ता का भ्रूत्त काग्रेंस 
के नेताशो पर बुरी त्तरह सवार हो गया है कि वे साठगांठ के प्रयत्नों मे मशगूल रहकर 
श्रपना लक्ष्य ही भूल गए है। काग्रेस सगठन मे भी पूजीवादी और झोषक तत्व भारी 
संख्या में में घुस गए है। श्राजकी हालत में सही काग्रे समन का यह फर्ज है कि वह घर 
घर घुम कर क्राति का अलख जगाए। मै इसी तरह के कार्यकर्ता चाहता हूं जो गांव गांव 
जाकर लोगो मे सामाजिक क्राति का विग्युल बजावे ।” 


में ३० जनवरी १६६८५ के वलिदानी दिवस पर शअ्रपने मन मे क्रान्ति की भावना 


पशोगाथा मारिएक्यलाल दर्मा २७१ 


रखने वाले कार्यकर्त्ताओों का एक सम्मेलन झामन्त्रित कर रहा हूं । 
विशाल राजस्थाव-कलकत्ता, दीपावली विशेषाक ६८, वर्माजी लेख--- 


कांग्रेस सच्चा समाजवाद शीघ्र लाए 


हमारी कांग्रेस मे ऐसे लोग थे जो जाहिरा तौर पर तो खादी पहिनते थे और 
दूसरी तरफ अग्ने जो तथा राजाश्रो से मिले हुए थे। यही नही उसके सत्ताधारी इनको 
खुफिया के रूप मे हमारी बंठको में भेजते थे । किस्तु काग्रेस के सक्रिय आन्दोलन मे इन 
लोगो की पोल खूल गई शर सन्‌ १६४२ में तो इनका पर्दाफाश हो गया । हमारे 
राजस्थान मे ही कई नेताओं के काले कारनामो के रिकार्ड मौजूद है लेकिन फिर भी आज 
बहुत कुछ सीमा तक वे अ्रवसरवादी कांग्रेस के शासकों और जनता को धोखा देने मे 
सफल हो रहे हैं लेकिन एक दिन उनका काला इतिहास स्पष्ट होगा ही । 
पडित जवाहरलालजी के देश का नेतृत्व सभालते ही कई चापलूस श्रौर 
ग्रवसरवादी काग्रेस मे घुस श्राए और आज जो लोग आजादी के पूर्व हुकूमत के खुफिया 
थे, काग्रेस पुराने सेवक बनने का दावा करते है और प्रतिष्ठित नेताओ की आाड में श्रपना 
स्वार्थ सिद्ध करते हैं । 
तीसरा वर्ग एक ऐसा भी है कि जो सत्ताघारियों को मायाजाल मे डालकर 
कांग्रेस का टिकट प्राप्त करते हैं और भ्रपने परिवार, रिहतेदारों और मित्रो को कच्चा माल 
दिखाकर चोर वाजारी करवाते है श्रौर नियमित मुनाफा कमाते रहते है । इनमे वे लोग 
भी शामिल हैं जो भ्रपने नजदीक छात्रो को अमेरिका इगलैंड जम॑नी श्रादि देशो मे छात्रवृत्ति 
से पढने भेजते हैं श्रौर स्वय किसी शिष्ट मडल मे सदस्य बनकर विदेशों का दौरा करते 
हैं। ये अवसरवादी काग्रे सियो के साथ लोकतातन्रिक समाजवाद का नारा भी लगाते है । 
समाजवाद के साथ लोकतत्र शब्द जोडने का एक वहाना है कि भारत में जब 
कभी समाजवाद श्रायेगा तो वह जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपा जाएगा । जनता की 
इच्छा के अनुकूल वह धीरे धीरे स्थापित होगा इस नए शब्द ने सत्ता पर बठने वालो को 
निर्श्चित कर दिया । इसका परिणाम यह निकला कि खेती की जमीन पर सीलिंग का 
जो नारा लगा था वह केवल नारा बन कर रह गया । समाजवाद के दर्शन और उसकी 
सही आस्थ्य को इस शब्द ने नाश कर दिया केवल सीलिग का एक हल्ला मचा ऐक्ट बचे 
झोर उनमे इतनी छूट रखी गई कि जमीदारों, राजाओं और जागीरदारों ने एक एक 
जमीन बेच दी श्रौर अब सीलिग करने के लिए उन्के पास कोई जमीन नही बची है । 
वर्माजी का लेख : 
यदि भारत मे समाजवादी व्यवस्था कायम नही हुई तो काग्रे स का राज्य कायम 
नही रह सकेगा । 
प्रजासेवक, जोघपुर ( ३ फरवरी, १६६८ ) 
मेरा यह हढ विश्वास है कि यदि भारत मे समाजवाद अमली रूप भे नही 
झाया जेसा कि पिछले व्यापारियों के अधिवेशन से श्री घनश्यामदासजी बिड़ला ने श्रपने 


२७२ यशोगाया भारिएक्यलास वर्मा 


भाषण में कहा था “ कि व्यापारियों, डरो मत काग्रेस श्रपनी संस्था है इसके नेता यदि 
भारत की गरीबी के प्रति सहानुभूति नही बंतावे भोर॑ समाजवाद का नारा नहीं लगावें 
तो उनकी फिर लोकप्रियता कैसे कायम रहे ? * - 

श्रस्तु, कांग्रेसी नेता समाजवाद नही लावेंगे तो यह सरकार एक दिन श्रवश्य 
उखडेगी । ; 

श्रन्यया खतरा एक ही है कि जिस चीन को हम दुष्मन' मान घृणा का पात्र 
बना चुके है घीरे ध्यागकाई शेक के राज्य के प्रान्तो को श्राज एक खाया, कल दूसरा, 
इस प्रकार देश पर हावी न हो जावे । यद्यपि हमसे दूर है मगर उसके हजारो भक्त भारत 
में बैठे है और तब श्राज की तरह इस सरकार के खिलाफ जैसी लेखनी उठा रहा हूँ उस 
समय मेरी छाती पर गोली होगी उस समय तानाशाही ही होगी कोई बच्चा श्रन्याय को 

अ्रन्याय नही कह सकेगा । 

इन सब पापो का प्रायश्चित करना है तो हमे श्राज की नौकरशाही को 
बदलना होगा। उनमे अभ्रनेक नौजवान योग्य श्रफसर या कर्मचारी है उन्हे ऊपर लाना 
होगा, सीनियरिटी ज्यूनियरिटी का शोषण बन्द करना होगा । एक दिन एक कलम से 
सभी अ्रफसरो को बर्खास्त किया जायगा और दूसरे दिन से नये श्रफसरो की भर्ती होगी । 
इस काम को करते के लिए जनता आगे आये । राजाओं शौर सामन्‍्तो के पालने में पले 
श्रफसरो को उखाड़ दे श्रौर चालाकी से रखे गए इस कलकमय राजस्थान नाम को 
विलकुल मिटा दे । 

मेरे हष्टिकोश में इसका नाम विध्याबु द प्रान्त रखा जा सकता है या जन 
प्रदेश में परिवर्तित किया जा सकता है । 


के 


|॒ 


४ : पु ऊँ 
है; : के, ७ कह ७७ हर ! व काल 5 स्ख बज 
! मूड + ३९ |  उ#३ हे 
|] र के जल ३ +$ ७२.७४ आई 
। रे रु कं की वह 5. 2 
न नस पे ५ कस से ; ई हू 
हु ृ पथ कि है के है| 
हल 84 5 7 ख्फे $ 
हि 
शी ा औ हि 


करू हि 
का 
वर्माजी चिरनिद्रा मे 





यात्रा 


वर्माजी की अन्तिम 


पलक यू. मनल  उंदकीआक हरा हू. अन्‍य. अब 


हक] 
शक 


5 


2 


हल ओ 3. ४०2५ ३. तन+ ३०, ००२० सम्फ, 


् 





हु अक७ 3२०००कणनत्ना-»न के. 





अ्रध्याय परद्रहुवां 
ब्वर्साजी वष्कफी वपष्तीयचत 


हम पिछले परिच्छेद मे लिख श्राए है कि वर्माजी अपने जीवन के अन्तिम 
दिनो में देश की परिस्थिति, काग्रेस में बढते हुए भ्रष्टाचार, कार्यकर्ताओं की सिद्धात- 
हीतता तथा श्रवसरवादिता तथा काग्रेस सरकारो की पीडितो छोषितों की शोर 
उदासीनता, भूमि सुधारो को क्रियान्वित करने में श्रानाकानी तथा भन्त्रिमण्डल मे 
भ्रवांच्छनीय व्यक्तियों को ले लिए जाने और प्रशासन की रीति नीति से बहुत क्षुब्ध थे । 
उनके मन में गहरी पीडा थी वे एक बार राजस्थान के भूमिहीनो तथा शोषित भ्रोर 
पीडितो को लेकर नया सधर्ष छेड़ने का सकल्प कर रहे थे, तभी पीडितो श्र शोषितो 
का वह कल्याणकर्त्ता, किसानो का महान नेता और क्रातिकारी विचारो का वह देशभक्त 
अपने अतिम युद्ध का विगुल बजाने के पूर्व ही चल वसा । वर्माजी ने श्रपनी एक कापी 
में अपने कुछ सस्मरण लिखे थे । लेखक ने उन्हे पढा तो उसे ऐसा लगा कि वास्तव मे 
वे विचार जो उन्होने उस पुस्तिका मे अ्रकित किए थे श्राने वाली पीढी के नाम उनकी 
पावन वसीयत है । उसको पढने से वर्माजी के व्यक्तित्व, उनके अन्तर में जो विचार 
उनको उद्वेलित कर रहे थे, उनका स्पष्ट चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। 
यही नही वे पक्तियां उनके जीवन, जीवन-लक्ष्य' भौर व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। 
अ्रतएवं वह उन्तकी उस वसीहत को उनके ही छाब्दो में श्रविकल यहां उद्धृत कर देना 
आवश्यक समभता है, झपने सस्मरण के अन्त में उन्होंने लिखा था -- 

“इन पक्तियो के साथ मैं अपनी लेखनी को विश्राम देता हूं। जीवन में राष्ट्र 
की भआाजादी के लिए लडे श्रौर राजाओो श्रौर सामन्‍तो से होने वाली टक्कर में कीनी 
फीनी चोटे खाई , जो श्राज भी वादलो के उभार के साथ उभरती हैं। यह कष्ट उठाते 
देशभक्‍तो ने जो सपने देखे थे वे साकार नही हुए किन्तु मन में यह आशा सजोये हैं कि 
वे शायद कभी तो सत्य होगे ।॥” 

“मैं अपने मनोरथो (मनकी इच्छाझो) की भांकी संक्षेप मे नीचे दे रहा हैँ ।” 

(१) भारत की श्रखंडता : 

“भ्रग्ने जो ने जाते समय देश के टुकड़े कर दिये । वे वापस एक हो और भारत 

प्रखंड बने । उस अ्रखड भारत में गरीवी का समूल उन्मूलन हो । (वर्माजी के सस्मरण) 


२७४ वशोगायथा सारि[क्यत्राल धर्भां 


वर्माजी के ऊपर दिए लेख से यह॒ स्पष्ट हो जाता है कि वर्माजी के श्रन्तर में 
भारत के विभाजन की पीडा जीवन के अंत तक नही मिटी थी। उनके हृदय के श्रन्तर 
ने देश के विभाजन को स्वीकार नही किया था। श्रवश्य ही काग्रोेस तथा देश के वरिष्ठ 
नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया इस कारण देश ने उसे स्वीकार लिया था 
परन्तु उस समय करोडो देशवासियों को उससे गहरी पीडा हुई थी श्रौर सच तो यह है 
कि जहा भारत की स्वतत्रता प्राप्ति, राष्ट्रीय आन्दोलन की महान सफलता थी वहा उसका 
विभाजन हमारे राष्ट्रीय श्रान्दोलन की भयकर अ्रसफलता भी थी । परन्तु कालान्तर में 
देश के राजनीतिक कार्येकर्ताओ्रो तथा नेताओ्रो के मन से विभाजन की पीड़ा समूल नष्द 
हो गई। जो सत्ता भौर श्रधिकार देश के स्वतत्र हो जाने के उपरान्त राष्ट्र कमियों के 
हाथ में श्राया उसकी चकाचौध में देश के विभाजन' की पीड़ा को भूल गए परन्तु 
वर्मानी उस पीडा को नही भूल सके । उनकी गहरी देश भक्ति का यह एक प्रमाण है 
केवल देश की अ्खडता की ही उनके मन में कामना नहीं थी श्रखड भारत मे गरीबी 
का समूल उन्मूलन हो यह उनकी गहन इच्छा श्रौर कामना थी। श्राज तो गरीबी 
हठाञ्रो चुनाव का केवल एक चारा बन कर रह गया है । 

(२) श्रम का राज्य : 

“४ जो हल चलाता है जो जंगल की लकडी कुल्हाडी से काटता है, कोयले 
वनाता है। जो सडक बनाता है, मिट्टी खोदता है, श्रोर ढोता है। जो घरती से कुदाली 
और गेवी के बल पर घन निकालता है, जो कारखाने की मशीने चला कर अपना जीवन 
समाप्त करता है, उसके हाथों मे देश का राज्य शराए। और बुद्धिजीवियो के इशारों की 
मेहरबानी का परवश जीवन नही रहे । “ ( वर्माजी के सस्मरण ) 

दूसरे शब्दों मे वर्माजी चाहते थे कि श्रमजीवी वर्ग का देश मे वर्चस्व स्थापित 
हो वे प्रभावशाली बने । वुद्धिजीवी वर्ग ( नोकरशाही ) जो श्राज देश पर छाया हुश्ना है 
झौर पू जीपति वर्ग के समान ही राजनीतिक शोषण कर रहा है वह स्थिति नही रहे वह 
श्रमजीवी वर्ग का सहायक बने स्वामी नही। 

(३) “प्रत्येक भारतीय परिवार को अपने रहने के लिए दो कमरे एक 
मेहमानघर, स्तानाघर, शौचालय, रसोईघर बच्चो के खेलने का मेदान, पशुश्रो के लिए 
छायादार जगह तथा सामानघर मिलें । श्रम के औजार मिलें । ” ( वर्माजी के संस्मरण ) 

कहने का तात्पर्य यह है कि वर्माजी की कल्पना के भारत में प्रत्येक परिवार 
को एक स्वतत्र आवास की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि परिवार संस्था सबल और 
शक्तिवान हो शोर उसके माध्यम से परिवार के सदस्यों का विकास हो सके | स्पष्ट है 
कि राज्य का यदि यह उत्तरदायित्य हो जाता है तो भारत का जो निर्धन और आधिक 

दृष्टि से पिछडा वर्ग है उसके लिए आवास की सुविधा राज्य को करनी होगी , 

(४) “सनु १६०० तक २५० रुपए मासिक आमदनी वाले भारतीय की 
शिक्षा श्रौर घन्धे मे लगाने की जिम्मेदारी राज्य की हो | ” 

(५) “ बीमारी मे इलाज कराने के लिए पस्पतालो का ठीक प्रबन्ध हो। 


बशोगाया मारिएकयलाल वर्मा २७५ 


रोगियो को कतारों मे खडा न होना पड़े वरव डाक्टर उनके घरो में पहुंच कर इलाज 
करें । चिकित्सा निशुल्क हो ।” 

(६) “दो गाए, चार बल, एक घोड़ा, इतनी पशु सम्पत्ति के अलावा किसी 
भारतीय के घर में श्रधिक पशु न हो । 

(७) “प्रत्येक भारतीय किसान को पांच एकड़ सिंचित खेती की भूमि मिले श्रीर 
नह खेती के आधुनिक औजारो का प्रयोग करे।” 

(८) “प्रत्येक भारतीय को अपने घर, कुए तथा उद्योग के लिए बिजली 
सुलभ रहे ।” 

(९) “प्रत्येक भारतीय के पास भ्राघुनिक हथियार हो और उसे सैनिक शिक्षा 
दी जावे ताकि दुश्मन के श्राक्रमण के समय सारा देश मुकाबला करें। केवल पेशेवर 
सेना पर ही निर्भर न रहा जावे ।” 

राष्ट्र को शक्तिवान बनाने के लिए तथा, सेनिक व्यय देश के श्राथिक विकास 
के मार्ग मे बाधक न हो । वर्माजी सर्वेताधारण को सैनिक शिक्षा देने के पक्ष में थे। 
साथ ही उनकी घारणा थी कि जिस राष्ट्र मे साधारण नागरिक के पास भी हथियार 
हो भ्ौौर उसे सैनिक शिक्षा प्राप्त हो वहा कभी भी इस वात की सभावना नहीं हो सकती 
कि सैनिक शासन हो और जनतन्त्र को समाप्त किया जा सके । भारत जैसे देश जिसकी 
इतनी भ्रधिक जनसख्या है कि यदि वहां का साधारण नागरिक शिक्षा प्राप्त हो और 
उसके पास हथियार हो तो न तो कभी इस बात की सभावना हो सकती है कि वहां 
जनतत्र को समाप्त कर सैनिक शासन स्थापित हो सके और न किसी भ्रन्य राष्ट्र का उस 
पर झ्राक़मण करने का साहस हो सकता है। सांथ ही सेनिक व्यय का भार आ्थिक 
विकास को झवरुद्ध भी नही कर सकता । 

(१०) “आज की चुनाव प्रणाली समाप्त द्वो । गांव की जनता द्वारा सरपच 
श्रौर उन सरपचो द्वारा लोक सभा और राज्य सभा श्रर्थात पालियामेट के सदस्य चुने 
जावें। राज्य सरकारे खत्म हो । देश मे एक सरकार चले । सरपचो के द्वारा दस लाख 
की भ्राबादी पर चुना हुआ एम. पी. (सदस्य) क्षेत्र की इकाई का प्रबन्धक हो, जो केवल 
विकास फंड (कोष) का उपयोग करे । रोजमर्रा की जनता की दिक्कतों को स्वयं दूर 
कर लें । 

स्पष्ट है कि वर्माजी देश के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के विरुद्ध थे। वे देख 
रहे थे कि राज्य सरकाररो के कारण देश मे पृथकतावाद की प्रवृत्ति के बढ़ने का भय है । 

केन्द्र की शक्ति कम होती है तथा केन्द्र में किसी एक दल का बहुमत होने तथा राज्य में 
किसी श्रन्य दल का शासन होने पर दोनो मे श्रांतरिक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और 
देश मे प्रदेशवाद पनपेगा । देश की एकता को उससे खतरा पैदा होगा श्रस्तु वे राज्य 
सरकारो को समाप्त कर देने के पक्ष मे थे श्रौर एकीय शासन पद्धति के समर्थक थे | 
उनकी मान्यता थी कि देश को सशक्त तथा आ्िक दृष्टि से समृद्धिशाली बनाने के लिए 
एकीय शासन प्रणाली (यूनीटेरी गव्नेमेंट) की आवश्यकता हैं। राज्य सरकारो की 


२७६ पश्ञोगाया सारिक्यलाल वर्सा 


स्थापना से प्रदेशवाद को बल मिलता है । 

(११) “गाव में पटवारी या पुलिस का कोई हस्तक्षेप न हो । चोर, बदमाश 
प्रौर व्यभिचारी को गांव वाले मनमानी सजा दे । ” 

४ गाव की श्राबादी पाच हजार जन-सख्या की हो। छोठे छोटे गांवों को 
भगकर व्यवस्थित गाव बसे । 

(१२) सिंचाई के लिए श्राज के श्रनेक कुए सभी बन्द हो, प्रति एक सो 
एकड पर गाव पचायत श्रपना कुश्ना खुदाए जो दो सौ फिट गहरा हो ओर पम्प के 
द्वारा सिंचाई की जावे । / 

वर्माजी का श्रभिप्राय यह था कि पचायत श्रपने निज के ट्यूबवैल (नलकूप) 
खोदे श्रीर विजली से सिंचाई की जावे । प्रत्येक किसान यदि कुझ्मां खोदेगा तो वह 
आ्राथिक दृष्टि से उतना लाभदायक नहीं होगा देश के लिए श्रधिक व्यय साध्य होगा 
श्रौर अधिक शक्ति घन और श्रम लगेगा । 

(१३) “खेती की जमीन पर कोई लगान न हो। तीन हजार रुपए वार्षिक 
श्रामदनी छोडकर ऊपर की आमदनी पर अतिरिक्त इतकम-टेक्स (आयकर) लिया जावे” । 
/ मजदूर कोई रहने नही दिया जाय । ” 

वर्माजी का इससे अभिप्राय यह है कि गांव मे कोई भूमिहीन खेत मजदूर नहीं 
होना चाहिए। कारण वह था कि वर्माजी ने देखा था कि गाव में भूमिहीन खेत मजदूर 
की स्थिति दयनीय थी, वह पशुवत जीवन व्यतीत करता था, इस कारण उसमे 
मानवोचित मूल्यों का उदय नहीं हो सकता था। उनका मन था कि यदि सभी के पास 
भूमि न हो तो ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगो को इस प्रकार सगटित किया जावे कि जिससे 
प्रत्येक प्रमीण आर्थिक दृष्टि से स्वतत्र श्रौर स्वावलबी जीवन व्यतीत कर सके, अ्रपती 
श्राजीविका के लिए किसी पर श्राश्रित न रहे। ” 

(१४) “ ज्ञाई, घोवी, तेली, लुहार सुधार (बढई) कुम्हार श्रादि कारीगरो पर 
जब तक कि स्वय का परिवार श्रम करता रहे कोई टैक्‍स (कर) न हो, मजदूर रखने 
की मनाही हो । 

वर्माजी श्राथिक स्वावलवन के पक्ष मे थे। उनकी मान्यता थी कि जब मनुष्य 
किसी व्यक्ति विजेप पर अश्रपनी श्राजीविका के लिए निर्भर हो जाता है तो उसका स्वय 
का स्वाभिमान नष्ठ होकर उसका केवल पतन ही नही होता उसका आर्थिक शोषण भी 
होता है प्रतएव वे मनुष्य के लिए श्राथिक स्वावलम्बन के प्रवल समर्थक थे । वे यह 
भी सोचते थे कि यदि केवल राज्य द्वारा ही सारा उत्पादन होने लगेगा श्रौर समस्त 
जनमख्या राजकीय श्रौद्योगिक सस्थानों में श्रथवा राजकीय विशाल खेतो पर श्रमिक 
की भाति कार्य करने लगेगी तो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दबा रहेगा भर राजकीय 
पृ जीवाद के कारण जनतत्र एक व्यग मात्र बन जावेगा । 


. (१४) “दफ्तरों के बावूओ की भीड़ हटा दी जावे । केवल विभागीय 
मागदर्णक और श्रमी पेशे के लोग ही स्वय अपने दफ्तर चलावें | ” 


वद्यीगाया माशिक्यलाले वर्मा १७७ 


(१६) “बकील, भाड, भाट, भिक्षा मांगने वाले श्रौर गौचेर बताकर ठगने 
वाले (ज्योतिषी श्रौर पडित) मुफ्तखोरों को पेशा छुडा कर किसी उत्पादन कारये में 
लगाया जावे |” 

वर्माजी उन व्यक्तियों तथा पेशो के घोर विरोधी थे जो स्वय घन का उत्पादन 
न कर समाज द्वारा उत्पन्त किए हुए घन मे साभीदार बनते हैं । 

(१७) “ कंदी कोई नही रहे समाजद्रोही का वहिष्कार हो ॥” 

(१८) “कन्याग्रो को बीस वर्ष तक पढाकर उनका योग्य बवरो के साथ विवाह 
कर दिया जाये श्रौर उन्हे राष्ट्र के काम मे लगाया जावे ।* 

(१९) "सिनेमा केवल राष्ट्रभक्ति उत्पन्त करने के लिए दिखाया जावे । 

(२०) “गहना पहनने तथा श्रपन्ती साज-सज्जा करने को युवक युवतियों में 
बढती हुई प्रवृत्ति को उठा दिया जावे । 

(२१) श्राजकल व्यक्तिगत मिलकियत में चलने वाले प्रेस तथा समाचार पत्र 
बन्द कर दिए जावे । आठ लाख जनता पर पचायत प्रखड इत्यादि के प्रवन्ध द्वारा 
स्थानीय पत्र तथा देग मे एक करोड जनता पर एक पतन्न सरकार निकाले । 

(२२) “शराब, सिगरेट, भाग, गाजा भ्रादि नशो पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
जाय और उनका व्यसन करने वालो को दडित झ्लौर लज्जित किया जावे । 

(२३) “घर-घर चक्की चूल्हे बन्द हो । प्रति सी घरो पर एक तदूर चले श्रौर 
प्रति समय चार आने में (२५ पैसे) मे एक सब्जी, दही श्रथवा छाछ प्रत्येक भारतीय 
को मिले ।” 

(२४) पाच वर्ष तक के बच्चे को केवल दूध मिले अन्न नही दिया जावे । 

(२५) २४ वर्ष के ऊपर युवक और २० वर्ष के ऊपर युवती की शादी हो, 
इसके नीचे शादी करने वालो को एकात जीवन की सजा दी जावे । 

(२६) भारतीय नागरिक का कद साधारणतया ६ फिट लम्बा हो । 

(२७) चप्पल का उपयोग बिल्कुल बन्द कर दिया जाय ताकि चाल न 
बिगड़े । 

(२८) होट लाल करने वाली स्त्रियो के होठो पर डामर पोत दिया जाय । 
वर्माजी स्त्रियों द्वारा प्रदर्शन के लिए सजने के घोर विरोधी थे । 

(२६) कालेजो में लडकियों से छेडकानी करने वाले छात्रो का काला मभह 
करके गधे पर बठा कर घुमाया जाय । 

(३० छोटी कक्षा से मशीनों भौर उद्योग की ट्रेनिंग शिक्षा के साथ शुरू हो 
जो दसवी कक्षा तक समाप्त हो । 

(३१) गे में अनुभव प्राप्त करने, खोज शोध करने, खेती और उद्योग म्रें 
मार्गदर्शन करने योग्य छात्रो को दसवी कक्षा के आगे पढाया जावे श्रन्यथा कालेजो और 
विश्वविद्यालयों मे व्यर्थ की भीड न बढाई जावे । 

(२२) पाच हजार संख्या वाले गांव को सड़क से जोड़ा जावे श्रोर उप्रमें 


श्छ्द धह्ञोगाया भारिवयलाल वर्मा 


बिजली पहुँचाई जाये । 

(२३) अपने हस्ताक्षरों के साथ जाति लिखने वाले भारतीय नागरिकता से 
वचित कर दिए जाय । ” 

वर्माजी जाति प्रथा के घोर विरोधी थे, बहुधा वे लेखक से कहा करते थे 
कि भारत के पतन का मुख्य कारण जाति पृथा है और उसकी जितनी शीघ्र 
समाप्ति हो देश के लिए हितकर है। उनको मान्यता थी कि देश केवल सामाजिक हृष्टि 
से ही नही, जाति पृथा के कारण भी राजनीतिक तथा श्राथिक दृष्टि से पु श्रोर 
निर्बेल बना रहेगा। श्राज जो चुनावों मे जातिवाद का खुल कर प्रयोग होता है, वह 
इसका प्रमाण है । 

(३४) “ पाच वर्षो के एक चुनाव में पुरुषो को और दूसरे चुनाव मे महिलाओं 
को वारो बारी से राज्य करने का अवसर दिया जाय, जिससे यत्येक भारतीय में श्रनुभव 
झौर साहस उत्पन्न हो। जियो के लिए श्रवला शब्द का प्रयोग बन्द किया जाघे। /” 

लेखक को वर्माजी से उनके इस विचार के सवध मे चर्चा करने का अ्रवसर नही 
मिला कि प्रति पाच वर्षो के उपरान्त बारी बारी से पुरुष या स्त्रियों देश का शासन सूत्र 
सम्हाले । परन्तु लेखक को वर्मानरी से समाज में महिलाग्रो के स्थान के सम्बन्ध में लम्बी 
चर्चाए हुई है। वर्मा की यह हृढ मान्यता थी कि जियो को प्रत्येक क्षत्र मे पुरुषो की ही 
भाति कार्य करने का समान अधिकार होना चाहिए । यहा तक कि वे सेना और वायुयान 
चालन में भी पुस्षो की भाति ही छ्थियो के कार्य करने के पक्ष में थे । 

(३५) जिम गांव और समाज में हरिजनो के साथ भेद भाव करने की प्रथा चालू 
हो ऊच नीच का भेद किया जाता है, उनके खेतो श्रौर उद्योग धन्धो को जब्त कर लिया 
जाय । 

वर्माजी के मन मे भारत मे प्रचलित छुम्राछृत श्रौर ऊच नीच के भेदभाव के 
विरुद्ध ऐसा तीतन्न रोप था कि वे उसके विरुद्ध कड़ा से कड़ा दण्ड देने के पक्ष मे थे । बड़े 
छोटे के भेदभाव को वे किसी भी दशा मे सहन नही कर सकते थे । लेखक को एक 
घटना का स्मरण है : उदयपुर की बात है एक छोटी सी सभा हो रही थी। गांव के 
किसान श्राए तो उनकी व्यवस्थाकरने वालो ने नीचे जमीन पर बिठा दिया । राजनीतिक 
नेताशरो और अधिकारियों के लिए सोफा लगे हुए थे। वर्माजी को किसानो के साथ इस 
व्यवहार से इतना रोष उत्पनत्र हुआ कि वे स्वयं सोफे से उतर कर जमीन पर बैठ गए । 
जव तक कि किसानो के कुर्सियों पर बेठने की व्ययस्था नही हो गई उन्होने ऊपर बैठने से 
प्रस्वीकार कर दिया । 

(३६) जो मिनिस्टर तथा अभ्रफसर शअ्रपने चपरासियों के साथ बैठकर भोजम 

नही करे उनको अपने पद से मुक्त कर दिया जाय । 

(२७) हुनावो मे केवल पेंदल फिरने की श्रनुमति दी जावे जीप, मोटर श्रादि 

सब रियो के उपयोग को विलकूल बन्द कर दिया जाय । 
(६८) दस बर्ष तक रचनात्मक कार्य करते वाला ही चुनाव भे उम्सीदकार हो । 


थदोगाया भारिव॑यलाल वर्मा २७है. 


वर्माजी वर्तमान चुनाव प्रणाली से श्रत्यधिक निराश हो चुके थे। उनकी 
मान्यता थी कि आज की स्थिति यह है कि चुनाव बहुत अधिक व्यसाध्य हो गए हैं । 
प्रतएव चुनाव में खड़े होने के लिए व्यक्ति भ्रथवा दलो को पू'जीपतियो व्यवसायियों भर 
धनिको से सहायता लेनी पड़ती है श्रतएव वे समाजवाद की स्थापना नही कर सकते 
अथवा दल विदेशी सहायता प्राप्त कर उनके एजेन्ट का काम करते है भौर राष्ट्रदोह करते 
हैं। श्रतएव चुनावो को सस्ता बनाया जावे । 

(३६) देझ में काग्रनेस, जनसघ, स्वतत्र, श्रादि कोई पार्टी नही रहे केवल देश 
निर्माण सघ नाम की संस्था हो, उसी के आ्रादमी सत्ता में श्रावे । 

हे (४०) राजनीतिक नेताओं और सिविल सर्विस का सत्ता मे कोई स्थान 

त्तहो। 

(४१) किसी मुसीबत श्लौर समस्या के हल में जनता सत्ताधारियों के पास 
नही श्राएं । सत्ताधारी स्वयं उनके पास पहुँच कर जनता की मदद से उसे हल करे । 

(४२) देश के टुकडे करने की साग करने वाले, स्वतंत्र राष्ट्र का नारा 
लगाने वाले, जाति के नाम पर चुनाव मे वोट लेने वाले, चोर बाजार करने वाले लोगो 
झौर रिश्वतखोरो पर उनकी श्रचल सम्पत्ति जब्त होकर उनको सार्वजनिक रूप से गोली 
से उड़ाया जावे । 

(४३) सरकारी नौकरी मे दपरासी से लगाकर अफसर या मत्री तक को उसके 
परिवार निर्वाह योग्य समान वेतन मिले । 

के (४४) युवक वृद्ध बीमार श्र बच्चो की पौष्टिक खुराक निर्धारित की 

जावे । 
(४५) एक एक विदेशी मेहमान को प्रत्येक भारतीय भ्रपना मेहमान बनाए. । 
(४६) प्रत्येक भारतीय के पास मोटरकार हो । 
(४७) प्रत्येक घर में टेलीफोन और रेडियो हो । 
(४८) प्रत्येक बूढ़े भारतीय को ५० वर्ष की उम्र के वाद रात को और 
2५ उमर वाले को सुबह श्राधा सेर दूध दिया जाय । चाय बिलकुल बन्द करदी 
जावे । 

(४६) प्रत्येके मंदिर की चल अचल सम्पत्ति कारखाने, शिक्षालयों, 
चिकित्सालयों के उपयोग में श्रावे । 

(५०) प्रत्येक भारतीय के पास ६ हजार रुपये नकद से अधिक राशि बैंक 
में न हो। 

(५१) बताई हुईं सीमा के अलावा निजी मिलकियत कर दी जावे । 

यह सूची और भी लवी हो सकती है किन्तु मै उसे अधिक बढाना नही 
चाहता । मेरा श्राशय यह है कि इस देश के नागरिक स्त्री पुरुष सादे, परिश्रमी. 
सचित्र, एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले साहसी सक्षम श्रात्मनिर्भर श्रधविश्वासों 
से मुक्त ओर देशभक्त हो । यह मनोर॒थ पूरा करने के लिए समाज के नेताओो और 
स्श्य समाज को पुरूषार्थ ब्लोर परिश्रम करना चाहिए | ” 

“साणिफ्ालाज्ञ वर्षा 


१६७ वैशोगाया मारिगयलाल ६धेर्तां 


वर्माजी ने जो ऊपर श्रपने विधार तंथा कल्पनाए श्रकित की है उसके सम्बन्ध 
मे केवल यही कहा जा सकता है कि उनकी कल्पना का भारत किस प्रकार का हो शभ्ौर 
भारतीय किस प्रकार का जीवन व्यतीत करे यह उसमे प्रतिविम्बित और प्रलक्षित 
होता है । 

श्रवद्य ही वर्माजी ने जो विचार व्यक्त किये है उनकी विशद व्याख्या वे नही 
कर सके वे केवल श्रपनी इच्छा तथा विचारो के सकेत मात्र दे सके । वे केवल जो उनके 
जीवनकाल में कभी कभी कतिपय प्रइनो तथा समस्याश्रो पर लेखक ने उनसे चर्चा की 
उन समस्याश्रो के सम्बन्ध मे वह उनके विचार जानता था जो सक्षेप में उसने उनके 
विचार के नीचे लिख दिए है। परन्तु श्रधिकाश के सम्बन्ध मे उसको उनसे विस्तारपूर्वक 
चर्चा करने का श्रवसर नही मिला । श्रतएवं उनके सम्बन्ध से वह कोई स्पष्टीकरण नही 
कर सकता । 

उनके ऊपर लिखे विचारो को किस प्रकार देश मे कार्यान्वित किया जा सकता 
है उनको कार्यान्वित करने के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था श्रौर समाज व्यवस्था 
की श्रावर्यकता होगी तथा देश का आर्थिक सगठन किस प्रकार का होगा, यह एक अत्यंत 
गम्भीर प्रइन है जिसके सम्बन्ध में वर्माजी के विचार स्पष्ट रूप से कही लिखे नही मिले । 
अस्तु उस सम्बन्ध में कुछ कह सकना कठिन है। वर्माजी ने जो विचार ऊपर व्यक्त किए 
है उनके सम्बन्ध मे बहुत से राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को शका हो सकती है उनके विचार 
तथा मान्यताए कहा तक व्यवहारिफ तथा हितकारी है यहा यह बताना लेखक का 
उहूं इय नही है। उनकी केवल इस हृष्टि से उद्धृत किया गया है कि उनके माध्यम से 
वर्माजी के मन मे जो देश तथा देशवासियो के सम्बन्ध मे कल्पनाएं थी वे पाठक जान 
सके । क्योंकि उनके द्वारा ह्वी वर्माजी के अन्तर की सही काक्री मिलती है । 

उनकी वसीयत को पढकर प्रत्येक व्यक्ति यह समक सकता है कि उनके श्रतर 
की भावना यह थी कि राष्ट्र शक्तिशाली बने, व्यक्ति राष्ट्र के लिए जिए, और जो भी 
शक्तियां राष्ट्र को घक्तिहीन बनाती है उनको समाप्त कर दिया जावे। जो समाज मे 
निरवैल है, पिछडे हुए है, उनको राष्ट्र सबल शभौर शक्तिवान बनाए। कहने का तात्पयं 
यह है कि वर्माजी के भ्रन्तर मे गहन देशभक्ति की धारा प्रवाहमाव थी। मातृभ्रूमि के 
लिए जिए प्रौर मरें, यही उनका मूल मंत्र था । 


अध्याय घोलह॒दां 
व्यस्नाज्जी व्के चीज 


जब वर्माजी ने ठिक्काने की नौकरी छोडकर देशझेवा का ब्रत लिया तो उच्होने 
झपनी सेवाएं पथिकजी को सम्वित कर दी। पथिकजी में श्रद्भुत सगठन शक्ति थी 
तथा वे प्रचार की कला में भी दक्ष थे । उन्होने यह श्रच्छी तरह देख लिया था कि 
किसानो तथा ग्रामीण स्थ्री पुरुषों मे यदि किसी विचार को फैलाना हो श्रौर उन्हे किसी 
फार्य के लिए उत्साहित कर त्याग के लिए प्रेरित करना हो, तो उसका सर्वोत्तम साधन 
उन ग्रामीणों की भाषा में गाए गए गीत थे । ग्रामीण के मत्त पर गाए गए गीतों का 
स्थायी प्रभाव पडता था। भाषण उसको उतना नही छूते थे जितने कि गीत । यही 
कारण था कि उन्होने स्वय मेवाडी गीतो की रचना की छलौर अपने साथियो को इस 
पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया । पथिक जी को यह जानने में देर नही 
लगी कि युवक सारि[्यलाल वर्मा मे लोक गीत बनाने और उनको गाने की अपूर्व 
प्रतिभा विद्यमान हे अतएव वर्माजी तथा पभ्रज्ञाचनश्षु श्री प्रेमचन्द्र भील का उन्होने इस 
कार्य मे खूब उपयोग किया । 

वर्माजी केवल लोक गीतो को लिखते ही नही थे वरन स्वय उनको सभा से 
खडे होकर खजरी ढोलक ओर हारमोनियम पर गाते भी थे। जिन्‍्होने उनके प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक गीत 'पछीडा' को चग बजाकर गाते सुना है वे उसके प्रभाव को गप्राज भी 
नही भूले है । जब वर्माजी 'पछीडा' गाते तो किसानों मे उत्साह और ठिकाने के अत्या- 
घारो का प्रतिकार करने की भावना जागृत होती और वे क्रूम उठते । 

वर्माजी के इन लोकगीतो का विजोल्या के किसान सत्याग्रह मे श्रत्यन्त प्रभाव- 
शाली और गौरवधुर्ण स्थान रहा है। जिम्त समय भारत का वह प्रथम किसान सत्याग्रह 
घल रहा था, ठिकाने और मेवाड़ सरकार का पाशविक शअ्रत्याचार अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच चुका था तो एक समय ऐसा भी आया जब निरीह किसान विचलित हो 
उठा। पथिकजी कानपुर मे 'प्रताप' के द्वारा भारत को बिजोल्या किसान सत्याग्रह की 
कहानी सुना रहे थे। किसानो का नेतृत्व वर्माजी कर रहे थे। उन्होने देखा कि 
भयकर भप्रत्याचार से कही किसान साहस न छोड दे । स्थानीय होने के कारण उन्हे पता 
लग गया कि किसानों का धेये श्ौर साहस समाप्त होने की सीमा पर पहुँच चुका है। 


श्द३ धा्यौगाथा मारिववयलाल वर्मा 


थे चिन्तित हो उठे । उन्होने रात्रि की किसानों को वृहद सभा बुलाई। ( विजोल्यां 
सत्याग्रह के समय रात्रि में ही छिपकर सभाएं होती थी) श्रोर एक गीत बना कर गाया 
गया । जिसका शीषेक था : 


मरदां के मर जाजो, हांसल मत दीजो, 

लागत बागत मत दीजो, लाटा कूृता मत दीजो । 

रात्रि के शान्‍्त और निस्तबद्ध वातावरण मे चग पर थाप के साथ जब वर्माजी 
का कण्ठ स्वर लहराने लगा तो गीत की प्रत्येक पक्ति के! साथ निराश भौर उत्साहहीन 
किसानो के हृदयों श्रौर श्राखों मे शौय का तेज भलकने लगा । वे तन्‍्मय होकर वर्माजी 
की ललकार भरा वह गीत सुन रहे थे। जो किसान अभी तक ठिकाने और मेवाड 
सरकार के दमन के समक्ष पराजय स्वीकार करने की बात सोच रहे थे दमन श्ौर श्रातंक 
के कारण उनको समभाने का कोई प्रमाव नही पड़ा था, उनमे उत्तेजना श्रीर उत्साह की 
लहर फूट पड़ी । वर्माजी के गीत ने उनके अन्तर के स्वाभिमान और वरित्व को जग। 
दिया था। वे सब के सब उठ खड़े हुए सवो ने हाथ उठाकर शपथ खाई कि चाहे प्राण 
चले जावे वे लगान वेगार श्रादि नही देगे । वर्माजी की यह शअ्रभृतपूर्वे विजय थी। 

एक दूसरे भश्रवसर पर इसी प्रकार किसानो में श्रातक फैल गया वे श्रत्यन्त 
भयभीत हो उठे श्रतएव पुरुष सत्याग्रह सम्बन्धी सभा से बचने लगे। उनकी उपस्थिति 
फम होने लगी परन्तु महिलाएं बड़ी सख्या में उत्साह के साथ सभा में भाग लेती थी। 
वर्माजी के ध्यान मे श्राया कि सेवाड़ी सहिलाए अपने पतियों के शौर्य को जागृत कर 
उन्हें देश की स्वतत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए सजा कर और 
आरती उतार कर रणभूमि मे सेकड़ो वर्षो से भेजती रही है उस परम्परा को पुनः जीवित 
वयो न किया जावे । उन्होने एक गीत लिखा श्रौर उसको महिलाओ से सभा मे अपने 
साथ गवाया उसकी प्रारभिक पक्तिया थी :०- 


थू' चाल सभा में चाल म्हारा ढोला जी, 

लहगा साड़ो थे पहरो, थाके पगड़ो म्हाने दो ॥ 

ल्‍यो हाथा मे चूड़ी थाल, म्हारा ढोला जी । 

थू' चाल सभा में चाल म्हारा ढोला जी । 

जब वर्माजी के साथ महिलाशो ने यह गीत सभा में गाया पुरुषो मे हलचल 
सच गई। स्त्रियों ने उनके पुरुषत्व को ललकारा था, चुनौती दी थी, उनका शौय॑ श्ौर 


पौरुष जो ठिकाने के दमन और आतंक के कारण तेजहीन हो गया था सतेज हो उठा 
और वे उत्साह के साथ सभा में भाग लेने लगे | 


बिजोल्या सत्याग्रह वर्माजी की एक प्रयोगशाला थी । उन्होने जान लिया था 
कि ग्रामीण के हृदय मे किसी विचार की स्थायी रूप से प्रविष्ट कराने के लिए उसकी 
भाषा में लिणे भ्रोर गाये जाते बाले लोकगीत श्वत्वन्त कारगार होते है। तपसे छुशोने 


पशोगाया मारिःक्यलाल वर्मा श्द्दई 


भावी संघपों में अपनी व्यूह रचना में लोक गीतो को महत्वपूर्ण स्थान देना आरंभ कर 
दिया । 
जब १६३८ में चर्माजी ने मेवाड़ प्रजामण्डल स्थापित किया और दो सप्ताह 
भी व्यतीत नही हुए मेवाड़ राज्य सरकार का दमन चक्र चला, मेवाड़ प्रजामण्डल के 
कार्यकर्ता सत्याग्रह कर जेल जाने लगे तब वर्माजी ने प्रजामण्डल के सत्याग्रह सम्बन्धी 
ग्रनेक गीतो की रचना की और उनके द्वारा प्रचार काये किया । जब वर्माजी द्वारा 
रचित गानो को सत्याग्रह वीर गाते चलते तो सर्व साधरण के हृदय में अ्रनायास ही 
सत्याग्रह के प्रति आदर भावना जाग उठती । जब सत्याग्रही गाते हुए चलते--- 
मां प्रजामण्डल खोलांगा 
था क्या थांका जुल्मां सू- 
मां प्रजामण्डल खोलागा 
छात्रा रेवा को यो आर्डर 
तोड़ा मुख से वोलांगा 
तो साधारण मेवाड़ी श्राश्वयं चकित होकर देखता कि मेवाड़ के निरकुश शासन को 
प्रजामण्डल चुनौती दे रहा है। अत्प समय में ही मेवाड़ प्रजामण्डल का नाम समस्त 
मेवराड मे फैल गया | खेद है कि विजोल्या सत्याग्रह तथा मेवाड प्रजामण्डल के समय 
वर्माजी ने जो वहुत श्रधिक सख्या मे गीत लिखे थे उनका एक स्थान पर सगम्रह नही 
किया गया । 
जब १६४१ मे वर्माजी ने भीलवाडा मे मजदूरो का सगठन खड़ा किया तो 
उस समय भी उन्होने मजदूरों को जगाने के लिए गीत बनाए -- 
अब जागो जागो रे मजूर 
थे एकठ करलो रे मजू र 
को ध्वनि आज भी भीलवाडा के मजदूरो में कार्य करने वाले मजदूरों के नेताओो के 
कानो मे गू जती है । 
जीवन के श्रन्तिम वर्षो में वर्माजी कांग्रेस सगठन मे घुसे हुए स्वार्थ, भ्रष्टाचार, 
पदलोलुपता के कारण बहुत क्ष्‌व्ध थे। कांग्रेस सरकार की नीतियो की वे कठोर 
आलोचना करते । जिन लोगो को उन्होने राजनीति मे आगे बढ़ाया, उनको आगे लाए, 
उनके सत्ता में जाने पर उनके द्वारा की गई भूलो से वे क्षुब्ध हो उठते थे । बीस वर्षो में 
भी समाज के छोषितो और पीडितो के दुख दर्द को नही मिटाया जा सका, किसान 
झोर झ्रादिवासियों तथा अ्रन्य पिछडे वर्गों के कष्टो से उनका सवेदनशील मन कराह 
उठा | उनके प्रगतिशील व्यक्तित्व मे एक वार फिर फ्राति की श्रग्नि को प्रज्ज्वलित 
करने की चाह भ्रीर उत्साह उमड़ पड़ा । उन्होने पीड़ितो श्रौर शोपितो को पुन सगठित 
किया श्लौर जमीद पर अधिकार करने के विचार को शक्ति दी । जीवन के प्रन्तिम वर्षों 


श्दोड धशोगावा भा रिवयछाल येर्सा 


में जो उन्होने गीत लिखे उनमे उनके उस क्रान्ति की हुकार की घ्वनि रपप्ट सुनाई 
पडती है । वे सभवत श्राने वाले क्रान्तिकारी सधर्प की भूमिका तैयार कर रहे थे कि 
उन्होने महाप्रयाण किया । परन्तु उनके जीवन के अ्रन्तिम वर्षो में उत्तके द्वारा लिखे गए 
गीत उनके श्राफ़ोश पीडा और क्षोभ को स्पष्ट कर देते है । 
जब वर्माजी की वाणी से फूट निकला " म्हारी जनसत्ता ने आुश्यां री मावड़ली 
खागई रे, इन पच राज ने रिव्वत री चादड़ली खागई रे।” तो यह नोकरश्ाही द्वारा 
प्रभावित राजततन्न पर करारा प्रहार था । 

ढ। ढक 8 

ए बाग के माली पकड कुदाली हिन्द को हरा बनाना 

“घरती करसारी” कुछ दे दो कुछ खालो' “ नही रहेंगे गुलाम हाती जमीन 
लेगे जमीन लेगे। ” 'इन भूखों की बीमारी को मजूर करो मजूर करो” घरती पर जिसका 
गिरे पसीना उसके रहने पायेगी, मेहनतकश के नए लुटेरों जमीन तुमसे जायेगी” श्रादि 
गीतो में वर्माजी के हृदय और मन में जो ज्ञान्ति की भावना हिलोरे मार रही थी उसका 
स्पष्ट प्रतिविम्व दिखलाई देता था। उन्होंने जीवन के अ्रच्तिम दिनों मे बहुत से गीत 
लिखे थे जिनमे उनका आक्रोश, तथा क्षोभ फुठ पड़ा है श्रौर सत्ता मे श्रपने कतंव्य को 
भूल जाने वाले सहकमियो को चेतावनी भी दी है। वया ही अच्छा हो कि कोई वर्माजी 
का भक्त उनके सब गीतो को लिपिबद्ध करले और उनका पृथक सगम्रह निकाला जावे | 
नही तो वो कालान्तर मे विस्मृत के गत मे चले जावेगे । 

वर्माजी कोई साहित्य परम्परागत गीतकार या कवि नही थे। उन्हेंनेि जो 
लोकगीत लिखे वे 'स्वान्त सुखाय' के लिए नही श्रपने राजनीतिक तथा देश सेवा के कार्यों 
के प्रचार के उद्देश्य से लिखे थे। उनका यह सूजन कार्य साउद्देश्य से था, उनमे 
साहित्यिक काव्य कला की बारीकिया चाहे न मिले परन्तु उन्तमे विचारों को उद्बे लित 
करने की शक्ति विपुल मात्रा मे मिलती है। उन्होने राजनीतिक क्रान्तिकारी विचारो को 
श्रशिक्षित ग्रामवासियों और सर्व साधारण मे प्रसारित करने का यह भ्रनोखा श्रौर सशक्त 
उपाय खोज निकाला था । 

जब वे उदयपुर मे होते और कोई नया गीत बनाते तो आदिवासी कन्या 
छात्रावास मे जाकर आदिवासी लडकियो से गवाते, कभी कभी उनके साथ बेठ कर स्वयं 
भी गाते थे । 

१६ अगस्त १६९७० को जब लेखक श्रीमती नारायणी देवी वर्मा के साथ 
आदिवासी कन्या छात्रावास गया झऔर छात्रावास के सभा कक्ष में छात्रावास की बालिकाओों 
द्वारा वर्माजी के गीत सुन रहा था तो जनसाधारण के विचारो को उद्देलित करने की 
उनकी महान शक्ति को समक श्ौर पहचान सका । मै जब छात्रावास को वालिकाशों 
के कठ से निकले हुए उन गीतो को सुत्र रहा था तो अनायास मन मे यह भाव 
उदय हुआ कि वर्माजी मरे नही, भ्रमर है। उन गीतो के माध्यम से वे आज भी 
अपना कार्य कर रहे हे ! श्रावश्यकता इस बात की है कि इनके समस्त गीतो का सकलन 
किया जावे और उनको पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया जाबे । 

* लेखक ते उत्तकं कतिपय ग्रीतो को यहा इस उद्देश्य से दियां है कि पाठक 


पशोगाया माशिक्यजाल वर्मा श्घप 


उनके विचारों को विभेपषकर उनके श्रन्तिम दिनो में जो हृदयगत भावनाएं उठ रही 
थी उनको समझ सके तथा उनके प्रचार कार्य करने की पद्धति को जान सके । 
पीडितों का पंछीड़ा 
यह वर्माजों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक गीत है जो कि उस समय लिखा गया था 
कि जब्र पथिक जी विजोल्पा के किसानो का स 7ठत कर रहे थे । हजारो किसानो में जब 
वर्माजी ने उसे गाया तो किसान श्रात्मविभबोर हो गए। झागे चल कर यह गीत बहुत 
प्रिय और प्रसिद्ध हुआ । ऊपरमाल के किसान इसे प्रत्येक सभा में गाते थे :-- 
मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोबे छा । 
तन का कपड़ा खोबे छा, हाय पहया पडया थे रोवे छा । 
आसू सू' डीलड़ो धोवे छ, मर्दा ओरे काली तो ........... । 
ढाँडा थाने जाण सिपाही कूटे छा, धन माल कमाई लूटे छा, 
दूजां के खूटे खूटे कूटे छा, आपस में भाई फूटे छा । 
मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 
मर्दा श्रौर वेगारा का जूता था के सिर पर छागे छा । 
पहरा में नितका जागे छा, थे देख सिपाही भागे छा । 
वेगारी नाम सू बागे छा, पहरा मे नितका जागे छा । 
मर्दा ओरे काली तो भादूड्ारो राता सोबे छा । 
मर्दा ओरे गहना को वो खाद तोडवों उठयो छा । 
लोह को गुटकों छुट्यों छा, लुण्या की हाँडो फूट्यो छा । 
यो तार भ्राक सू खूटयो छा, मर्दा ओरे काली तो भादूढारी रातां सोवे छा। 
मर्दा ओरे पडक दडक रुपया को छन छन निठगी छा । 
कठती बत्ती सब कटगी छा । ः 
घिसा और गाडया मिटयी छा, परणा की कीमत घटगी छा ॥ 
मर्दा ओरे काली ते भादूडारी राता सोवे छा । 
मर्दा शोरे दौड़ दौड कर घृटयो नजराणों देवों छा । 
छ ने छाने रिश्वत लेबोछा । 
वो पागल उल्लू कहवो छा, बल्दां ज्यू" रात दिन बहवो छा । 
मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 


मर्दा ओरे एकठ था को देख सभा ने रोके छा । 
वन्दे की बोली टोके छा । 


२५१८६ यशोगाथा भारिययजाल दर्मा 


कूठा भूतां ने घोके छा, बिन वादल मोरया को के छा । 

मर्दा ओरे काली ने भादूडारी राता सोवे छा | 

मर्दा ओरे थां बालक हाथ कवारा रेवे छा । 

पण नुत वराड़ी देवे छा, घर भूखा रहवी सहबो छा । 

थे हाय निसासी लेवे छा । 

मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 

मर्दा झओं रे हाकम हाकम करता करता हासया छा । 

कृतां में पूरा मास्या छा, घर में नही वचता खास्य छा ॥ 

सोमल खां मरनो धान्या छा, मर्दा श्रोरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा | 
मर्द ओरे सुणकर अर्जी एक देवताए आायो छा । 

जीको पेतों नही पाया छा | दूटी सत्याग्रह लाज्यों छा । 

सव लोगां के मन में भाग्यों छा । 

मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 

मर्दा ओरे देखो आंख्या खोल सूरजो उग्यो छा। दूजो काकोजी पृग्यो छा । 
पापीड़ो पडस्यों लूग्यों छा, बीज घर्म को उस्या छा । 

मर्दा श्रोरे काली भादूडारी रातां सोवे छा । 

मर्दा ओरे कांटा की हय वाढ़ खेतने खागी छा । 

या भुख ज्वाला लागी छा, लुगायां होगी नागी छा । 

या मौत सामने आगी छा, मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 
मर्दा ओरे चेतो भटपट नहीं तो पापणी खाजासी । 

तैय्यार रसोई पाजासी । नही मिलसी टुकडो भी बासी । 

सब डील डाकणी खाज़ाप्ती छा जासी । 

मर्दा ओरे काली भादूडारी रातां सोबे छा । 

सर्दा ओरे थां की हिम्मत अन्याया के खटके छा । 

मन अगल वगल ये भठके छा, थाने घबराबाबान भटके छा । 


सत देख्या पाछे भटके छा, मर्दा ओरे काली तो भादूडारी राता सोचे छा । 
मर्दा ओरे थां को सतत की काम काल जे छा। 


अब पसली फसली हाले छा, वे झूठ अरडगा डाले छा। पण अपनी 
चालाँ चाले छा। मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 





(] देवता शब्द वर्माजी मे परथिकजी के लिए उपयांग किया है+ 


मशोगाया मारिएक्यलाल वर्सा श्८७ 


मर्दा ओरे वे भी मिलकर एकठ करवा लाग्या छा। 
ग्रव अठी उठी न भाग्या छा, रुपया राज का खाग्या छा। 
भांण्डा खाली श्रव वाग्या छा, 
मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा | 
मर्दा औरे देखी थांकी चोटी हाकिम पकडेगा, दोई हाथ बांध वे जकड़ेगा । 
तव रुपया थांका निकलेगा, मजबूती स्‌ पाछा सकड़ेगा । 
मर्दा श्रोरे काली ते भादूडारी रातां सोबे छा । 
मर्दा ओरे थांके ऊपर घटा विपत्ति की आवेगी' । 
काली बादलियां छावेगी, 
फिर बिजली भी चमकावेगी, आंधी थाने डरपावेगी । 
मर्दा आरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 
मर्दा ओरे रीछ बांदरा नार स्थाल सब झुमेगा । 
काली नागण भी फूकेगा, फिर चोर लुटेरी लूटेगा, कपड़ा लेबाने घूमेगा । 
मर्दा श्रोरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 
मर्दा ओरे काल कोठरी भीतर थाने खड़कैगा । 
बन्दू्या न्याली अड़केगा, तोपों की जोडया धड़केगा। 
वे सपना में भी भड़केगा, मर्दा ओरे काली तो भादूडारी' रातां सोवे छा। 
मर्दा ओरे हाथ जोड़वो छोड़ श्राख्यां-राती करलो, ई खुसामद ने 
दूरी घर लो, भूठो मत पीवो था जड़दो, यो मद नसो डील में भरदो । 
मर्दा श्रोरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 
मर्दा ओरे मरती मर जास्यो पर लागत मत दीज्यो 
घणी करे तो हासिल भी मत दीज्यो, वेड़ी के दुख थे पालीज्यो । 
ग्रन्‍्नदाता कहबो छोड दो यो मत खिज्यो । 
मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 
मर्दां श्रोरे यदि ओरे करज्यो ललकारी 
बडी अन्त मे घूजेगा, खरला में भी जस गूंजेगा । 
हो रोग अन्यायी सूजेगा, पग पाछा थांका पूजेगा । 
मर्दा ओरे काली तो भादूडारी रातां सोवे छा । 
(] श्रर्जी (सन्‌ १६२२ से नानक भील के बूंदी की पुलिस द्वारा निहत्ये किसानो पर गोली 
चुनाने के कारण मारे जाने पर वर्माजी ने यह कविता “अर्जी बनाकर सुनाई थी । 


श्प्८ 


परशोगाया मारिक्यलाल बर्मा 


अर्जी 
लेता जाजो जी नानक जी भील, श्र्जी पचा की । 
दीजो म्हांकी श्ररजी परम पिता के हाथ । 
बृून्‍्दी की दुखिया परजा की कीजो सारी वात । 
डृब्यो धरम पाप छायो छ, नीत राज की खोटी । 
बालक बूढा पचा रात दिन, फिर भी मिल्ले न रोटी । 
तन ढकवा सारु' न चीथरा, नान्‍या डोले नांगी । 
फिर भी पापी म्हाके ऊपर गोल्या भर भर दागी । 
राजो दारु पी सूतो, गोला लूट मचाई । 
सव रंय्यत ने लूट लूट मोटी हेल्‍था वणवाई । 
भूगतो धणी दुखा मे रेब्यत, श्रव तो कठ तक डूबी । 
मरबा सारू सत्याग्रह पर भ्रब तो डटकर ऊत्री । 
तू श्षनाथ का नाथ कहावे, है तिरलोकी नाथ। 
छोड़ बडाने अभ्रव तो धरदे म्हा के माथे हाथ । 
इतरी डाक खादवा छां म्है नावक थारे साथ । 
दूजी डाक फेर आावे छे, कह दीजो या बात । 
कह दीजो जां तक म्हाकी होगी नही सुणाई। 
मरवा ऊपर ऊबा छा सव वालक लोग लुगाई। 
धन्य धन्य थारी जननी ने मरयो देश के काम | 
चांद सूरज बदी है जां तक थारो रहसी नाम । 
डाबी का कुछ देशद्रोहो, बुरो देश को ताक्यो 
दूजा मोडो, श्रोनाडी ठाकर था पर फदयो' नाक्यो। 
रामकिजन हाकम, इकरामो सुपरडट को डक । 
नाजिम धनन्‍नालाल य॑ मा थे, रहसी सदा कलक । 
छोरा छोरयां को घोको मत लाज्यो रत्ती मन मे । 
वे म्हांका छे, म्हां वाका छां ई दुख सुख जीवन में । 
के तो थारी बलि सू दुखा सू म्हां छूट जावां छां । 
दूजू मोड़ा बेगा म्हा भी, सारा ही आ्रावां छा । 
अब तो हो से एक किनारा पर ही रहसी बात । 
के तो अन्याय भिटेगो, के महा को सिर साथ। 


मशोगाया सारिकयलाल दर्सा ५६६ 


श्र्थ 
हे मानक भील किसान पंचो की श्र्जी ले जाकर परम पिता को देना, बूँदी राज्य 
की दुखी प्रजा की दुख गाथा उन्हे सुनाना | कहना कि वहां घर्मं हृव गया पाप छाया 
हुआ है राज्य की नीति वहुत श्रनिष्टकारी है। बालक वृद्ध रात दिन श्रम करके थकते 
हैं फिर भी उन्हे पेट भर रोटी खाने को नहीं मिलती, शरीर ढकने के लिए साबित कपडा 
भी नहों है श्रौर छोटी लडकिया नगी फिरती है। ऐसी दशा में भी पापियों ने हमारे ऊपर 
गोली वर्षा की । राजा दराब के नशझ्षे मे वेहोश होकर सोता है उसके गोलो / रखेलो से 
उत्पन्त ) ने लूट मचा रकक्‍्खी है । समस्त प्रजा को लुट-लूट कर इन्होने बडी-बड़ी हवेलिया 
वनवाली हैं । रेय्यत बहुत अ्रधिक दुखी हैं श्रव तो वह दुख मे कठ तक डूब गई है भौर 
मरने के लिए सत्याग्रह पर डट गई है। है त्रेलोक्यनाथ तू भ्रनाथो का नाथ कहलाता है 
अब तो बडो धनवानो और सत्तावानो को छोड दे और हम निर्धनो और दुखियों के सर 
पर हाथ रख दे । 
इतनी डाक ( समाचार ) हे तानक हम तुम्हारे साथ भेजना चाहते हैं। परम 
पिता से यह भी कह देना कि श्रभी दूसरी डाक और आवेगी। परम पिता परमेद्वर से 
कहना कि जब तक हम दीन दुखियो की सुनवाई नही होगी हम सब स्त्री-पुरुष मरने के 
लिए तैयार खडे हैं। हे नानक भील तेरी जननी धन्य है क्योकि तुम देश के कार्य मे भरे 
जब तक धाकाश मे चन्द्रमा श्ौर सूर्य निकलते हैं श्रौर बृदी रहेगी इस पृथ्वी पर तुम्हारा 
नाम ( यश ) रहेगा। डाबी के कुछ देशद्रोहियो ने देश का बुरा सोचा दूसरे ओनाडी ठाकुर 
ने तुम पर फंदा फेका, रामकृष्ण हाकिम, तथा डक रूपी पुलिस सुपरिटेडेन्ट इनकराम 
तथा नाजिम घन्नालाल इसमे शामिल थे | इन पर सर्देव के लिए श्रमिट कलक लगा 
रहेगा । तुम अपने लडके-लडकियो के बारे मे तनिक भी चिन्ता न करना इस जीवन के 
दुख-सुख मे वे हमारे हैं श्रौर हम उनके हैं या तो तुम्हारे इस बलिदान से हमारे दुख मिट 
जावेगे नही तो आगे पीछे हम सभी तुम्हारे पीछे श्रावेगे । श्रव तो दो मे से एक ही बात 
होगी या तो श्रन्याय' मिट जावेगा शभ्रथवा हमारा सिर नही रहेगा, हम श्रन्याय के विरोध 
मे बलिदान हो जायेंगे । 
जब वर्माजी ने यह श्रर्जी गाकर सुनाई तो समस्त जनता मे निराशा के स्थान 
पर उत्साह श्रीर जोश की लहर फैल गई, उन्होने शपथ ली कि वे श्रन्याय के सामने कभी 
नही भुकेंगे उसका प्रतिशोध करेंगे। जन भाषा में ऐसी मर्मेस्पर्शी हृदयग्राही और 


प्रोजस्वनी कविता के द्वारा ही वर्माजी निरक्षर जन समूह मे श्रन्याय का प्रतिकार करने 
की भावना उत्पन्त कर देते थे । 


मारत-महिमा 
बता दो उस घरती का नाम । 
युग-युग सें जहां पेदा होते गांधी, गौतम, राम । 


२६० 


यद्योगाथा' माशिक्यलाल वर्मा 


बता दो उस धरती का नाम : 
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान 


(राम) 


(भरत) 


बता दो'*व 
कैकेयी की मनी व्यथा पर, जिसने गद्दी छोड़ी हो । 
सुखों की तृष्णा को जिसने, दुखो सें ही मोड़ी हो । 
गाया हुआ राज तज कर जो, कभी न भोगी बन पाया | 
रहा-विषय से दूर--गाल दी जिसने तप में ही काया । 
राम पादुका रख गादी पर, तपा हो दिन और याम । 
वबतादो उस धरती का नाम ।* 


(गोतम) एक मुद्दे को देख जिन्होंने मानव का मरना जाना । 


बुद्ध 


यह चब्वर है देह समझ कर पहना योगी बाना । 
जगल ढूढा तीरथ हू ढे, खुदा मिला नह कही जिसे । 
गरीब की सेवा ईश्वर है, मिला मन्त्र ही यही जिसे । 
गद्दी छोड़ घूम कर जिसने किया नही विश्वाम । 

बता दो उस धरती का नाम । 
महाभारत में मन्त्र फ़ूक कर, पांडव राज चलाया था । 
काइतकार का वच्चा वनकर, पशुधन खूब चराया था । 


(श्रीकृष्ण) जब जब मौका मिला राज का, तिलभर अश न खाया था । 


(गांवी) 


सोपी मित्रजनों को सत्ता, चक्कर में नहि आया था । 
कृष्ण ग्वाल है महाकाल है, फंला चहुँ दिश नाम । 

बता दो उस धरती का नाम । 
सोया मानव जगा लगाकर, मुर्दो मे जाने डाली ! 
बेहथियार भगा गोरो को देश करवाया है खाली। 
सत्ता आईं नह भोगी, दुनिया का एक नमूना था । 
जोत रहा वाट तख्त दिल्‍ली का उस बिन सूचा था । 
नो-आखली घूम कर कहता, अरे उठालो राम । 


बता दो उस घरती का नाम । 
(माणिक्यलाल वर्मा) 


घणोगाया साणिक्यलाल वर्मा २६१ 


वतन पर मरने वाले तू 
वतन पर मरने वाले तू, क्रवां की तयारी कर । 
कि सकतल पर चढा मंसूर, वेसी होशियारी कर। 
भगतसिह सा भगत बनजा, या नरसी की फकीरी ले । 
लुटा दे मुल्क पर दौलत, घर की भी ख्वारी कर । 
चढ़े सूली लगे गोली, जलाया जंगलों में जाय । 
निशां न हो कब्र का भी, उस दोजूख में सूबुरी कर । 
खुदा, जनता का सेवक बन, गरीबी का निश्ञां घो दे । 
न तू नजदीक बहिश्त के हो, न दोजख की ही दूरी कर । 
न बन जालिम कभी भी तू, न बन खिदमत का ठेकेदार । 
न डिक्टेटर का आादी हो, न भूली सी जम्हूरी कर । 
देश भक्ति का वृत जिसने लिया है उसे सभी कुछ देश के लिए त्यागना होगा 
यह तैयारी जिसने करली है वही सच्चा देश भक्त बन सकता है । इस भावना को वर्माजी 


ते ऊपर लिखे गीत में व्यक्त किया है। उन्होंने सव कुछ देश के लिए त्याग कर देश के 
लिए जीने और मरने का वृत लेने के लिए भारतीयजनो का भ्राह्नान किया है । 


मैवाड़ हमारा 
है इसके हम, यह हमें प्राण से प्यारा 
हम है मेवाड़ी, मेवाड हमारा। 
इसके कारण बन बन फिरे राते काटी । 
थे चढ़े श्ररव पर नही उतारी काठी । 
विश्वाम न था सेकी भालो पर बादी । 
दे रही अभी तक साक्षी हल्दी घाटी । 
सव कुछ खोया पर साहस कभी न हारा । 
हम है मेवाड़ी, यह मेवाड़ हमारा । 
जिसके पीछे लाखों का खून बहा है ! 
जिसकी रक्षा हित सदियो कष्ट सहा है । 
बनकर दरिद्र उन धनिकों से धानी थी। 
हो गए रंक सम्राटों से ठानी थी । 
बस टिका हमी पर था शासन सारा । 
हम है मेवाड़ी, यह मेवाड़ हमारा । 


२९२ यशोगाया मारिकयलाल बधर्मा 


मच रही लूट कोई करता नही रखवाली । 
ऐरों गरो ने किया खजाना खाली । 

बंगले पर बंगले बढते ही जाते है । 

वे फूस के भौपड़े उजड़े नजर आते हैं । 
यह जुल्म सितम हम कब तक करे गवारा। 
हम है मेवाडी, यह मेवाड हमारा । 

हम बोले कुछ क्‍यों जबां बन्द की जाती । 
मिलजुल रोने पर कड़ी सजा दी जाती । 
मशीनगनों से गया उड़ाया हमको 

बासों से घर घर जा पिटवाया हमको । 
बह रही श्राज तक अ्विरल आंसू धारा । 
हम हैं मेवाड़ी, यह मेवाड़ हमारा । 


जीवन के भ्रन्तिम वर्षों मे वर्मानी के मन मे कांग्रेस तथा देश की स्थिति से 
श्रत्यन्त क्षोभ और पीडा उत्पस्त हो गई थी वह उनके गीतो मे फूठ पडी। नीचे उनको 
उस श्रान्तरिक पीड़ा की अभिव्यक्ति एक मेवाड़ी भाषा के गीत मे प्रतिध्वनित हुई है । 


सांदड़ली खागई रे 
म्हारी जनसत्ता ने मुंश्यां री मांदड़ली खा गई रे। 
इन पचराज ने रिश्वत री चांदड़ली खा गई रे । 
कागज दाबे कल लोग ये हुक्म हजूरां भूले । 
आम सूखाया जावे चौड़े -बूल मर्जा सूं फूले । 
इन पोतडिया नेता रो या खांदड़लो खा गई रे। म्हारी.... 
उद्योगां में काचो माल न मिले चिमनियां ठंडी । 
भीतर नाज भरयो कोठा में बाहर मडी सूनी । 
इण चोर बाजारी धीगां रो धांधड़ली खा गई रे। म्हारी',..., 
तीन योजना पूरी हो गई कोई कसर न राखी । 
छुद्ध गाय काय का दूध मायने आकर पड़ गईं माखी । 
इण सूभती रा आटा ने आंदड़ली खा गई रे। म्हारी,... 
कांग्रेस का अनुशासन में चुप रहणो है म्हाने । 
गज्नत्यां पर नलत्यां देखां सो रोवां छाने छाने । 


वद्योताथा भारिक्यलाल धर्मा २६६ 


इण वर्मा ने एम. पी. पद की बांदड़ली खा गई रे। म्हारी .. 
गाँधी री पीढी जीवे पण घानी घानी जोवे 
श्रापस में घुस फुस बांता में टसक टसक कर रोवे। 
इण सती सासरी हिम्मत ने कादरली खा गई रे । 
म्हारी जनसत्ता ने मुश्याँ री मादड़ली खा गई रे । 
श्रर्थ 
मांदड़ली -- शिथिलता, रिववत री चांदड़ली--रिश्वत कां द्रव्य, हजूरां--मन्त्रिणण तथा 
उच्च अभ्रधिकारी, पोतडिया--श्रवसरवादी, खादड़ली--सिफारिश, वांदड़ली- ग्रुल्लामी, 
छाने--छिपकर । 
ऊपर लिखे वर्माजी के गीत मे उनके अन्तर की पीडा मानो मुखरित हो एउठी 
हो । उन्होने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर जहां कठोर प्रहार किया है वहा अपने को 
भी नही छोड़ा । “कांग्रेस में रहने के कारण हमको चुप रहना पइत्ता है छिप छिप कर 
हम रोते हैं वर्मा को एम पी पद के बन्धचन ने गक्तिहीनत बना दिया है” श्राज कितने 
राजनीतिक कर्मी है जो स्वय श्रपनी इतनी निष्ठुरता के साय आलोचना कर सकते है। 
वर्माजी दूर दृष्ठा ये । वे देख रहें थे कि देश की स्थिति भयकर होती जा रही 
है। शोपित और पीड़ितो की सहन शक्ति सीमा पार कर गई है। देश हिंसक क्रांति 
के कगार पर खड़ा है। उन्होने अपने नीचे लिखे गीत मे देश को चेतावनी दी है और 
हिसक क्राति की शोर सकेत स्पष्ट शब्दों में किया है | 


चेतावनी 


कुछ दे दो कुछ खालो । 
ऐ नई जवानी वालो ? ऐ हिन्द के नौनिहालो | 
रोता है उसे सम्हालो, कुछ दे दो कुछ तुम खा लो । 
कांग्रेसी सत्ता जायेगी, पार्टी स्वतन्त्र नही आयेगी । 
जनसघ कहो छिप जायेगी, नक्सलवाड़ी छा जायेगी । 
गुरवत को जल्द मिटालो, कुछ दे दो कुछ तुम खालो । 
थो मजिल महल गिरेगे, सोने के चोर घिरगे। 
ये तोदे मारी जाये, लाश्ञों को कुत्त खाये। 
श्राई है कल्या मत टालो, कुछ दे दो कुछ तुम खालो । 
भूखा है चमन का माली तेरी ऊब रही है थाली । 
फिर चढ़ा रहा है प्याली, ऊपर से देता गाली 


२६४ घंशों गाथा मारिदयलाल दर्भा 


अ्व फौरन घर पर चलो, कुछ दे दो कूछ तुम खालो । 
इक रोज वगावत होगी, लागों पर दावत होगी । 
कब्रो पर इब्रादत होगी, दोजूख में शहादत होगी । 
संभलो ऐ माला मालों--कुछ दे दो कुछ तुम खालो। 
वर्माजी ग्रामीणों में उन्ही की भाषा मे देशभक्ति की भावना तथा समाज 
सुधार के विचारो का प्रचार करते थे । वे श्रपने गीतो मे उनके दोषों श्रौर प्रचलित 


कुरीतियों पर कडा प्रहार करते थे । दीचे लिखे गीत मे उन्होने ग्रामवासियों के दोषों का 
कसा नर चित्रण किया है देखिए । 


आवाहन 


खोटो काम कभी मत करणजे रे, 

लाजे थारो देश सारो भारत लाजे रे । 
कपड़ो धान अ्रमल का टोटा तीदू वाला पान 

छातने छाबे चोरी चोरी पूणे पाकिस्तान । 
देश ने धोखा को काम न करजे रे । 

लाजे थारो देश सारो भारत लाजे रे । 
डोकरारे मरे बारा दिन में मती गालजो खाड 

बेटा की वू चो री पाप सू हो जावेगी रांड। 
पाप सू थोड़ा तो थू डरजे रे । 

लाजे थारो देश सारो भारत लाजे रे 
क्वारी कन्या, विधवा बेटी को पस्तो मत लीज्यो 

खून्या पटक कर जीव निकलसी अहडो या प्रन की ज्यो 

गंडक की मोत कभी मत मरजे रे। 

लाजे थारो देश सारो भारत लाजे रे ॥ 
'माणक' की ई खरी बात पले बांध ज्यो भाई 

नही मानों तो पानी देवा बचे न मायो जाई 
धरम की नाव वेठकर तरजे रे । 

लाजे थारो देश सारो भारत लाजे रे। 

ऊपर लिखा गीत वर्माजी ने पाकिस्तान की सीमा पर ग्रामवासियौ के उद्वोधन 


के लिए लिखा था। पाकिस्तान से छिपे छिपे व्यापार करने के सम्बन्ध में उन्हे उलहना 
दिया गया है । 


बशोगाया साशिफ्यलाल धर्तो १६४ 


में रो नहीं सकता 

यह रोना चाहता है दिल मगर मैं रो नही सकता । 
मैं अपने खेत मे अपनी मरजी मुताबिक दो नहीं सकता। 

वजाहिर मैं वना मालिक वा हूं गाव से खालक । 
बना चुप चाप ना वालिग, मैं वालिग हो नही सकता। 

में गम मे दिल चलाता हूँ, हमेशा हल चलाता हूं 
पसीने तक गलाता हुं उसे मै थो नहीं सकता 
वर्यीचा खू' से सीचा था, दिल ने इक नकशा खीचा था 
गुलों को तोड़ कर अपनी मैं माला पो नही सकता 
मिटा ईसाइयत मेरी बनाना चाहता शताँ 

मेरी इस जिन्दगी मे मैं कभी भी खो नही सकता । 


गाना (होली राग) 
शहीदां की जय बोलो 


सुखाड़िया जी आगे हालो 
शहीदो की जय बोलो 


मिनिस्टर सव आगे होलो ? शहीदां की जय बोलो 
ग्राजादी का जग में पेल जगाई जोत 

विण खेत मे छांड दो पाणी वाली थोद 

खजाना को तालो खोलो ? शहीदा की जय बोलो 
खोद कुआ पाताल का इजन दो लगवाय 

सुखी जमी बचे नही पाणी पाणी नजर आाय 

धरा पर अमृत धोलो शहीदां की जय बोलो 
विजली के वल धंधा चाले पीवे खेतढ़ा पाणी 
आजादी का बुर सिपाही बोलो जय चय वाणी । 
नूर कुछ गावा में भी दो, शहीदां की जय बोलो 
बड़ा बड़ा कालेजां, शहरी करे नही श्रमदान 

खावे खल नागढ भेस्यां ज्यों जूर चरायो धान 


२६६ । पंशोगाया मारिक्यजास बर्भा 


बोल जो गाधो जी को लो शहीदां की जय बोलो 
ग्राज बाला और शभ्रांतरी मेलो ऊपर माल 
भागीरथ वण गंगा दे दो करदो आज निहाल 
हेम पर मोतीडा बो दो । शहीदा की जय बोलो 
इस गीत मे वर्माजी ने सत्ताधारियो को गावों की दशा सुधारने के लिए 
श्राह्मात किया है। साथ ही मन्त्रिमण्डल को यह भी उलाहना दिया है कि बडे बडे शहरों 
मे कॉलेज, भ्रस्पताल सभी श्रन्य सुविधाएं सरकार दे रही है। शहरी लोग उसके लिए 
तनिक भी श्रम या त्याग नही करते । वे इसी प्रकार है जैसी कि बाक भस चारा दाना 
खाती रहती है श्ौर दूध कभी नही देती । गीत में इस वात का भी सकेत है कि यह जो 
सत्ता आई है वह शहीदो के बलिदान का फल है । 
लाणोता सत्याग्रह 
महारावरू ज॑सलमेर के चाचा श्री 
जो कि काग्रेस दल मे थे श्लौर विधान सभा के सदस्य भी थे जब अपनी भूमि पर किसानों 
को वेदखल करने लगे तो सत्ता चुप रही, किसान वर्माजी के पास श्राएं। वर्मा के मन 
को गहरा भराघात लगा उनका शोय जागृत हो उठा । उन्होने किसानो से सत्याग्रह करने 
के लिए कहा । वर्माजी की सधषं की पद्धति यह थी कि वे सघपं के सम्बन्ध मे किसानों 
की ही भाषा में गीत बनाते और उनको स्वय गाकर तथा स्त्रियों और पुरुषो से गवाकर 
उस विचार का प्रचार करते तथा सघषं की भूमिका तंयार करते । लाणोला सत्याग्रह 
के भ्रवपर पर भी उन्होने एक गीत पत्नी और पति के सवाद के रूप में बनाया था 
जिसमे पत्नी अपने पति को सत्याग्रह के लिए उत्साहित करती है । 
पत्नी थू' चाल ढ़ोला चाल लाणोला रा भगड़ा में 
पति मू नही चाऊं म्हारी नारी लाणोला रा भगड़ा में 
थ्‌' चाल ढोला चाल .., 
पत्नि डरपे कदी न मारू जी देश भलाई सारू, 
ले सत्याग्रह की ढाल लाणोला रां झगड़ा मे । 
थ्‌' चाल ढोला चाल लाणीला रा झगड़ा मे । 
पति नही राज री धाक अठे, नही न्याय री साख जठे 
है फैललो भ्रष्टाचार लाणोला से थू चाल ढ़ोला चाल,.., 
पत्नि श्रांख्या सारो काजलियो गला मे पेरा मांदलियो 
थू' खाग्यो रे घर को माल, लाणोला रा मगड़ा में । 
थू' चाल ढोला चाल लाणोला रा भगड़ा में । 


बंशोगाया सारिवयलाल धर्मा २६७ 


पत्नी 
पत्ति 
प्त्नी 
पत्ति 
पत्नी 
पति 
पत्ती 
पति 


५ 


पत्ता 


पति महाराज कूटवा बेला, माल मतो लुटवा वेला 


पड़सी मेरे पर मार लाणोला रा झगड़ा मे । 
थ्‌' चाल ढ़ोला चाल.... 


पत्नी डरपे तो घाघरियो पेर, साड़ी री लहरावे लेर 


तू चाल जनानी चाल लाणोला रा भगड़ा में 
थ्‌ चाल ढोला चाल लाणोला.... 


पति जनता सब थर थर कापे, श्रफसर भी है है हापे 


नेता ने चढयो बुखार लाणोला रा भबड़ा में । 


पत्नी थारो फेटो म्हाने दो, म्हारी कांचली थे परो 


थने दृ' ओरा में घाल, लाणोला रा झगड़ा में । 
थ॑ चाल ढोलां चाल लाणोला रा भेगड़ा में । 
श्र्थ 
प्रिय तुम लाणोला के सत्याग्रह में चलो 
प्रिय मैं लाणोता सत्याग्रह मे चही जाऊगा 
हे प्रिय तुम भयभीत न हो देश की भलाई का कार्य फरो धौर सत्याग्रह करो । 
हे प्रिय यहा राज्य सरकार का कोई प्रभाव नही है कोई न्याय नहीं करता 
समस्त लाणोला मे अ्रष्ठाचार फेला हुआ है। राज्य श्रशक्‍त है । 
हे प्रिय तुम श्रपची श्ाँखी मे काजल लगालो, गले मे जेवर पहिन लो तुम व्यर्थ 
मे घर के घन को खाकर नष्ट कर रहे हो । 
महाराज मुझे बुरी तरह पिव्वायेगे जो कुछ घर मे लोठा थाली है वह भी 
लुटवा लेगे मुझ पर बुरी तरह मार पडेगी । 
हे प्रिय, यदि तुम डरते हो तो घाघरा (लहंगा) पहिन लो चूनरी साडी श्रोढ लो 
जो लहरावेगी प्रौर श्रोरतो की चाल चलने लगो । 
हे प्रिय महाराज के सय के कारण समस्त जनता थर घर कापती है। श्रफसर 
भी उनसे भयभीत दो हापते है श्रौर यह राजनीतिक नेता जो वढ़ बढ़कर बाते 
करते है महाराज से इतने भयभीत हूँ कि बुखार चढ गया है वे बोलने का 
साहस ही नही करते । 
हे प्रिय तो फिर अपना फेठा साफा (मूडासा) मुझे दे दो, मेरी काचली तुम 
पहन लो तुम्हे मैं कोठरी में बन्द कर सत्याग्रह में जाऊगी। 


जब इस गाने को स्वेय गाकर श्रोर स्त्री पुरुषो से गवाकर वर्माजी ने लाणोता मे प्रचार 
किया तो समस्त ग्रामीण क्षेत्र मे उत्साह की लहर फेल गई और किसान बड़ाघड़ 


श्ध्द पश्ोगाया भाशिवयलाल वर्मा 


सत्याग्रह करने के लिए गाने रागे । वर्माजी ने महाराय को तथा राजस्थान सरकार का 
चेतावनी दे दी कि भूमि पर किसान अम्‌क दिन हुल चलावेगे। महाराज नुक् गा चमाजा 
के नेतृत्व में किसानो की विजय हुई । 


भूस्वासियों से 
धरती पर जिसका गिरे पसीना उसके रुकने पायेगी । 
मेहनतकश के नए लुटेरो जमीन तुनसे जायेगी । 
जोते जिसकी धरती है यह श्रव तक खालीना था। 
व उसूल इन हुक्कामों का सिलता रहा सहारा था। 
नकसलवाड़ी डाकित तुमको पकड़ पकड़ कर खायेगी । 
मेहनतकश के नए लुटेरों जमीन तुम से जायेगी । 
खाद बीज अपना तुम दे दो आ्राधा हिस्सा दे दो तुम । 
मैं मालिक हूँ तुम गुलाम हो, दुनियां मर मे कहुदों तुम । 
पकड़ पकड़ कर गरदच यह घरती जुतवाई जायेगी । 
मेहनत कश के नए लूटेरों जमीन तुम से जायेगी । 
वासी रोटी फटा पुराना कपड़ा जूता देते थे । 
बुला बुला कर बहन बेटियो की इज्जत तुम लेते थे । 
वक्‍त आा गया बदले का चमड़ी खिचवाई जायेगी ! 
मेहनतकश के नए लुटेरो जमीन तुम से जायेगी । 
साफी सागो उत्त मुताह की अभी बचाए जायओगे। 
गांधी के दीपक से पापी वर्मा तुम बच पाओ्रोगे 
नही सम्हालोगे तो किस्तान ये लाल दिया लायेगी 
सेहनतकश के नए लुटेरो जमीन तुम से जायेगी । 


मैरी कामना 
ऐ भारत थारो इज्जत पर तन मन धन सव श्र्पण कर दू' । 
थारी रक्षा, थारो सेवा पर खपजा वारी प्रण कर दू'। 
मोटा, छोटा भूखा, धाप्या, नागा बनरा तागड घिन्‍्ना । 
इण भेदभाव का परवत पर घण पटक पटक कण कण करदू । 


बशोगाया साशिकयजाल दर्भा २६६ 


अफसर नोकर, सालिक मजूर को नाम मिटा दू' धरती पर । 
जहरीला फंफाड़े थेथा सापारो फटो पण भर दू' । 

थोरों बेटियां थारां घर मे, फाटे घाघरिये सिया मरे । 
धरती याड़यो सोचो लेकर इन छोरिया ने वण ठव करदू । 
थार धरतों उगले हीरा, थारा टाबर पीवे नीरा । 

थारी गायों रो दूध टेम दोया रो पूरो मण कर दू' 

ये जात पात मचह॒व वाला हड़क्या मडक रे खत्म करू | 
बाल वृढ़ा रे होठ जीम पर हिन्द सुमरण कर दू' । 


जिस देश में चोर लुठेरे हो, उस देश की कहानी क्या होगी 

जिस देश में चोर लुटेरे हो, उस देश की कहानी क्या होगी, 
जिस देश मे रिश्वतखोरे हो, उनसे कुर्बानी क्या होगी । 

हर चीज मिलावट वाली हो, जिसमे जहरीली थाली ही, 

जिसकी जवान पर गालो हो, सोगन्ध से जवानी क्या होगी । 
पानी के भरने सूखे हो, जहा राहत के रस्ते रुखे हो, 
जिस देश के बच्चे भूखे हो, उसकी यह जवानी क्‍या होगी । 

जहा मतलव मेल परस्ती हो, डावूः चोरो की बस्ती हो, 

जहां बदवचलनी सस्ती हो, वहां दिलजोनी भी क्या होगी । 
जहां खूब लुटेरे रहते हो, गन्दे नाले भी वहते हो, 
जहां हांजी हांजी कहते हो, वहां श्रानाकानी क्या होगी । 

भूठे आश्वासन मिलते हो, सब्तो के श्रासन हिलते हों, 

जहा फूल वनावटी खिलते हो, सच्ची कहानी क्‍या होगी। 


श्री वर्माजी बहुत स्पष्ट वक्ता थे। जीवन के अन्तिम दिनो में राजनीतिक 
कार्यकर्ताओं तथा शासन मे व्याप्त भ्रष्टाचार से बहुत खिन्म थे वे बहुधा श्रपने रोप को 
कार्यकर्ताश्रों के मध्य प्रकट भी करते थे। इस कविता मे उन्होने अपने हृदयगत भावों 
को बड़ी स्पष्ट भाषा मे व्यक्त किया है । 


३०० यशोगाया भारिकषयलास धर्मा 
वर्माजी की प्रिय शेरे 


लेखक ने वर्माजी की गत पच्चीस वर्षों की देनन्दितसियों ( डायरियो ) 

को पढा तो उसे यह देखकर थोडा श्राइचर्य हुआ कि उन्हे शेरो के प्रति बहुत रुचि 

थी। प्रत्येक वर्ष की देनन्दिनी में श्रारभ में वे श्रपनती कुछ प्रिय बेरें लिखते थे । इससे 

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ झोरें उन्हे बहुत प्रिय थी बयीकि उनमें से कुछ शेरे ऐसी थी 

कि प्रत्येक वर्ष की डायरी के श्रारभ में वे उनको दोहराते थे । हम यहाँ उनको 

केवल वे ही चुनी हुई थोडी सी शेरे देते है जिनसे उनको मनोभावना पर प्रकाश 
पड़ता है । े 
रे 


(१) चमन को इसीलिए साली ने खू' से सीचा था, 
कि उसकी अपनी तनिगाहेँ बहार को तरसे । 

(२) सांस के पदों मे बजता ही रहा साजे हयात, 
मौत के कदमों की आ्राहद तेजतर होती गई । 

(३) कलियां रोती है कि भवरों ने उन्हें क्यो ताका, 
भंवरे हैरान है कि कलियो को मनिखारा किसने । 

(४) ये चमन यो ही रहेगे और हजारों बुलबुले, 
ग्रपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जायगी। 

(५) उफ न की मैने जरा और जान दे दी इसलिए, 
भाज मकतल में मेरे कातिल की बदनामी न हो। 

(६) नशा पिलाके गिराना तो सबको आता है, 
मजा तो जब् है कि भिरतों की थाम ले साकी । 

(७) मैं इन खडक़ती हुई खुश्क पत्तियों के बीच, 
गरजता गृ जता अन्न बहार देखता हूं । 

(८) यह जिन्दगी तो बसहर, शमए-महफिले गम हे, 
उधर जलाई गई, इधर बुराई गई । 

(६) जाहिंएद शराब पीने दो मस्जिद मे बैठकर, 
या वह जगह बता जहा खुदा न हो । 

(१०) बवक्‍्ते पीरी दोस्तो की वेरुखी का क्‍या गिला, 

बच के चलता है, हर एक गिरती हुई दीवार से । 


यशोगाया सारिएक्यलाल वर्मा ३०१ 


(११) उन्ही के ममबलब को कह रहा हूं जबान मेरी है बात उनकी है 
उन्ही की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उन्तकी है । 
(१२) अगर किइती हो तूफा ने, तो काम आती है तदबीर, 
मगर किश्ती में तूफां हो तो मिट जाती है तकदीरे। 
(१३) नीचे लिखी शेर में राजनीतिज्ञों पर कंसी करारी चोट की गई है। 
व जांहर उजेते, बबातन अधेरे, 
लिवासे रफीके सफर म लुटेरे 
खुदा के लिए इनसे बच कर निकलना, 
यह अहले सियासत न तेरे न भेरे । 

(१४) इनकलावे जिन्दगी दौरां तो देखिए, 

मंजिल उन्हे मिली जो शरीके सफर न थे 
(१५) रिन्द बख्छे गए कयामत मे, 

शेख कहता रहा हिसाब हिसाब 
(१६) उन्ही की आंख वचाकर निकल गई बहार, 

जिनके खून से फूलों में रंग आया है। 
(१७) सब बांध चुके कब के, सर साखे नशेमन, 

इक हम है कि गुलशन की हवा देख रहे हैं । 
(१८) एक नुकते ने हमे महरत्र से मुजरिम कर दिया, 

हम दुआ लिखते रहे, वे दगा पढते रहे । 
(१६) साकी की इनायत उन पर है, पीने का सलीका जिनको नहीं, 


दस्तूर कायम ये अगर रहा भ्राबाद न होगा मयखाना । 
(२०) मरे थे जिनके लिए वो रहे बज करते, 


मेरी नमाजे जनाजा पढ़ी तो गरों ने । 
(२१) तुम्हे गेरो से कब फुरसत, हम अपने गस से कब खाली, 
चलो बस हो चुका सिलना न तुम खाली न हम खाली । 
(२२) बशर राजए दिल्‍ली कहकर-जलीनो ख्वार होता है, 


निकल जाती है जब खुणबू तो गुल बेकार होता है । 
(२३) आने के वक्त तुम तो कही के कही रहे, 


अब आए तुम तो फायदा ? हम ही नही रहे । 


ख्रधछान सलहुदा 


व्यक्तित्व : वर्माजी ने बिजोल्या जैसी पिछडी जागीर मे जन्म लिया। उस 
कस्बे मे जन्म लिया जो यातायात के साधनों से सर्वेधा वचित था और एक ऐसे परिवार 
में जन्म लिया कि जो परंपरागत रूप से ठिकाने की नौकरी कर अपनी आजीविका 
उपाजन करता था जो जागीदार को अपना आश्रयदाता ओर श्रन्‍्न दाता के रूप मे स्वीकार 
करता था। जबकि वे सवा साल के श्रबोध शिशु थे तभी पिता श्री का वरदहस्त उन 
सर पर से उठ गया वे स्वर्गवासी हो गए। पिन्रहीन ओर साधनहीन परिवार में माता 
की देखरेख में उनका लालन पालन हुआ और परिवार की श्राथिक विपननता और 
बिजोल्यां में शिक्षा की सुविधाग्रो के अभाव में जो थोडी शिक्षा प्राप्त कर सकना सम्भव 
था वह प्राप्त करके बहुत छोटी उम्र मे ही ठिकाने में नौकरी करने लगे । । इस पृष्ठभूमि 
को देखते कोई भी यह कल्पना नही कर सकता था कि ऐसी परिस्थितियों मे पला बालक 
एक दिन केवल विजोल्यां राव को ही नही मेवाड़ के महाराणा तथा दुर्वमनीय प्रबल 
ब्रिटिश सरकार को चुनौती देगा और मेवाड़ तथा राजस्थान के महान नेता के रूप में 
देगभर में श्रादरित होगा । तो यह चमत्कार केसे हुआ ? परम पिता परमेश्वर प्रत्येक 
बालक को कुछ छिपी प्रतिभा शोर गुण प्रदान करता है किन्तु वहु ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा 
ओर गुण उसी प्रकार वालक के श्रन्तर में श्रविकसित दशा मे छिपे पडे रहते है कि जिस 
प्रकार जलती हुई लकड़ी के कोयलो पर राख की परते जम जाती है श्रीर जब तक कि 
कोई फुक कर अ्रथवा पखे से हवा करके उन कोयलो को पुत्र: जागृति प्रज्ज्वलित न 
कर देता तब तक उन कोयलो मे लपट नही निकलती वे शने: शने बुमते जाते है, और 
प्रन्त में राख का ढेर बन जाते है। तो वर्माजी के शअ्रन्तर मे जो ईइ्वर प्रदत्त प्रतिभा 
ओर गुण थे उनको जागृति श्रौर प्र॑ज्ज्वलित करने और वर्माजी के जीवन को एक फ्राति- 
कारी मोड़ देकर तेजव,व झौर झौयेवान वनाने वाले राजस्थान को जगाने वाले 
महान क्रान्तिकारी अ्रपने सम्पूर्ण जीवन को देश सेवा में खपा देनेवाले श्री विजयसिह 
पथिक थे । 

जब श्री साधृ सीताराम आदि के आग्रह को स्वीकार कर पथिकजी बिजोल्या 
श्राए और उन्होने ठिकाने के श्रत्याचार और शोषण से किसानो को सुक्त करने के लिए 
ऊपरमाल (विजोल्याँ) के किसानो का सगठन करना आरम्भ छिया तो पथिक जी की 
दीघ हृष्ठि ऐसे स्थानीय युवकों को दूढ रही थी जो देशसेवा के लिए अपने जीवन को 


यशोगाथा सारिएक्यलान घसों ३०३ 


भ्रपित करदे और आजसन्म देशसेवा का वृत ले। वर्माजी तत्कालीन ठिकाने के नायब 
मुसरिम श्री इू गरसह जी भाटी के सहयोग और प्रोत्साहन से स्थापित विद्या प्रचारणी 
सभा के श्रधिवेशनों मे भाग लेते थे । पथिक जी विद्या-प्रचारणी सभा में ही श्राकर 
ठहरे और उसके द्वारा ही उन्होंने अपना कार्य आरम्भ किया। उनकी सूक्ष्म हृष्टि ने 
वर्माजी को परख लिया । वे जान गए कि उनमे जीवट, झोये और कुछ करने 
की आ्राकांक्षा है अस्तु उन्होंने वर्माजी को अपने निकट लेकर उनको देश सेवा के लिए 
प्रशिक्षित करना झारम्भ कर दिया | वर्माजी में जन साधारण को झौर विशेषकर ग्राम 
वासियों को सगठित करने, उनका अ्रटूट विश्वात्त प्राप्त करने, सहयोगियों से काम लेने 
तथा लोकभापा मे गीतो के द्वारा प्रचार करने की कला का जो श्रदभुत ग्रुण देखने को 
मिलता था वह उनके पश्चिक जी के नेतृत्व मे कार्य करने तथा उनके निकट सम्पर्क में 
ग्राने का परिणाम था। जब पथिकजी ने देखा कि वर्माजी का अन्तर देशसेवा की भावना 
से अ्नुप्राणित हो गया है तो विजोल्या के समीप पाब्वेनाथ के मन्दिर मे उन्होंने वर्माजी 
को आजन्म देणसेवा का द्ृत लेने की प्रेरणा दी । पथिकजी ने उन्हे श्राजीवन देशसेवा 
करने का सकलप देकर दीक्षित कर दिया। उसी क्षण से जीवन की अन्तिम श्वांसः तक 
वर्माजी ने उस प्रतिज्षा को निवाहा ओर देश में लगे रहे । यद्यपि उनके परिवार की 
ग्राथिक स्थिति श्रत्यन्त गम्भीर थी परन्तु उन्होने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी श्रौर 
पशथ्चिकजी के साथ देशसेवा मे लग गए। जिस प्रकार खान से निकले बहुमूल्य पत्थर मे 
कोई सीन्दर्य कान्ति तथा प्रकाश नही होता और कारीगर उसको घिस कर उसकी छिलाई 
कर उसे सुन्दर कान्तिमय और प्रकाण वान हीरे में परिशित कर देता है। उसी प्रकार 
पथिकजी के कृणल हाथो में पडकर वर्माजी एक तेजवान हीरे की भाति सार्वजनिक जीवन 
में चमकने लगे । वस्तुत वर्माजी राजस्थान को पथिकजी की देन थे । 
गौर वर्णा, लवा कद, उन्‍तत ललाट, प्रभावशाली मुखाकृत श्रौर श्रतर के तेज 
और शौये से दीप तेजवान शाखे सब मिलाकर वर्माजी का गारीरिक व्यक्तित्व श्रत्यन्त 
श्राकर्षक और प्रभावशाली था जो प्रत्येक व्यक्ति को उनकी श्रोर बरबश श्राकपित करता' 
था। जब वे किसी से बात करते तो जैसे उनके अन्तर के कपाट खुल जाते। उनकी 
वाणी और आखो में उनका अन्तर मानों स्पष्ट रूप से चित्रित हो रहा हो। थे सीधी 
सादी भाषा में बिना छाग लपेट के अपनी वात कहते थे । सुनने वाला देख सकता था 
कि उनके शभ्रन्तर और वाणी मे कोई भेद नही है । यही कारण था कि उनको सर्वे 
साधारण का सहज विघ्वास प्राम हो जाता था । वह उन पर भरोसा करने लगता था। 
जब वे कार्यकर्ताओो, सर्व साधारण नागरिको, तथा अनेक ग्रामीणों के बीच जो कि उनके 
पास अपनी समस्याओं को लेकर निरन्तर प्रति दिन आते णे बैठ कर बात करते श्रौर 
कोई व्यंग की बात होती तो अपने सर पर हाथ फेरते हुए शअ्रट्टहासः करते तो प्रत्येक 
व्यक्ति उनके अन्तर को जैसे फ्राक कर देख सकता था कि इस व्यक्ति ने अपने श्रन्तर से 
कुछ छिपाकर नद्ठी रखा है। लेखक को उनके उस श्रट॒टहास की स्मृति कभी नहीं 
भूलती । जब भी उनका व्याव आता है तो उस अट्टहास की घ्वनि कानों मे गूजती है शोर 


३०४ यज्ञोगाथा सारिक्यलाल वर्मा 


उनका खिला हुझा आ्राकर्षक चेहरा आंखों के सामने फिर जाता है । 
सर पर खह्दर की सफेद गाघी टोपी खद्दर का सफेद कुर्ता और दो लगी 
भेवाड़ी खह्दर की धोती पैरो मे देशी जुता यह थी उनकी वेशभूषा । जाडो में ऊनी जवाहर 
बडी पहिनते थे । उनकी चाल में हृढता श्रोर भुख पर स्वाभिमान और ह॒ढ़ प्रतिज्ञा की 
तेजस्पिता अकित रहती थी | कोई भी उनको देख कर और थोड़े समय उनसे बात कर 
यह जान जाता था कि इम व्यक्ति में स्वाभिसान, अदम्य साहस, श्र हृढता कूट कूट कर 
भरी है साथ ही उपेक्षित तथा पीडितो के लिए उनके हृदय मे श्रगाध सहानुभूति और 
ममता भरी है । 
जिन कठिन परिस्थितियों मे से वर्माजी निकले थे उनकी अमिट छाप उनके 
समस्त जीवन पर उनके स्वभाव मन शभ्रौर विचारों पर पडी थी । जब पथिकजी के नेतृत्व 
में उन्होंने बिजोल्या के किसानो के संगठन का कार्य किया श्रौर ठिकाने के विरुद्ध श्रान्दोलन 
हुआ तो वर्मा परिवार को जैसा साधवामय जीवन व्यतीत करना पडा उससे उन्हे हृंद 
दर्जे का परिश्रमी श्रीर कष्ट सहिण्णु बना दिया था। बिजोल्या आन्दोलन के समय 
कार्यकर्ताश्ों को रात्रि मे भीलो ऊपरमाल के उबड खाबड और वन आच्छादित प्रदेश में 
पैदव चलना पडता था। प्रतिदिन दस बीस' मील पेदन चलना उनके लिए साधारण बात 
थी। श्रान्दोलन के समय सभाए रात्रि को की जाती थी। कभी सभा एक गांव में होती 
तो दूसरे दिन दूसरे गांव मे होती, दिन से सभा बुलाना सभव नहीं था। सडको का 
नितान्त अभाव था,सवारी की कोई सुविधा न थी श्रतएवं एक स्थान से दूसरे स्थान 
पंदन ही जाना पडता था । 
उमाजी के खेड़े मे जब वे विद्याथियों को पढाते थे तो उन्होने स्वयं अपने श्रम 
से श्रीमत्ती नारायणी देवी की सहायता से रहने के लिए एक मकान बनाया था जो आज 
भी विद्यमान है । किसानों के बालकों से वे अनाज लेकर तथा समय मिलने पर 
सेतो पर मजदूरी कर वे अभ्रपना जीवन निर्वाह करते थे। इसी प्रकार जब उन्होने 
डू गरपुर मे भीलो मे कार्य किया और खेडलाई मे एक टेकरी पर श्राश्रम की स्थापना की 
झोर अप नेकोपडे वनाए तो जल बहुत दूर से लाना पडता था | वर्माजी तथा नारायणी देवी 
जल भर कर और सिर पर मटका रख कर जल लाते थे। इसी प्रकार जब वर्माजी ने 
मेवाड प्रजामडल को स्थापना की तो एकाकी साइकिल पर उन्होने सेवाड के गांवी और 
घावों का अमण किया और मेवाड प्रजामइल का संगठन किया। श्रपने सार्वजनिक 
जीवन में उन्होने जो परिन्नम और कष्ट श्रौर सहिष्णुता को स्वीकार किया उसने जीवन 
पर्यन्त उनका साथ नहीं छोडा। पूर्वे राजस्थान के मुख्य मत्री बन जाने के बाद भी 
उनऊफा जीवन कठोर ओर परिश्षमी बना रहा । यही कारण था कि वे भीलों की पालो 
पर घुमम्कठ जातियो के शिविरों में श्रीर प्तीभा प्रदेश मरुभूमि में भटकते फिरे शौर 
पीडित जातियों की इतनी अधिक सेवा कर सके नहीं तो लेखक ने बहुत से राजनीति 
फर्मियों को देखा कि वे कालान्तर में श्रारामतलव हो गए, और कपष्ठ श्रौर परिश्रम 
के जोजन के प्रस्पर्त नदी स्ट्टरे। झस कारण उनका जन साधारण झौर निशेषकर 


यदोगाया माशिक्यलाल वर्मा ३०४५ 


ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क टूट गया । वे शहरी राजनीतिन भर रह गए। उनके पैरो के नीचे 
से पृथ्वी खिसक गई । वर्माजी उच थोडे से राजनीतिक नेताश्रो मे से थे जिनके पर पृथ्वी 
में गहरे जमे हुए थे | ग्रामीण जनता उनको अपना आराष्य मानती थी । इसका एक 
मात्र कारण यह था कि वर्माजी उनके झोपडो में स्वय पहुंचते थे। देश मे इनेगिने 
ही ऐसे राजनीतिक नेता थे जिनका ग्रामीण, पिछड़ी जनता से इतना घनिष्ठ सम्पर्क हो । 
लेखक को वर्माजी के जीवन की कई घटनाएं याद हैं जबकि एक रात में 
उन्होने तीस श्रौर चालीस मील की पैदल यात्रा की थी । शारीरिक श्रम को वे 
गौरव पूर्ण और आवद्यक मानते थे। यद्यपि सेवा कार्य मे वे बहुत अधिक व्यस्त 
रहते ये इस कारण वे महीने में तीन सप्ताह से श्रधिक उदयपुर के वाहर ही रहते थे 
परन्तु जब भी वे उदयपुर आते तो देवारी के पास श्रपने खेत पर जाते और वहां खेत 
में हल चलाने से लेकर खुदाई इत्यादि कठोर परिश्रम करते । एक बार लेखक 
उनके खेत पर उनसे मिलने गया तो उनको फावड़ो से सतरे के पेड लगाने के लिए 
गहरे गड़ढे खोदते पाया । एक घटना मुझे श्राज तक भी नही भूलता हैं। जब वर्माजी 
ड्रगरपुर मे खडलाई की भील पाल पर रहते थे और भीलो मे काये करतें थे उस 
समय' मैं अपने परिवार सहित उनसे मिलने गया था। मेरी माता भूरी गहरी महिला 
थी वे खुले जंगल मे शौच जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हम लोग वहा 
रात्रि को पहुंचे थे । मेरे सामने वडी कठिनाई उपस्थित होगई। मैंने श्रत्यन्त सकोच के 
साथ वर्माजी से अपनी माता की कठिनाई का उल्लेख किया । क्या देखता हूँ कि 
वर्माजी ने एक अन्य व्यक्ति को साथ ले फावडा ओर गेती सम्हाली कुछ दूर चीचे 
जा एक अस्थायी गोचालय का निर्माण कर दिया । 
यद्यपि वर्माजी का एक बडा परिवार था परन्तु सेवा कार्य को वे परिवार के 
ऊपर मानते थे। उनके जीवन में कई वार ऐसे अवसर आए जब सावारण व्यक्ति विचलित 
हो जाता परन्तु गहरा से गहरा आधात भी उन्तको अपने सेवा कार्य से विरक्त नही कर 
सका । लेखक को उत्तके जीवन की दो घटनाएं कभी नही भूलती । जब भी वर्भाजी के 
बारे में सोचता हूँ तो वे दो घटनाएं मेरी आखो के सामने बिजली की कौध के सभान 
घुम जाती हैं। जब डूगरपुर में भील सेवा कार्ये मोडकर महारावल के दवाव के कारण 
वर्माजी सपरिवार श्रजमेर श्रागए थे तो उन्होने मेदाड़ प्रजामडल को जन्म देकर सीधा 
राजनीति कार्य करने का सकल्प कर लिया था। उसी समय उनके युवा पुत्र की मृत्यु 
हो गई । वह अत्यन्त कटोर श्राघात था परन्तु श्रपने सकलप में श्रडिग्र वर्माजी को मेवाड़ 
प्रजामडल का संगठन करने के लिए एकाकी साइकिल पर मेवाड़ भ्रमण से वह नही रोक 
सका । दूसरी घटता उस समय की है कि जब कि वे सीमावर्ती प्रदेश से भटक रहे थे श्रीर 
उनकी पुत्री सुश्री सुमित्रा पडित के पति का जयपुर में श्रकस्मात हृदगयति के बन्द हो 
जाने से स्वर्गवास हो गया | लेखक शोक मे सम्मिलित होने के लिए सुमित्रा के यहा 
जब गया तो उसको यह देखकर आइ्चर्य हुआ कि फोन द्वारा सूचता मिलने पर रात्रि 
भर जीप से लवी यात्रा कर वर्माजी पहुंच छुके थे ओर यद्यपि श्रपनी प्रिय पुत्री के युवा 


३०६ पक्षीगाया सारि]यलाल वर्मा 


श्रवस्था में ही विधवा हो जाने का उनके मन पर गहरा श्राधात था परल्तु वे भ्रत्यन्त शान्त 
श्रौर गम्भीर थे तथा बाडमेर मे जल कष्ट मिठाते के लिए नलकूपो के निर्माण के 
लिए केन्द्रीय मत्नी को एक कार्यकर्ता को पत्र लिखवा रहे थे । लेखक ने सोचा श्रदुभुत 
है यह व्यक्ति जो जीवन के प्रत्येक क्षण को देशवासियों की सेवा'्के लिए अपित करता 
है श्रपने प्रियजनो की भृत्यु के श्राघात को सहकर भी अपने सेवावृत्त को निभा रहा है । 
वर्माजी सही श्र्थों मे केवल अपने परिवार अथवा प्रियजनो के लिए ही नहीं वरन देश 
झौर समाज के विशेषकर उस वर्ग के लिए जीवित रहते थे कि जो उपस्थित था। वे 
ग्पने परिवार की सीमित परिधि मे बधे न रहकर जन जन के प्रिय. श्लोर आदर तथा 
श्रद्धा के केन्द्र बन गए थे । 
भोग विलास तथा भौतिक ऐदवर्य ने वर्माजी को कभी भी आाकषित नहीं 
किग्रा । जब उनका जन्म हुम्नरा पिता श्री की शीक्र मृत्यु हो जाने के कारण परिवार घोर 
भ्राथिक अभावों श्रौर सकट मेफस' गया | श्राथिक श्रमावो मे ही उनका लालन पालन 
हुआ और ठिकाने की नौकरी छोड देने के उपरान्त तो जैसे वे फोकमस्त ही बन गए थे । 
बिजोल्या भ्रादोलन के दूसरे चरण मे जब उनका श्री जमुनालाल बजाज से परिचय हुआत्ना 
तो श्री बजाज ने उनके परिवारके लिए तीस रुपये मासिक की व्यवस्था की थी। 
तीस रुपये मे वर्माजी श्रौर उनकी पत्नी श्रीमती नारायणी देवी उस बड़े परिवार 
का व्यय चलाते थे । अवश्य ही उस बड़े परिवार को तीस रुपए मासिक में श्रभाव 
का जीवन ही व्यतीत करना पडा । वर्माजी के सामनेकई बार मेवाड़ राज्य 
की ओर से प्रलोभन दिए गए, उन्हें हाकिम बनाने का प्रस्ताव हुआा । 
जब सर टी विजयराघवाचाय मेवाड राज्य के दीवान थे तो उन्हे निदेशक का पद और 
विकास कार्यो के लिए लाखो रुपये के बजट का प्रलोभन दिया गया परन्तु वर्माजी ने 
प्रभावग्रस्त जीवन को ही पसद किया। विधान निर्मात्री सभा के सदस्य निर्वाचित होने 
श्रौर पूर्व राजस्थान के मुख्य मस्त्री बनने के पश्चात तथा पन्द्रह वर्षो तक लोक सभा के 
सदस्य रहने के उपरात भी श्राथिक दृष्टि से वे अभावग्रस्त ही रहे । उनके पास उदयपुर 
में एक साधारण मकान श्ौर श्री कमल नयन बजाज से पाच हजार रुपए ऋणास्वरूप 
लेकर देवारी के समीप खेत की पन्द्रह बीघा जमीन के श्रतिरिक्त कोई स्थावर सम्पत्ति 
नहीं थी। उनके पास कोई बैक बैलेस नही था उनकी पत्नी के पास कोई श्राभूषण नही 
थे। उनके पास कोई सवारी तथा अन्य कीमती वस्तुएं नही थी, हा कर्जा उन परअञर वश्य 
था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरात देश मे कौन है जो कि विधान निर्मात्नी सभा का सदस्य 
रहा हो, एक राज्य का सुरुय मन्‍्त्री रहा हो श्रौर पन्द्रह वर्षो तक लोक सभा का सदस्य 
तया राजस्थान प्रादेशिक काग्रेस का श्रध्यक्ष रहा हो फिर भी उसकी आशिक स्थिति 
ऐसी दयनीय हो । श्राज तो सरपच जिला प्रमुख विधान सभा के सदस्यो तक की आथिक 
स्थिति अधिकाश मे श्रच्छी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्राथिक दृष्टि से 
वर्माजी कभी सम्पन्त नही रहे परन्तु उन्होने उसकी कभी भी चिन्ता नही की। अभाव- 
प्रस्त रहकर भी उन्होंने कभी अपने सिद्धातो के विरुद्ध समझौता नही किया और न अपने 


यशोगाया भारिएक्यलाल वर्मा - ३०७ 


राजनीतिक प्रभाव का ही कभी उपयोग किया । इस सम्बन्ध मे उन्होंने श्रपती डायरी 
में एक घटना का उल्लेख किया है जो कि उनकी इस सम्बन्ध मे मम्रोभावना पर शअ्रच्छा 
प्रकाश डालती है। मै यहां उनकी डायरी मे लिखे उनके शब्दों को उद्घृत करना 
आवश्यक समभता हूँ । 

“शनिवार १८ श्रप्रेल १९५१ गशपतलालजी को कहा कि भ्राप भ्रपनी खान में 
मुझे चार आना हिस्सा देना चाहते थे श्लौर आपने यह प्रस्ताव श्रीमती नारायणी देवी 
के सामने रखा था । उसके माने यह है कि प्रत्यक्ष मे मैं यह कहता हूँ कि मैं केवल खेती 
करता हूं भ्रन्य कोई भ्राय नही है भौर गुप्त रूप से आपकी बसी में और खानो मे विस्सा 
रखू । जीवन में कभी पाखण्ड नही किया श्रव इस कूमार्ग को पकड़ू' । इससे तो मरना 
पसद करू गा मैंने खेती इसलिए अ्रपनाई है कि स्वय परिश्रम करू और स्वावलम्बी 
बनू 

ध्यान में रखने की बात है कि श्री गणपतलाल श्रीमती नारायणी देवी के भाई 
श्रौर वर्माजी के साले थे। श्रपने वहिन के परिवार की आाथिक स्थिति को देखकर 
सम्भवतः उन्होने यह प्रस्ताव श्रपनती बहन के समक्ष रखा होगा। जीवन के श्रन्तिम समय 
जब वे राजस्थान खादी बोड के श्रध्यक्ष नियुक्त हुए तो उन्हे एक हजार दो सौ मासिक 
वेतन, बंगला, मोटर तथा एक क॑बिनेट स्तर के मन्त्री की समस्त सुविधाएं प्रदान की 
गई परन्तु वर्माजी ने केवल पाच सौ रुपए मासिक वेतन ही स्वीकार किया, मन्‍्त्री स्तर 
की सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया वे खादी बोडे के कार्यालय के एक कमरे मे रहते, 
सरकारी बंगले, मोटर, नौकर श्रादि को उन्होने स्वीकार नही किया । धन का उन्हे कभी 
मोह नही रहा वे एक निर्लोभी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के रूप मे ही सादा जीवन व्यतीत 
करते रहे । श्राज तो प्रभावशाली राजनीतिक कार्यकर्त्ताओ और मन्त्रियो के बच्चो के 
विवाहों पर घन वैसव तथा विलास का तथा ठाठ बाट का ऐसा प्रदर्शन होता है कि 
भूतपुर्व राजे और महाराजो की शान शौकत की याद अ्रनायास झा जाती है परल्तु वर्माजी 
की पुन्रियो और एकमात्र पुत्र के विवाहु को जिन लोगो ने देखा है वे जानते है कि उनके 
विवाह ठीक उसी प्रकार हुए जैसे कि साधारण गृहस्थ के जिसके पास घन नही होता 
होते हैं ॥ 

वे सदेव इस बात पर वल देते थे कि प्रत्येक कांग्रेसकर्मी को श्रपनी समस्त 
निजी सम्पत्ति का व्योरा काग्रेस को देना चाहिए और जब भी उसके पास सम्पत्ति में 

वृद्धि हो तो उसकी सूचना तथा वह किस प्रकार प्राप्त हुई यह बतलाना चाहिए। उनका 
मानना था कि कांग्रेस संगठन तभी तक देश को श्राग्रे ले जाने वाला सिद्ध होगा जब तक 
कांग्रेस के कार्यकर्ता शुद्ध श्राचरण श्रौर निष्ठावान रहेगे | उन्होने कई बार काग्रेस सगठन 
में इस नियम को बनवाने का प्रयत्न किया परन्तु बहुमत ने उसको स्वीकार नही किया। 

जहां तक उनका व्यवितिगत प्रइन था उन्होने पडित जवाहरलाल को इस सबंध 


में जो पत्र लिखा था वह उन्तकी मनोभावना तथा मान्यता का सही चित्रण करता है। 
वह पत्र इस प्रकार है.-- 


३०८ यशोगाथा मारिगद्यलाल वबर्मा 


१४६, नोथ एवेन्यू 
नई दिल्‍ली 
ता० ६ अप्रेल १६५६ 
आ[दरणीय पडितजी, 
भारत को समाजवादी ढांचे पर ढालने का जो प्रयास आप कर रहे हैं ऐसी 
भावना को लेकर मै यह सोचता हूँ कि मै श्रपने परिवार के खाने, वस्तु, मकान, शिक्षा 
आ्ौपधि की क्यों चिन्ता करू और यह सब आप पर छोडू । आप राष्ट्र के प्राण है और 
विश्व के पथ रबयिता है इसलिए मेरे भी प्यारे नेता है, और नेता के भिश्चित मार्ग 
पर चलू तथा अपने व्यक्तित्व को समाप्त करू । 
मेरे पास खेती के लिए आठ एकड़ जमीन है जिस पर श्राठ हजार रुपया श्रौर 
रहने के मकान पर चौवीस हजार रुपये खर्च हुए है। करीब श्राठ साल की भारतीय 
ससद की सदस्यता से मैने श्रपने परिवार का खर्चे चलाने के बाद बीस हजार रुपयो की 
बचत से ओर बारह हजार कर्जा कर उपरोक्त सम्पत्ति वनाई है। यह सम्पत्ति श्राफ्के 
चरणो मे अपित करता हैँ । 
मेरे परिवार मे पाच कन्याए श्रौर एक लडका तथा घर्म पत्नी है। तीन 
कन्याश्रो का विवाह हो चुका है। एक कन्या की उम्र २३ साल, एम. ए. हे, भील कन्या 
छात्रालय में श्रवेतनिक सेवा करती है। मेरी घर्मंपत्नी इस कन्या छात्रालय तथा 
भीलवाडा में चलने वाले महिला श्राश्षम की अ्रवेतनिक सचालिका है । 
सम्पत्ति तथा परिवारिक रिपोर्ट सक्षेप मे जानने के बाद मुझे तन मन धन 
सहित आप अपने अधपित समभेगे और इस भकक्‍त के सर पर अपने प्रेम का हाथ बनाए 
रखेंगे । 


ग्रापका 
साणिक्यलाल वर्मा 
प्रादरणीय जवाहरलाल नेहरू 
प्रधान मन्त्री, भारत सरकार 
नई दिल्ली 
पडित जवाहरलान का उत्तर न श्ाने पर वर्माजी ने ३० श्रप्रेल को एक पत्र 
शोर लिखा, तद्उपरात पडित जवाहरलाल का नीचे लिखा पत्र श्राया । 


न्‌० १०१८ पी राम राव ५६ 
नई दिल्‍ली 
६ मई १६५६ 
प्रिय माणिक्यलालजी, 
आपके दो पत्र मिले एक ६ अप्रेल का दूसरा ३० श्रप्रेल का। जवाब देने मे 
देरी हुई, माफ कीजिएगा। 


ब्भ्ज्प्क. थे 


यजशोगाथा मारिक्यलाल चर्मा ३०६ 


झ्ापने जो लिखा है उस पर मैंने विचार किया, और झ्ापकी भावना 
से मुझ पर असर हुआ । लेकिन इसके मानी क्‍या है जैसा कि श्राप लिखते है कि आप 
सव मेरे ऊपर छोड़ दे ” बहुत दिन हुए आपने अपने को देश के काम से लगा दिया 
झ्रौर एक मानी में देश पर छोड दिया। अब प्रापको किसी को देना क्‍या रहा । 

राजस्थान मे आपको बड़े काम करने है श्रीर इसकी बहुत झावश्यकता 
है। उस काम को तो श्राप छोड़ नहीं सकते । कोई कठिनाई आपको हो, काम 
के वारे मे या अपने बारे मे, तो जरूर मुझसे श्राकर कहिए और हम सलाह मशवरा 
करे। 

एक दिच आ्राकर मुझ से मिलिए । 

श्रापका 
जवाहरलाल 


वर्माजी की घन सम्बन्धी इस साधना श्रौर निलिप्तता में उनकी धर्मपत्नी 
श्रीमती नारायणी देवी का प्रहसनीय योगदान रहा है । यदि उनकी पत्नी ने वर्माजी 
से वेवाहिक सूत्र मे बन्चने के उपरान्त साधना श्रौर तपस्या का जीवन स्वीकार कर 
अभावग्रस्त जीवन के कष्टो को सहकर भी प्रसन्नतापुर्वक अपने पति के साधनामय 
जीवन को सम्बल न दिया होता तो यहु कह सकता कठिन है कि वर्माजी अ्रपनी उस 
साधना में कहा तक सफल होते । 5 

जब वर्माजी पूर्व राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री थे, उनकी दो पुत्रिया सत्यवती और 
सुमित्रा महाराणा भुपाल कालेज मे अध्ययन करती थी और लेखक कालेज का प्रिन्सिपल 
था । वे दोनो एक दिन भी मुख्य मन्त्री की सरकारी गाडी में कालेज मे नही थाई वे 
सदेव कालेज की वस मे ही कालेज आती थी ऐसी सिद्धातवादिता शौर निष्ठा श्राज 
हमारे मन्नियों श्रीर ऊचे पदो पर श्रासीन राजनीतिज्ञों मे देखने को भी नहीं मिलती। 
वर्माजी के सम्पूर्ण परिवार ने वर्माजी के इस साधनामया जीवन से श्रपना तादात्म 
स्थापित कर लिया था। उन्होने कभी भी शान शौकत और वैभव के जीवन की 
श्राकाक्षा या अपेक्षा नही की। वर्माजी के सामने कई बार मन्चरिपद स्वीकार करने के' 
उच्च नेतृत्व द्वारा प्रस्ताव आए उस समय उनकी धर्मंपत्नी तथा पुत्रियों ने मन्त्रिपद 
स्वीकार करने का घोर विरोध किया था । एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने जब वर्माजी 
को मन्त्रिपद स्वीकार करने के लिए बहुत विवश किया तो चर्माजी ने उनसे कहा था 
कि श्रीमती नारायणी देवी ने मुझे शपथ दिलादी है कि मैं कभी मन्त्रीपद स्वीकार न 
करू और मेरी पुत्रियो का भो गहरा विरोध है इस कारण मैं इसे स्त्रीकार नही कर 
सकता । केवल वर्माजी में ही घन वेभव और पद के प्रति श्रसक्ति और शआकाक्षा नही 
थी, वरन उनकी घर्मपत्नी तथा सतान ने भी उनकी इस भावना को हृढ बनाने मे सहयोग 
दिया था। कभी कभी कभी लेखक सोचता है कि श्रीमती नारायणी देवी ने यदि 
इतनी गहरी साधना न फी होती तो वर्माजी श्रपत्ते जीवन मे जो कूछ कर सके वह क्‍या 


३१० पश्ीगाया माशिययलान वर्मा 


कर पाते । वर्माजी के तेजोमय राजनीति जीवन के पीछे श्रीमती नारायशी देवी की 
प्रदश्य साधना तपस्या छिपी हुई है । 

पद्मभूषण की उपाधि :-- पदम विभूषण की उप्राधि मिलने पर वर्माजी 
के मन में जो प्रतिक्रिया हुई वह उन्ही के शब्दों में जो उन्होंने श्रानी डायरी में लिखे 
है सुनिए-- 

४ २६ जनवरी १९६६४५- श्राज राप्ट्रपति द्वारा घोषित तथा उनके तार द्वारा 
मुझे “ पदूम विभूषण को उपाधि दी गई यद्यपि में इसका उपयोग करूँगा नहीं फिर 
भी मेरे देशवासियों का राज्य है मुझे सहषे स्वीकार फरना चाहिए। क्षिया । २८ जनवरी 
६५-- श्राज सारा दिन मिलने जुलने और पदम विभूषण की बघाइणो भे ही व्यर्थ 
बीता । इसलिए सोचा कि कल खेत पर चले जाना ताकि फोर्य श्ावे ही गही झौर श्रावे 
तो निराश हो जावे । ” 

२६ जनवरी १६६४ :-- खेत पर गया कुछ लोग कार्यकर्त्ता श्राए पद्म 
विभुपण की उपाधि की खुशी में दावत देना चाहते थे | मेने भ्रस्वीकार किया। भविष्य 
में किसी का निमम्त्रण तन सानने का फैसला किया। मेरा देश इस समय सकट की 
घड़ियो से गुजर रहा है। पद्म विभूषण की उपाधि की खुशी मे मै दावतें लेता फिरूँ 
यह मेरे लिए छ्र्म की बात होगी । इसलिए इसकी खुशी नही मानना । देसे मेरे स्वतंत्र 
देश और काग्रेस सत्ता ने उपाधि दी, सहर्ष मज़ूर करली। मगर दिल का दर्द नहीं 
गया है | 

पद्म विभूषण उपाधि मिलने पर उनके मन्न पर जो प्रतिक्रिया हुई शोर 
जो उनकी डायरी के पृष्ठो पर श्रकित है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे झात्म 
प्रकाशन से कितनी दूर थे और देश के प्रति उनकी कितनी प्रगाढ भक्ति थी । 

वर्माजी में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआा था दो घटनाओो से उनके 
जीवन के इस पृष्ठ पर अच्छा प्रकाश पड़ता हैं । जब बृहद राजस्थान का निर्माण हुझ्ा 
पूर्व राजस्थान जयपुर जोधपुर बीकानेर तथा अ्रजमेर मिला कर वर्तमान राजस्थान 
बनाया गया और जयपुर मे सरदार पटेल द्वारा उसका उद्घाटन हुआ तो वहां बैठने की 
समुचित व्यवस्था नही थी। पूर्व राजस्थान के सत्रियो और उच्च श्रधिकारियों के लिए 
भी वहा बंठने की उचित व्यवस्था नही की गई थी। जब वर्माजी भ्राए श्रौर उन्होंने यह 
स्थिति देखी तो उनके स्वाभिमान को चोट लगी वे उद्घाटन समारोह से 
सम्मिलित नही हुए सीधे कृष्णगढ़ चले गए और वहा जाकर विश्राम किया। इसी 
प्रकार महाराणा भूपाल सिह से जब एक बार वे होली खेलने गए और उनके दरबारियो 
ने उनके परो पर अ्बीर ग्ुलाल डालने को कहा तो वर्माजी ने भविष्य मे कभी भी 

महाराणा साहब से होली खेलने न श्राने का तिश्चय कर लिया । 

किन्तु जहां उनमे हद दर्ज का स्वाभिमान था वहां उनमे चरम सीमा की 
उदारता भी थी। जिस पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी शकर दशौरा ने मेवाड़ प्रजासंडल के 

प्लान्दोलन के समय वर्माजी की निर्मम पिटाई की थी उन्हें पेड़ से बांध कर लात घृसा 


भशौगाथ सारियंलोल वर्मा १६३ 


लाठी से बुरी तरह पीठा था पूर्व राजस्थान के मुख्य मत्नरी बनने पर जब दशौरा मे मन 
प्रत्याघिक घवराया हुआ और दुखी था तो वर्माजी ने उसको सान्तवना देते हुए कहा था 
तुमने जिस निष्ठा से महाराणा की सरकार की सेवा की उसी निष्ठा और भक्ति से कांग्रेस 
सरकार की सेवा करो धवराने की कोई बात नही है । यही नही वर्माजी ने उस पुलिस 
भधिकारी की पदोन्नति की श्रौर उसे डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट बना दिया । उदारता श्ौर 
विज्ञाल हृदयता के ऐसे उदाहरण इतिहास मे अधिक नही मिलते । 

राजनीतिक दृष्टि से वर्माजी श्री हीरालाल शास्त्री के सदंव विरोधी रहे। 
१६९४२ में उनके द्वारा भारत छोडो भ्रान्दोलन मे जयपुर राज्य की सरकार से समभौता 
करने को वे देशद्रोह की सज्ञा देते थे शौर उनके त्रिरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कराने 
तथा उन्हे मुख्य मंत्री पद से हटाने में वर्माजी ही प्रमुख शक्ति थे परन्तु जब शास्त्री 
जी मुख्य मत्री पद से हटा दिए गए भ्रौर व्यासजी मुख्य मंत्री बने तो उन्होने व्यासजी 
से श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा सचालित वनस्थली विद्यापीठ के सम्बन्ध मे जो कहा वह 
उनकी डायरी मे लिखे शब्दों में ही पढिए :-- 

४ 9 श्रग्नेल १९५४ -- आज व्यासजी से मैने कहा कि हीरालाल शास्त्री द्वारा 
संचालित वनस्थली विद्यापी5ठ आर्थिक सकट में है । श्राप देख लेना कि कही अ्रफत्तर लोग 
संस्था के साथ श्रन्याय' न कर बेठे क्योकि शिक्षा मत्री शास्त्री जी से नाराज है। / 

शास्त्री जी के घोर विरोधी होते हुए भी सस्था को उनके कारण कोई हानि 
न पहुंच जावे यह उनकी उदारहृदयता का सुन्दर उदाहरण था। 

इसी प्रकार जिन लोगो ने देश के स्वतत्रता आन्दोलन मे भाग लिया था, कष्ट 
उठाए थे, दमन के शिकार हुए थे यद्यपि बाद को उनप्ते राजनीतिक मतभेद के कारण 
वे विरोधी बन गए थे परन्तु उनके लिए वर्माजी के हृदय मे बहुत आदर और श्रद्धा थी । 
श्री जयनारायण व्यास से श्रन्त में गहरा विरोध होने पर भी जब श्री नेहरू ने व्यासजी 
को श्रनुशासनहीनता के आरोप में ६ वर्ष के लिए काग्रेस से बहिष्कृत करने का 

मिशचय किया तो वर्माजी ने व्यासजी की देश के प्रति की गई श्रमूल्यः सेवाझ्रो का 
उल्लेख करते हुए लिखा था कि यदि छन्‍्हे कांग्रेस से निकाला तो मै भी 
कांग्रेस से त्यागपत्र दे दूगा। परिशाम स्वरूप व्यासजी के विरुद्ध कोई 
प्रनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गई। इसी प्रकार बलवन्त सिंह मेहता तथा नरेन्द्रपाल 
सिह चौधरी से मतभेद रहते हुए भी अन्त मे उनके मन मे उनके लिये गहरा स्तेह था । 
स्वामी कुमारानन्द काग्रेस विरोधी और कम्युनिस्ट थे परन्तु जब उन्हे ज्ञात हुआ कि वे 
फृष्ट मे है तो उन्होने सुखाड़िया जी को लिखा कि उनकी आ्राथिक सहायता की जानी 
चाहिए । उन्होने देश के लिये बहुत कष्ट भेले है । 

वर्माजी यद्यपि स्वय साधनहीन थे प्रन्तु उनके प्रति झादर भौर श्रद्धा रखने 
वाले घनी लोग बहुत थे । यही कारण था कि वे रचनात्मक कार्य के लिए तथा जो 
कार्यकर्ता झाथिक कष्ट मे होते उनके लिए उनसे आ्राथिक सहायता प्राप्त करते थे | नेखक 
को ज्ञात है कि उन्होने भनेको कार्यकर्ताओे को अ्रपत्रे प्रशसको से भ्राथिक सहायता 


३१२ बेशोगाथा भाणिवयलाल वर्मा 


दिलवाई थी। कार्यकर्ताश्रों के लिए उनके मन मे गहरा स्नेह था यदि उनको ज्ञात होता 
कि श्रमुक कार्यकर्ता कष्ट मे है तो वे विचलित हो उठते शरीर उसके कष्ट को दूर करने 
के लिए तुरन्त प्रयत्न करते थे। कार्यकर्ताश्रो के लिए उनके मन में कितनी पीडा थी, 
एक घटना से उसका अनुमान किया जा सकता है। 

जव वर्माजी सीमा क्षेत्र मे काम रहे थे तो ज॑सलमेर के श्री सत्यदेव व्यास 

के सम्बन्ध मे उन्हे ज्ञात हुआ कि उनकी आथिक स्थिति प्नत्यन्द दयनीय है उस 
पर ६ हजार रुपए का ऋण हे । श्री सत्यदेव एक सेवाभावी सच्चे कार्यकर्ता थे वर्माजी 
के मन को यह जानकर कष्ट हुआ्ना । उन्होने स्थानीय व्यक्तियों से तीन हजार रुपए की 
व्यवस्था करने को कहा श्लौर तीन हजार रुपए की स्वय जिम्मेदारी ली। इसी प्रकार 
श्री हरियाई किफर के सम्पस्थ में जब्र उन्हे ज्ञाव हुआ कि वे कष्ठ मे हे तो उन्होने 
सुखाडिया जी को पत्र लिखकर उनको राजनीतिक पीड़ितो की पेशव दिलवाई । 

जहा वे कार्यकर्ताओं के कष्टो के तिवारण का ध्यान रखते थे वहा यदि 
उन्हे यह ज्ञात होता कि कोई कार्यकर्ता भ्रष्ट हे तो वे उसे एक क्षण के लिए भी सहन 
नही करते थे। एक छात्रावास के व्यवस्थापक के भ्रष्ट होने का उन्हे प्रमाण मिला तो एक 
मास का श्रग्मिस वेतन देकर उन्होने उसे तुरन्त विदा कर दिया । विजोल्या में एक शिक्षण 
सस्था (विद्यापीठ) जिसके वे स्वय अ्रध्यक्ष थे उसके मन्री के सम्बन्ध भे जब उन्हे ज्ञात 
हुआ कि उसने सरकार से जितने छात्र थे उससे अ्रधिक छात्र सख्या बताकर अधिक 
घन ले लिया तो सबन्वित मन्नी को जाच करवाने के लिए लिखा। भ्रप्ट काग्रे सियो 
को सगठन से हटाने के लिए वे निरन्तर प्रयत्व करते थे । काग्रेस श्रध्यक्ष तथा 
श्री जवाहर लाल नेहरू से इस सम्बन्ध में उन्होंने कई बार चर्चाए की थी इसका 
उल्लेख उन्होने अ्रपत्ती डायरी मे कोई स्थानों पर किया है । कगग्रेसजनो के सम्बन्ध 
मे पंडित जवाहर लाल से जो उनकी बात होती थी उसका एक उदाहरण उनकी डायरी 
से यहा उद्धृत है --“१७ जुलाई, १९५७ श्राज ५ बजे सायकाल जवाहरलाल नेहरू से 
वात हुईं। मैंने कहा जनता श्रौर सरकारी कर्मचारियों मे से भ्रष्टाचार मिटाने के पूर्व 
हमारी काग्रेस में से तो निकाले। कई लोगो ने भ्रपनो हैसियत से अधिक सम्पत्ति 
वनाली है उन्ही को जाच करे। पडितजी ने कहा मै जानता हू बनाली है, मगर क्‍या 
किया जाय ? मैने कहा जिस पर भी सन्देह हो सगठव जाच करे |” 

इसी प्रकार अब काग्रेस अध्यक्ष ढेवर भाई ने वर्माजी से बात की उसके सबंध 
मे वर्माजी ने अपनी डायरी मे इस प्रकार लिखा है.-- 

“७ मई १६५८ आज दिन मे ३ बजे ढेबर भाई के पास पहुँचा (उन्होने बला 
भेजा था) मोजुदा देश की स्थिति श्रौर पडितजी के स्ख पर भेरा रुख जानना चाहा। 
मैंने कहा प्रथम (१) काग्रेस को समाजवादी ढाचे की कांग्रेस बनाइए । (२) राजा 
महाराजा, पृ जीपति तथा जागीरदारो को हटाइए (३) भ्रष्टाचार की दृष्टि से केन्द्र मे 
दो तीन मनन्‍्त्री खराब है उनको भी विदाई दीजिए। मैने कहा पडितजी से मै तो एकांत 
में कहना चाहता हूँ भीड़ मे नही । 


धशोगाधा भारशिवयलाल घर्मा ६१३ 


साहस और शोय॑ के प्रति -- वर्माजी ने जीवन भर यद्यपि राजनीतिक और 
रचनात्यक कार्य 5 ए परन्तु उनमे साहस श्रोर शौय एक वीर योद्धा जैसा था । १६६५ 
मे जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और युद्धवदी के वाद पाकिस्तान ने राजस्थान की 
सीमा पर अचानक ग्राक्रमण कर कुछ चौंकियो पर अपना अ्रधिकार कर लिया श्रौर 
भारतीय जवानों और पाकिस्तानी मुजाहिदोी के बीच युद्ध छिडा तो भी वर्माजी ने श्रपना 
सीमा प्रदेश का दोरा जारी रखा । वहा युद्ध के भय और झ्ातक से लोग मकानों के 
बाहर निकलने का साहस नही करते थ, वहा युद्ध की अग्नि की परवाह न कर वर्माजी 
जीप में बैठकर भारतीय सेना के जवानों की सम्माल करते थे और भयभीत ग्रामीणों को 
थैयें बवाते थे । जबकि वे मियाजलार के पास से त्तिकले तो उनको पता चला कि 
वियाजलार पर पाकिस्तानियों ने अधिकार कर लिया है और उसके सीमावर्ती गाव के 
लोग अत्यन्त भयभीत है । उन्होने श्रधिक्रारियो को सुचना दी और वहा सुरक्षा व्यवस्था 
कराई । आदइचर्य की बात यह थी कि जंसलमेर के कलेक्टर को यह पता नही था कि 
मियाजलार पर पाकिस्तानियो ने अधिकार कर लिया है। लोगो ने उन्हें बहुत मना किया 
कि जब युद्ध की स्थिति है तब प्लाप चौकियों पर न जाइए परन्तु वर्माजी कब मानने 
वाले थे । खतरे की परवाह न कर चौकियो के जवानो के पास जाते । एक वार ऐसा 
हुआ कि भुट्रोवाला चौकी पर वर्माजी गए । वहा के जवानों से मिलकर आगे बढ़े कि 
पाकिस्तानों सेन्तिको ने उस चोको पर हमला कर दिया । भारतीय जवानो ने बीरता के 
साथ युद्ध किया श्रीर उस युद्ध मे पूनर्मावह वीरगति को प्राप्त हुआ | जब श्रागे की चौकी 
पर वर्माजी को यह सूचता मिली तो पूनर्मातह की वीरता की प्रशसा करते हुए उन्होने 
कहा कि मातृभुमि की रक्षा करते अपने प्राण देने से अधिक गौरवशाली मृत्यु क्या हो 
सकती है । 
युद्ध के दिनो में वर्माजी सीमावर्ती गावो मे घूम घूम कर लोगी श्रीर जवानों 
के साहस को बढाते । ग्रामवासियों को श्रपना गाव न छोडने के लिए कहते श्रौर जवानों 
से कहते कि देश की रक्षा करते का गोरवशाली दिन आया है। वे उन दिनो राष्ट्रीय 
गीतो को गाकर सबो के मनोवल को ऊचा करते । गीतो का भाव यही होता है कि 
मातृभूमि को रक्षा के लिए अपने प्राणो का बलिदान देने से वढकर और अधिक गौरव- 
शाली मृत्यु नही हो सकती । सीमावर्ती च्रोकियों के सैनिक वर्माजी के प्रति गहरी श्रद्धा 
रखते थे क्योकि वर्माजी ने प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्‍्त्री तथा राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री से 
स्वय जाकर सीमा सुरक्षा दल के सैनिको को बहुत सी सुविधाएं दिलवाई थी। पाकि- 
स्तान के युद्ध के समय जब वर्माजी सीमा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो ड्राइवर को 
प्रत्यन्त ऊबड खाबड श्रनजाने प्रदेश मे जीप चलानी पडती वह प्रत्यन्त सावधानी श्रौर 
सठर्कता से जीप धीरे घीरे चलाता तो वर्माजी उससे कहते भाई प्राणो को इतना मोह 
क्यो, जीप को उलटने दो सीमाक्षेत्र मे ही हमारी समाधि बनने दो । सीमाक्षेत्र के लोग 
जाज भी वर्माजी के उस साहस को पाकर श्रद्धानवत होते है । 
१६६५ का पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होने पर वर्माजी ने तत्कालीन रेलवे 


$ डः 
३१४ यशीगाथा भारिदयलाल धर्म 


मन्त्री श्री रामसुभगर्सिह से जेसलमेर तक रेलवे लाइन का निर्माण कराने का विभेष 
आग्रह किया था । यह उनके प्रयत्नों का ही फल था कि १४ अगस्त, १६६७ को 
जैसलमेर स्टेशन पर पहली मालगाड़ी पहुँची उस समय स्वय वर्माजी वहा उपस्थित 
थे । 
वर्माजी अपने सक्रिय जीवनकाल में अपने कार्य की मासिक रिपोर्ट कांग्रेस के 
अध्यक्ष, प्रधान मन्त्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आदिम जाति सेवक सब, के केन्द्रीय कार्यालय 
तथा उन सभी अखिल भारतीय रचनात्मक सस्थात्रों को नियमित रूप से भेजते थे 
जिसमे उनके द्वारा उस मास में जो भी राजनीतिक श्रौर रचनात्मक कार्य किया जाता 
उसका व्यौरा रहता था। काग्रेस श्रध्यक्ष तथा श्री नेहरू ने एक वार मासिक रिपोर्ट 
के सदर्स मे कहा था कि यदि थोडे भी काग्रेसकर्मी वर्माजी का श्रनुकरण कर सके तो 
काग्रेस संगठन कितना तेजवान ओर बलशाली बनजावे । उनकी मान्यता थी कि जब 
मैं काग्नेस का सक्रिय सदस्य हूँ तो मेरी समस्त शक्ति झौर क्षमता तथा समय, कांग्रेस तथा 
सम्वन्बित सस्थाओं का है मुझे सगठन को यह बतलाना चाहिए कि मै श्रपनी कार्य क्षमता 
तथा समय का किस प्रकार उपयोग कर रहा हू । यदि उनकी मायिक रिपोर्टों को पुस्त- 
काकार मे प्रकाशित किया जा सके तो राजस्थान के राजनीति तथा सावं जनिक जीवन के 
इतिहास का वह एक मूल्यवान सदर्भ ग्रन्थ बन सकता है। चित्तौड के भृतपुर्वे लोक 
सभा सदस्य श्री श्रोकार लाल बोहरा ने श्रपने सस्मरण मे ठीक ही लिखा था +- 
“श्री वर्माजी की मृत्यु असामयिक थी | दर असल वे मृत्यु के पहले श्रनेक प्रकार के 
राजनीतिक घरातो प्रतिघातो, विशेषकर राजस्थान की परिस्थितियों से ऊब चुके थे श्ौर 
अपनी ओजस्वी वाणी एवं निर्भीकता से एक नया परिवर्तन लाना चाहते थे। परिवार 
को तो वर्षों पहले ही वे श्रपने जीवन मे गौ बना चुके थे। सोते बंठते खाते पीते 
उन्हे केवल देग की चिन्ता थी | बढती हुई बेरोजगारी, गरीबी, शोपणु एवं भ्रष्ट।चार 
देखकर उनका दिल दहल उठता था औझौर वे उसके लिए शासन को जिम्मेदार मानते 
थे और चाहते थे कि तेजी से परिस्थित्तिया बदल जावे । परन्तु उसके लिए वे 
निष्ठावान, ईमानदार, सचरित्र कार्य कर्ताओं की खोज से थे । उनके द्वारा वे काग्रेस 
सगठन और सत्ता में परिवर्तत लाने का इरादा करते थे परन्तु विधि ने उन्हे यह 
अ्रवसर नही दिया और वे श्रपता दहकता दिल लेकर चले गए ।” सनु १६६७ के लोक 
सभा के चुनाव में श्री प्रोकार लाल बोहरा को श्री वर्माजी के प्रयत्न से ही काग्रेस 
टिकट मिला था और वे उसके अधिक निकट आगए थे वर्माजी बहुधा अपनी मनोभावना 
उनसे व्यक्त करते थे । 
उन्तकी मान्यता थी कि सेवा कार्य करने वालो को लगन, सच्चाई, निष्ठा 

ईमानदारी ओर श्राचरण को शुद्धता रखनी चाहिए। अ्रपने स्वय पर वे इनको 

कड़ाई से लागू करते थे। जब वे किसी सार्वजनिक कार्यवश यात्रा करते वे महीने में 

२५-२६ दिन घर से बाहर सेवा कार्य से रहते थे तो एक एक पैसा का हिसाब रखते । 


का 


यदि उनके पास सासाव भ्रधिक न हो तो कुली नही करते । श्रावश्यक हो जावे 


बशोगाथा भारियंपलास वर्भा बडे 


तभी ऊचे दर्ज मे बात्रा करते। कही सभा इत्यादि में जाना हो श्रौर सस्था की सवारी 
न हो श्रोर अधिक दूर न हो तो पेंदल चले जाते । एक वार वे दिल्‍ली से जयपुर 
थ्ाए, श्री भोगीलाल पडया के यहा ठहरे। प्रादेशिक कांग्रेस की एक श्रत्यन्त आवश्यक 
सभा में सम्मिलित होने के लिए उन्हें श्रजमेर पहुँचना था। काग्रेस को जीप खराब 
थी, ट्रेन निकल छुकी थी पडया जी उस समय मत्री थे उन्होंने सरकारी मोटर मे उन्हें 
प्रजमेर पहुचा दिया । वर्माजी ने डायरी मे लिखा कि आज मुझे सरकारी वाहन का 
विवश होकर उपयोग करना पड़ा मै इसे उचित नहीं समझता । 

जब वे किसी कार्यकर्ता के सम्बन्ध मे कोई श्रपवाद सुनते तो उसकी जाच 
करते और यदि उनको यह विश्वास हो जाता कि अ्रपवाद मे सच्चाई है तो वे उस 
कार्यकर्ता को सावधान कर देते थे श्रौर यदि देखते कि उसने अपने श्राचरण को नही 
सुधारा तो उसका बहिष्कार कर देते थे । 

उनमे स्पष्टवादिता का ग्रुण वडी मात्रा में विद्यमान था अपने निकट से निकट 
व्यक्ति के किसी कार्य का वे समर्थन यदि नही कर सकते थे तो स्पष्ट उससे कह देते 
थे। जबकि उच्च सत्ता तथा काग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हीरालाल शास्त्री को काग्रेस 
में लाना चाहते थे श्रीर उनसे बाते हो रही थी तो शास्ज्रीजी ने वर्माजी से पूछा कि 
कण तुम मन से चाहते हो कि काग्रस में भ्राऊ तो वर्माजी ने कहा था कि यदि मन की 
बात पूछते हो सो मैं चाहूँगा कि इस समय काग्रेस मे न श्रावे कुछ समय उपरान्त 
श्रावे । इसी प्रकार वर्माजी ने श्री सुखाडिया की घमेंपत्नी श्रीमती इन्दुबाला सुखाडिया 
से उनके एक निकट सबन्धी के सबंध में जो कहा था वह उनकी डायरी में लिखे शब्दो 
में पढिए । 

“२८ फरवरी १६६३ दस वजे सुखाड़ियाजी के पास गया। श्राज श्रीमती 
इन्द्‌ बहिन से(*** ” “ ) के अ्रष्टाचार की चर्चा हुई वह श्रसमथंता जाहिर कर रही 
थी मेंने कहा यदि ठीक रास्ते पर न शब्राता हो तो रिइते व सबंध तोड दो। ” 

स्वास्थ्य :--- वर्माजी का स्वास्थ्य मेवाड़ की जेलो की रेत मिली रोटिया 
खाने से तथा वहा के अ्रस्वस्थकर और कटोर जीवन से खराब हो गया था। उनके 
पेट मे अल्सर हो गए थे । इस कारण उन्हें कई प्रकार के पेट के कप्ट रहते थे 
परन्तु उनकी हृढ इच्छा शक्ति तथा देश की सेवा की लगन इतनी थी कि रोग भी उनसे 
पर।जित हो जाता था । कभी कभी वे महीने दो महीने के लिए भोजन छोड देते केवल 
छाछ या दूध पर रहते उनकी डायरियो को पढ जाइये तो आपको मिलेगा कि आज 
स्वास्थ्य खराब रहा पेट में कष्ट था श्रथवा ज्वर था परन्तु दूसरे दिन ही जीप से दो 
सो मील की यात्रा कर वे अपने कार्यक्रम को पूरा करते थे। सत्तर वर्ष से श्रधिक 
प्रायु में वे सीमा क्षेत्र की मरुभुमि मे फिरते जो भी ओर जैसा भी मिलता वे खाते 
थे । जीवन के अतिम वर्षों में जब उनका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ होने लगता तो 
डाक्टरो के बहुत कहने से वे अ्रडा लेने लगे थे । अंडा लेने के सबंध में भी उन्होने 
झपनी डायरी में लिखा है :-- 


३५१६ यजोगाया मारिवर्यजाल वर्मा 


४ डाक्टरों के कहने से श्रढ्ा लेता हु उससे लाभ हुआ यह इसलिए डायरी में 
लिख रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के उपरान्त जबता मेरी कमजोरियों की भी जाने “ ऐसे थे 
वे स्पपष्टवादी । 

मृत्यु के सवध में जब कभी चर्चा होती तो वे अट्हास के साथ कहते “ मैं 
काम करते हुए मरना चाहता हूँ। लबी वीमार से रोगशय्या पर पड़कर सुके मरना 
रुचिकर नही है। गोली से, जीप दर्घटना में, अयवा हृदय गति रुक जाने से में मरना 
पस॒द करू गा” उनकी इच्छा पूरी हुई अच्त समय तक वे कार्य करते रहे हृदय कप्ट से 
हृदय की गति बन्द होने के कारण वे कुछ घटो की बीमारी के पइचात ही महाप्रयाण 
कर गए । 

पंडित जवाहरलाल नेहरू श्र वर्माजी -- वर्माजी पडित जवाहरलाल 
नेहरू के अनन्य भक्त थे, नेहरूजी भी उनको स्नेह झौर आदर करते थे । यद्यपि बर्माजी 
के हृदय में नेहरूजी के लिए असीम श्रद्धा थी परच्तु फिर भी जब्र उन्हें लगता कि पडित 
जी का निर्णय राष्ट्रीय द्वित में नही है तो वे दहृढता के साय उप्तका विशोेध भी करते थे 
श्रौर कई वार पडित जी को वर्मात्री के आग्रह पूर्ण त्रिरोध के कारण अपना निर्णय 
बदलना पडा | जब पडित जवाहरलाल नेहरू ने मास्टर श्रादित्येन्र को लोक सभा 
का टिकट न देकर श्री रामनाथ पोदार को सभा का टिकट देने का निशचव किया तो 
वर्माजी के विरोष के कारण ही उनको अपना निर्णय बदलना पडा था। इसी प्रकार 
जब श्री जयनारायण व्यास की अनुशापनड्ीनता के दण्ड स्वरूप ६ वर्षो के लिए काग्रेस 
से निष्कासित किया गया तो वर्माजी ने श्री नेहरू के इस निर्णय का स्वयं अपना काग्रेस 
से त्याग पत्र भेजकर विरोव किया । वर्माजी के विरोध के परिणामस्वरूप श्री व्यास के 
निष्क्रासतनन का निर्णोय बदल दिया गया । 

राजस्थान के कांग्रेस कमियों मे कोई भी व्यक्ति श्री जवाहरलाल नेहरू के 
इतना नजदीक नहीं था जितने वर्माजी थे। काग्रेस सगठन के गभीर प्रश्नों पर वे 
वर्माजी से विचार विमश करते थे। यह नेहरूजी पर वर्माजी के प्रभाव का हो परिणाम 
था कि श्री मोहनलाल सुखाडिया राजस्थान के मुख्य मत्री बने श्रन्यथा व्यासजी के विरुद्ध 
कांग्रस विधायकों का बहुमत प्राप्त करने पर भरी उच्का मुख्य मत्री वनना सभव नही 
होता। श्री नेहरू के निघन पर वर्माजी ने श्रपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह उनके 
नेहरू जी के साथ निकट के सबंध को व्यक्त करता है। 

२७ मई १६६४ :--“ठीक १२ बजे लोक सभा की लाबी में पहुचा, खबर 
मिली क्वि पडितजी वेड़ोश है। उन्हे हार्ट का दौरा हुआ है । १२ बजे उनकी मृत्यु हो गई । 
एक गहरी चोट दिल को लगी। राए्ट्र को जब रदस्त धक्का लगा है और ऐसा नेता जो 
देश को अपनी बात मनवा सक्ते होने वाला नहीं है। भावी नेता हिन्दुस्तान की जनता 
के इशारे पर चनेगा । कांग्रेस सगठन मे श्रनैतिकता हो जावेगी जो दर्द उनके दिल में 

देश के लिए था वह दूसरे से नहीं होगा। अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए वाहरी 
दिखावा भावी नेता करता रहेगा। ” 


यशोयाथा मारियवयलाल चर्मा ३११७ 


“मृझे यह दर्द ज्यादा महसूस हुआ क्योंकि वे कभी मुझे जाते हुए पीठ से 
बवका देते थे, और कभी चुपचाप गर्देन पकडते और जब मै राष्ट्र ससठत, तथा समाज- 
वाद सम्बन्धी चर्चा करते हुए गुस्से मे होकर कहता तो वे ज्ञाति से पमभझाते थे। एक 
दिन उनके मु ह से निकल गया कवि अकड रहे हो । जब ढेवर भाई अ्रध्यक्ष थे वर्किंग 
कमेटी में बुलाया गया मैने इन्कार कर दिया पर वे नाराज नही हुए। में उन्हे जहा 
जहा ले गया गए | खासकर जबनारायण को ६ वर्ष के लिए काग्रेस से निकालने पर 
जब मैने त्याग पत्र दे दिया तो उन्हे एक दिन के लिए भी नहीं निकाला । श्राज चुपचाप 
खूब रोया । श्रीमती नारायणी देवी मे लेखक को वतलाया कि जीवन मे वर्माजी को 
उन्होंने इतना दुखी कभी नहीं पाया | नेहरू जी के निघन पर उनका श्रवन्तर इतना 
व्यथित हो गया कि अपने कमरे को वन्द कर वे घण्टो रोते रहे ।” जवाहरलाल जी 
के प्रति उनकी यहरी भक्ति थी नेहरूजी भी उनमें सहज रनेह करते थे । यदि देखा जावे 
तो दोनो मे बाह्यरूप से कोई समता नही थी, वहुत अन्तर था, परन्तु उन दोनो के श्रन्तर 
एक थे नेहरूजी के कार्य से बहुत अधिक प्रभावित थे इस कारण वे उनका बहुत आदर 
करते थे। एक वार भावावेश में नेहरूजी ने वर्माजी से राजस्थान के सम्बन्ध 
मे बात करते हुए स्नेह से उनके कधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा था “राजस्थान को 
तुम सम्हाले हुए हो” उनका वर्माजी मे गहरा विव्वास था श्रीर उचकी देशभक्ति और 
सेवा कार्य के प्रति गहरा आदर थ्य । यही कारण था कि वर्माजी किसी बात पर श्राग्रह 
करते ये तो नेहरू जी श्रन्तत उसको स्वीकार कर लेते थे। देश के प्रमुख काग्रेसी 
वर्माओ के प्रति नेहरूजी की इस भावना को जानते थे यही कारण था कि वे नेहरूजी 
के पास अ्पन्ती भावनाए पहुँचाने के लिए उनको अपना माध्यम बनाते थे । 

वर्माजी की डायरी में अनेक्र स्थलो पर ऐसी बाते लिखी मिलती है जिनसे ज्ञात 
होता है कि वर्माजी पर जवाहरलाल जी का गहरा विव्वास था उनकी डायरी में लिखी 
एक घटना से यह स्पप्ट हो जाता है । ऐसी घटनाएं अ्रनेक वार हुई जबकि नेहरूजी ने 
गम्भीर प्रइनी पर वर्माजी से बातचीत की थी । 

४ मई १६९७३ : “आज पडित से हिप्टी लीडर के सम्बन्ध में बात की। , 
वे स्‍्वय ही लोकसभा में से उठकर मुझे ले यवए। फिर शआतुल्य बाबू, श्री महताब तथा 
श्री सत्यनारायणसिह जी से आपसी चर्चा करके दोनो डिप्टी लीडर्स पुरानो को यथावत 

रखने का फैसला कराया ।/ 

वर्माजी की विचारधारा * जहा तक राजनीतिक विचारधारा का प्रश्न है 
वर्माजी उग्र समाजवादी थे । मामन्तवाद और पूजीवाद से वे किसी भी दशा में 
समझौता करने के विरोधी थे। उन्होंने प्रपने पूर्व राजस्थान के अल्पकालीन सुख्य 

मन्त्रित्वकाल में जाबीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। भारतवर्ष मे सर्व प्रथम 
सामन्तदशाही को समाप्त करने का श्रेय वर्माजी को ही है। आजीवन उन्होने सामन्तवाद 
का विरोध किया | काम्रेस द्वारा भूतपूर्व राजो, जागीरदारो, श्रौर पृ जीपतियो को 
काग्रेस टिकट दिए जाने का भी उन्होने सदेव विरोध किया। वे चुनावों में राजो, 


श्ेश्८ यंशौयाया मारिक्यलाल वर्सा 


महाराजो, पूृ'जीपतियो, जागीरदारो की सहायता लेने का भो विरोध करते थे इसको 
कांग्रेस की सिद्धातहीनता श्रीर निर्बंलता मानते थे । १६६७ के चुनावों में उदयपुर, 
चित्तौड, भीलवाडा (मेवाड) क्षेत्र मे महाराणा भगतसिह का सहारा लेने की प्रवृत्ति 
की भी उन्होने भत्संता की और कहा कि इससे काँग्रेस निरवेल होगी। श्री जयनारायणा 
व्याप्त से उनका मतभेद जागीरदारो को कांग्रेस मे लेने के प्रश्न पर ही हुम्ना, श्री 
सुखाडिया जी ने जब १६९६७ के चुनावो के उपरान्त जो मन्त्रिण्डल बनाया उसमे सामत्ती 
तत्वों को लेने के कारण वे क्षुब्ध और रुष्ट थे। सामन्त प्रथा के प्रति उनत्रा विरोध्री 
दृष्टिकोण कितना गहरा था यह उनकी डायरी में नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट प्रमट 
होता है । 

१६ जुलाई १६९५५ : “भझ्ाज महाराणा भगवतर्सिह का उत्तराधिकार का 
दिन था। मैं वहा जाना नही चाहता । प्रधइन यह है कि सामन्ती रस्मो में मैं क्‍यों 
सम्मिलत होऊ, क्यी उनका महत्व बढाऊ ।” 

यह सभवत. बहुत कम लोगो को ज्ञात है कि बैंको के राष्ट्रीय करण का प्रश्न 
सर्वप्रथम कांग्रेस मे वर्माजी ने ही उठाया । उन्होने ही ५६ लोक सभा के सदस्यों से 
हस्ताक्षर करवा कर एक ज्ञापन पडित जवाहरलाल को दिया था। यद्यपि बेको का 
राष्ट्रीयकरण उनकी मृत्यु के उपरान्त हुआ परन्तु उन्होने ही का्नेस मे सबसे पहले बेको 
के राष्ट्रीयकरण की श्रावाज उठाई थी । इस सम्बन्ध मे उन्होंने श्रपतती डायरी में निम्न 
प्रकार लिखा था । 

२० दिसंबर १६६३ * “आज दिन भर लोक सभा मे रहा । कल ५६ एम. 
पी. के हस्ताक्षर बेको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे कराए। कल ही उसे पडित जी के पास 
भेज दिया । आज उस पर शाम को पार्टी मे बहस हुई ।” 

इसी प्रकार वे राजो महाराजों की प्रिवीपर्स के समाप्त किए जाने के पक्ष मे 
थे। अपनी डायरी में वर्ष की श्राकाक्षाओ में कई स्थानों पर उन्होने प्रिवीपर्स के समाप्त 
किए जाने की बात लिखी है । 

गहन देश भक्त होने के कारण वे देश के विभाजन को नहीं भूल सके उत्तक़ी 
डायरी में श्रपती आकाक्षात्रो के सबंध में उन्होने कई स्थानों पर यह भावना व्यक्त की है 
कि भारत पुन. अखड बने । 

जहां वर्माजी राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त प्रगतिशील थे वहां उनकी सामाजिक 
विचारधारा शौर श्रधिक उम्र थी। साम्प्रदायिकता, जातिप्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज, बाल 
विवाह, एक से अ्रधिक पत्नी रखने की प्रथा, मृत्यु भोज, सिगरेट, श्लौर मदिरापान इत्यादि 
के वे कट्टर विरोधी थे । उनकी सामाजिक प्रगतिशीलता केवल विचारो तक ही सीमित 
नही थी उन्होने उसको कडाई के साथ कार्यान्वित भी किया था | उन्होने अपनी सन्तान 
के विवाहों में कभी जाति का ध्यान नहीं रखा । अवश्य ही उनकी दो पुत्रियां कायस्थों 
में व्याही गई परन्तु बहां जाति मुख्य नही थी, योग्य वर उन्हे मिले वे कायस्थ थे.। 
उनकी दो पूत्रियो का विवाह ब्राह्मणों में हुआ | लेखक को याद है कि वे एक सज्जन के 


यश्ोगाथा मारिएक्यलाल वर्मा ३१६ 


लडके से अपनी बडी पुत्री की पुत्री के विवाह की वात कर रहे थे । उनकी बडी पुत्री का 
विवाह ब्राह्मण परिवार में हुआ था | लड़के वालो ने उनको लिखकर पूछा कि लडकी के 
पिता का कौनसा गौन्र है, कौन ब्रह्मण है | वर्माजी ने उन्हे उत्तर दिया कि मै तो श्रापको 
प्रगतिणील विचारो का समझता था आप तो यह मानव कर चले कि वह भगी की लड़की 
है यदि ऐसी तंयारी हो तो बात करे । 
पर्दा पृथा के तो वे घोर विरोधी थे । जब वे गावों में जाते तो सभा मे बैठी 
हुई महिलाओ से प्रतिज्ञा कराते कि वे घूघट नही निकालेगी। वे ऐसे किसी विवाह मे 
स्वय नही जाते थे जहा कन्प्रा विवाह सस्‍्कार मे घृघट निकाले । इस सबध में एक घटना 
का उल्लेख उन्होने अपनी डायरी मे किया है जो उनके मनोभावों को स्पष्ट करती है । 
१४ मई १६५४ : “कशलगढ़ विवाह में सम्मिलित हुआ्आ । वर वध को देखा 
लडकी घृघट मे थी हरदेव के लिए आइचये हुआ कि वे सामाजिक क्रान्तिकारी नहीं । 
उनकी स्त्री भी घ्‌ घट गे डोल रही थी। सोचा कि उनसे कभी कहुँगा कि तुम देश को 
श्रागे वही ले जा सकते और मुझे इस हालत में बुलाना नही चाहिए था। इस समय तो 
उलभ गया भविष्य मे किसी रो स्पष्टीकरण करके ही सम्मिलित होना चाहिए था | 
होली के दिन महाराणा के यहा जाना और इस शादी में सम्मिलित होना इस वर्ष की दो 
घटनाएं दम घोट रही थी ।” २२ जून १६५५-“वद्य जी के लडके की शादी थी | लड़के 
ने वादा किया कि मैं अपनी पत्नी का घृघट छुडवाऊगा | सरदार शहर गया वहां मूलचद 
सेठिया ने श्राग्रह किया कि खाना खाइए । मैने कहा कि यदि आप श्रपनी स्त्री से घूंघट 
छुड़वादें तो जरूर खाऊया ) उनकी तेयारी नही मिली इसलिए उनके यहा खाना नही 
खाया । चदनमल वंद्य ने पहले ही श्रपनी पत्नी का घू घट छूुटवा दिया था उनके यहां 
खाना आया । 
वर्माजी तो क्षेत्र मे घूमते ही रहते थे जहा भी जाते वर्हा ग्रामीण स्त्रियों से 
घृघ॒ट छोडने के लिये कहते उनसे प्रद्िज्ञा कराते, और स्थानीय कार्यकर्ता को इस बात 
का उत्तरदायित्व सोपते कि वह देखे कि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रही है ब्रथवा नही । 
ग्रादिवासियों मे तथा कुछ श्रन्य जातियों मे मदच्यपाव करने, जिसका पति 
जीवित है उससे भी नाता कर लेने, तथा दापा ( कन्या के लिए धन लेने ) की कुप्रथाये 
बहुत श्रधिक प्रचलित थी । वर्माजी उनकी सभाए करते सम्मेलन बुलाते इनके विरुद्ध 
प्रस्ताव पारित कराते उन्हे शपय दिलाते और स्थानीय कार्यकर्ता को उनकी देखभाल का' 
भारे साँपते । जब पुन उस क्षेत्र मे दोरे पर श्राते तो इस बात की खोजबीन करते 
कार्यकर्त्ता से रिपोर्ट लेते कि जिन्होंने मदिरापान न करने की शपथ ली थी उनमे से कितनों 
ने शपथ तोडी है। ह 
वे इस सम्बन्ध मे कितने अडिंग और हृढ थे यह उनकी डायरी के नीचे 
लिखे अ्रश से स्पष्ट हो जावेगा । 
३१ अक्टोबर ५६- ” जवाहरनगर बस्ती वालो को बुलाया। पूछा कि जमीन 
का व्यक्तिगत पट्टा नही मिलेगा । कुछ लोगो ने कहा कि कभी झाराव पीने की गरती 


३२० बशोगाथा साशिकव्यलाल वर्ना 


हो तो दड जुर्माना कर दिया जाय । सपत्ति जमीन की जब्ती न हो । इसके लिए 
मैने साफ इनकार कर दिया। फिर कहा कि जो व्यक्ति निशिद्ध नशे का उपयोग करेगे 
ओर सहकारी समिति के नियमों के विरुद्ध चलेगे उन्हे यहा नहीं रहने दिया जायेगा 
उनकी श्रचल जायदाद सभी सहकारी समिति की होगी। 

आदिवासी पुरुषो पे प्रतिज्ञा कराते कि जिस ल्‍त्री का पति जीवित ही उससे 
नाता नही करेंगे। आदिवासी तथा हरिजन छात्रावासों में जाते जहा श्रादिवासी या 
हरिजन छात्रावास होते तो बहुधा रात्रि मे वही रुकते और छात्रों से वीडी न पीने 
की शपथ लेते ।॥ 

वर्माजी ने हजारो जियो के घृु घट छुडा दिए वडी सख्या में शराब पीना छूडा 

दिया । एक वार विजोलिया मे मृत्यु भोज पचायत की सहमति से होगया तो 
उन्होने एक बहुत कड़ा पत्र लिखा और दीघेकालू तक वहा गए नहीं। जब पचो 
ने क्षमा मांगी और शपथ ली तव गए । समाज सुधार काये करने का उनका तरीका 
कितना प्रभावशाली था गह उनकी डायरी मे तीचे लिखे विवरण से स्पष्ट हो 
जाता है । 

१३ अप्रेल १९६७ “ झ्राज सुबह सराडा के ज्जी पुरुष श्रीर वच्चे एकत्रित हुए । 
नौजवानो ने बीडी तम्बाकू चाय छोडी वृद्धों ने छराव छोडने, हस्ताक्षर करना सीखने 
की प्रतिज्ञा की। महिलाओ्ो ने घुघट छोडा | इस गाव का नाम आनन्दपुर रखना 
तय किया। इसी प्रकार वे गाव गाव जाकर सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध श्रभियान 
चलाते थे । 

यह बहुत कम लोग जानते है कि जहा वर्माजी एक बडे राजनीतिक नेता 
थे वहा वे एक बहुत बडे समाज सुधारक भी थे। जो काम एक बडी से बडी समाज 
सुधार की सस्था करती उससे कही अश्रधिक कार्य सामाजिक रूढियो और कुरीतिया को 
मिटाने का उन्होने अकेले स्वयं किया था। वे स्वय में एक बहुत बड़ी समाज सुधारक 
संस्था थे । 

यद्यपि वे जीवन पर्यन्त काग्रेस में रहे श्रीर राष्ट्रपिता महात्मा गाघी के प्रति 
उनकी असीम भक्ति और श्रद्धा थी परन्तु उनको श्रहिसा से उतना गहरा विश्वास नही 
था। आवश्यकता पडले पर वे हिपा को अपनाने के पक्ष मे थे, भवश्य ही वे हिसा को 
उपयोग उसी उसय करने के पक्ष मे थे जबकि न्यायोचित उद्देश्य के लिए हो और 
दूसरा कोई विकल्‍प न हो | यही कारण था कि जब श्री जमनालाल बजाज ने उन्हें 
गाघी श्राश्रम वर्घा में स्थायी रूप मे रखना चाहा तो उन्होने अ्रस्वीकार कर दिया । 

जीवन के श्रन्तिम वर्षों मे गाधी जी और आचाये विनोवा भावे की अहिसा 
श्लौर हृदय परिवर्तन के प्रयोगो पर उनकी आस्था समाप्त हो चली थी। जीवन के 
अन्तिम वर्षों मे वे पुत देश की वर्तमान परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोह का शखनाद 
करना चाहते थे। 


यहापि ने कांग्रेस सगठनव तथा शासन मे बढते हुए म्प्टाचार, पदलोलुपता, 


पश्मोगायथा भारिक्यलाल वर्मा ५१३ 


स्वार्थपरता, चरित्रहीनता तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों से समझौता करने की प्रध्ृत्ति की 
कडी निन्‍्दा करते थे शोर कहा करते थे कि यदि काग्रेस मे परिवर्तन नही हुआ तो देश मे 
साम्यवाद शावेगा परन्तु फिर भी उनकी पूरी निष्ठा काग्रंस के लिए ही समर्पित थी ॥ 
कम्पुनिष्टो की विदेशी निष्ठा को वे किसी भी दशा में क्षमा नहीं कर सकते थे । यही 
कारण था कि काग्रेस के आर्थिक कार्यक्रमो तथा रीति नीति से भ्रसंतुष्ट होते हुए भी देश 
के लिए वे उसको श्रावरयक समभते थे । 

उनके अ्रन्तर का कण कण देश भक्ति की भावनाओं से श्ोतप्रोत था भौर वे केवल 
यही चाहते कि देश मे गहन राष्ट्रीयता व्याप्त हो और राष्ट्रीय तत्व शक्तिशाली हो । 

यद्यपि जीवन भर उन्होने निर्घत किसानो, हरिजनों, आदिवासियों, धुमक्कड 
जातियो तथा शोषितो श्रौर पीड़ितो के लिए काम किया था परन्तु जीवन के श्रन्तिम 
वर्षो में आ्राधिक दृष्टि से पिछडे साधनहीन गरीबी के बोझ से दवे हुए साधनहीन ब्राह्मण 
राजपुत चेश्य तथा श्रन्य उच्च जातियो को भी अनुसूचित जातियों के समान ही 
राज्य द्वारा साधन सुविधा देने की वे माग करने लगे थे । 

वर्माजी कभी पुजापाठ घार्मिक ऋृत्य इत्यादि नही करते थे । उनका पुजापाठ 
्रौर घामिक कृत्य देश तथा शोषितो और पीडितो की सेवा थी । प्रात काल वे जल्दी 
उठते, शौचादि तथा स्तान मे निवृत्त हो, जलपान कर वे सेवाकार्य मे जुट जाते । उनके 
जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए ही समर्पित था यही उनक्री पूजा और तपस्या थी 
यही उनका एक मात्र आ्लाराष्यदेव था, वे केवल एक मत्र जानते थे “ करो देश सेवा 
बनो तुम फकीर ” सत्र कुछ देश पर निछावर करना भ्ौर देश के लिए श्रपने को 
मिटा देना ही एक मात्र उनकी साधना थी। 


जयहिन्द 


हद यशौगाया मारि[क्यलाल वर्मा 
«की 


सलरिदिष्व्ट-- १ 


जीवनकाल में देश सेवा के उपलक्ष में २१५७ दिन कारागार 
में रहे उसका ब्यौरा इस प्रकार है :- 


वर्माजी की जेल यात्रा 


१६१८ में ३ दिन १६३०-३१ में 6६० दिन 
१६१६९ मे ६३ दिन १६३२-३३ ध्क 
१६२३ मे ३५ दिन एव ३४ में ६०० दिन ५ 
१६२७-२८ १६३८ मे _€० दिन 
एवं २९ मे ७५५ दिन १६४२ से ४६१ दिन 


ब-4..4.२3७०--०००० जे स्ह्प्यमपोशरा# &/००००४३७०वह, 


योग-- २१५७ दिन 


प्लरिछिणष्ट्ट-- 3२ 
महा प्रयाशा 


वर्माजी को २३ जनवरी १६६६ की रात्रि को बारह बजे अचानक पेट का 
दर्द सठा श्रौर लगभग डेढ बजे दिल का दोरा पडा, श्रनुभवी डाक्टरो के सब प्रयत्न 
विफल हुए, सात श्राठ धण्टे की अ्ल्पकालीन बीमारी के' बाद २४ जनवरी १६६६ को 
प्रात:काल आठ बजे वह महान देश भक्त जो केवल देश के लिए ही जिया जिसका प्रत्येक 
रोम देश के लिए श्रपित था, सोते जागते खाते पीते जिसे केवल देश की ही चिन्ता थी 
वह सौ यूद्धों का योद्धा हृदय-गति रुक जाने से महाप्रयाण कर गया। 

यह समाचार विद्युत की भाति फैल गया। उनका पार्थिव शरीर भूपालपुरा 
स्थित उनके निवास स्थान पर एक बर्फ की शिला पर फूलों से ढक कर रख दिया गया। 
उदयपुर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों से हजारों की सख्या मे जनता अपने प्रिय नेता को 
ग्रन्तिम श्रद्धाजलि देने के लिए उमड पड़ी । समस्त राजस्थान पर शोक की काली छाया 
फल गई । २५ जनवरी के प्रात:काल राजस्थान के कौने कौने से लोग अपने प्रिय नेता 
के प्रन्तिम दशेन करने श्रौर श्रपनी श्रद्धा के सुमन चढाने के लिए उदयपुर पहुंचे । 

मख्य मत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया कलकत्त में थे २५ जनवरी के प्रात:काल 
उदयपुर पहुच गए । हवाई अड्डे से सीधे वर्माजी के निवास स्थान पर पहुँचे, भपने 
राजनीतिक ग्रुरु नेता शौर पिता तुल्य लोक नायक वर्माजी को चिर निद्रा मे सोते देख 
वे वालो के समान विलख कर रोने लगे। सुखाडिगा जी का श्रन्तर पीडा और विषाद 
से भर गया। २५ जनवरी के प्रात.काल राजस्थान सरकार के सभी मंत्री प्रदेद्य कांग्रेस 


बशोगायथा माशिवयलाल वर्सा ३२३ 


के भ्रध्यक्ष, वरिष्ठ भ्रधिकारी, विधान सभा के स्पीकर, मेवाड़ प्रजामडल के पुराने साथी, 
विधान सभा के अधिकांश सदस्य, संकडो की सख्या मे राजनीतिक श्रौर रचनात्मक कार्य- 
कर्ता, उच्च सरकारी श्रविकारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, पत्रकार हजारो की 
संख्या मे उपस्थित थे । 
दवयात्रा भव्य रूप से सुसज्जित ट्रक पर भ्रत्यन्त समारोह पूर्वक निकाली गई । 
उनका पा्थिक शरीर राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ था और सुगन्धित पुष्पी से लदा था । 
लोकनायक वर्माजी के पार्थिव शरीर की अन्तिम यात्रा आरम्भ होने से पूर्व पुलिस दल 
ने गार्ड ऑफ झ्ानर दिया श्रीर वैड ने शोक ध्वनि बजाई । छाव यात्रा आरम्भ होने से 
पुर्वे राजस्थाव सरकार के सभी मत्रियो अधिकारियों श्रौर असख्य जन समुदाय ने 
पुष्पांजलि श्रपित की । लगभग ग्यारह बजे उनकी शव यात्रा श्रारम्भ हुई। मार्ग मे 
दोनो ओर खड़े हुए तथा मकानों की छतो पर चढे हुए हजारो स्त्री पुरुषो श्रौर बच्चो ने 
प्रपते प्रिय दिवगत नेता पर पुष्प वर्षा कर उनको अपनी श्रन्तिम श्रद्धाजलि अपित की। 
वर्माजी के एकमात्र झात्मज दीनबन्धु वर्मा तथा उनके राजनीतिक शिष्य श्रौर 
उत्तराधिकारी मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने चिता की श्रग्नि प्रज्ज्वलित की, 
समस्त गमशान भूमि, मेवाड़ केसरी माणिक्यलाल वर्मा श्रमर हैं, के छ्ेरे राजस्थान 
जिन्दावाद, लोकनायक वर्माजी जिन्दाबाद के गगनभेदी नारो से गूज उठी पच्चीस हजार 
शोकाकुल वर्माजी के प्रशसको और भक्तो के सामने उनका पार्थिव शरीर भस्म हो 
गया । उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़, वेगू , विजोल्या श्रादि अनेक स्थानों मे हड़ताल 
रही । समस्त राजस्थान मे २५ जनवरी को सार्वजनिक श्रवकाश घोषित कर दिया 
गया । उदयपुर में दो दिन का सावंजनिक श्रवकाश घोषित किया गया। दोनो दिन 
भडे भुके रहे । वर्माजी के निधन पर उदयपुर शोक मग्न हो उठा। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा 
भनुभव करता था कि सानो उनका कोई श्रत्यन्त निकट का प्रियजन स्वर्गवासी हो गया । 
बिजोल्यां, वेगू, चित्तीड़, उदयपुर के किसान श्रादिवासी, घुमक्कड़ जातियो के लोग 
फूट फूट कर रोते श्रोर कहते कि हम श्रपना दु ख दर्द श्रब. किससे जाकर कहेगे। वे 
निस्सहायक अनुभव कर रहे थे, उनका सब्चा हितंषी चला गया। 
वर्माजी मृत्यु के सम्बन्ध में जो कामना करते थे कि रोग शब्या पर दीघ॑ 
काल तक रोग ग्रस्त होकर नही मरना चरितार्थ हो गई, कुछ घण्टो मे ही सब कुछ 
समाप्त हो गया । जीवन भर जन जन की सेवा करने वाले वर्माजी ने किसी से सेवा 
नही ली । वर्माजी के निधन पर तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर जाकिर हुसन, प्रधान मन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गाघी से लेकर देश के सभी नेताश्रो तथा साधारण कार्यकर्ताओं के देश 
के कोने कोने से हुआरो की सख्या में तार और पत्र श्राएं जिनमे वर्माजी की देश के प्रति 
की गई महान सेवाओं की चर्चा कर उनके प्रति श्रपतरी श्रद्धाजलि अ्रपित की गई थी । 
बर्माजी के पार्थिव शरीर की भस्मि पुष्कर तीर्थ में श्री मोहनलाल सुखाडिया 
मुख्यमस्त्री ने प्रवाहित की श्रोर हरिद्वार मे उनके पुत्र दीनबच्धु वर्मा ने प्रवाहित की । 
फद्मपि बर्माज़ी का भौतिक शरीर नण्ढ़ द्वो गग्मा परन्तु द्नका यद्य शरीर झौर उत्तके सेवा 


३२ धशौगाथा भारिवयलाल वर्मा 


कार्यों की सुरभि सदेव जीवित रहेगी । श्रागे आने वाली पीढिया याद करेंगी कि एक 
ऐसा भी व्यक्ति था जिसने जीवन भर देश और समाज को दिया ही दिया उससे 
लिया बहुत कम । 

वर्माजी के निधन पर “मारणिक्य लाल वर्मा स्मारक समिति” का गठन 
हुप्रा, उनके कार्य क्षेत्र के प्रमुख केन्द्रो मे उनके स्मारक तिर्मांण करने के लिए पांच 
लाख रुपये एकत्रित करने का निश्चय किया गया परस्तु शीघ्र ही समिति निष्क्रिय 
हो गई | वर्माजी का स्मारक बनाने का कोई प्रयत्न नही किया गया । जहा वर्माजी का 
दाह सस्कार हुप्ना था, वहां श्रवश्य एक समाधि बनाई गई । 

मुख्यमन्त्री सुखाड़िया जी की प्रेरणा से राजस्थान सरकार ने अवश्य ही 
कतिपय शिक्षा सस्थाओ्रो तथा तालाबों के नाम वर्माजी के नाम पर रख दिए। होना 
तो यह चाहिए था कि वर्माजी के नाम पर एक सेवक सघ की स्थापना होती जो देश 
सेवा करने के लिए अपना जीवन श्रपित करने वालो को तंयार करता, परन्तु यह सब कुछ 
न हो सका, बहुत शीघ्र ही जैसे हम वर्माजी को भूल गए। 


प्ररिक्िष्ल्ट- 


परिवार 


वर्माजी अपने पीछे श्रमनी धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी वर्मा, पांच पुत्रियाँ 
सुश्री स्तेहलता, सुशीला, सत्यवतती, सुमित्रा, शीब्रवती तथा एकमात्र पुत्र दीनबन्धु वर्मा 
को छोड़ कर गए । 

श्रीमती नारायणी देवी वर्मा : जब श्रीमती नारायणी देवी का वर्माजी से 
विवाह हुप्ला उस समय वे बारह तेरह वर्ष के लगश्ग थी। विवाह के कुछ दिनों के बोद 
ही वर्माजी ये ठिकाने की नौकरी छोड़ कर पथिक जी की प्रेरणा से आजन्म देशसेवा का 
व्रत ले लिया। नव विवाहित वधू की सुख सूविधाओ्रो श्रौर श्रमोद प्रमोद से वचित 
होकर वे पति के साथ देश सेवा के कठिन यज्ञ में अर्धागिनी के रूप मे अपनी आहुति 
देने को तैयार हो गई । लेखक कभी कभी यह सोचता है कि चौदह पन्द्रह वर्ष की 
नारायणी देवी जिनको शिक्षा प्राप्त करने का कभी अवसर नहीं मिला, जो वैवाहिक 
जीवन के मधुर स्वप्नो को अपने मन में सजोये भ्रपने पितृ गृह से पति गृह श्राई शौर 
धाते ही उन्होने देखा कि बर्माजी ने देशसेवा का कटकाकीरणां मार्ग श्रपना लिया है तो 
वे एक का के लिए भी विचलित नही हुई , विरोध मे एक शब्द भी नही कहा नितांत 
प्रभाव के जीवन की एक क्षण भी शिकायत नहीं की और भ्रपते पत्ति के कमे से कंघा 


यशोगाया सारिएक्यलाल धरर्मा ३२४ 


मिलाकर एक सच्ची जीवन सगिनी की भाति वे भी देश सेवा के उस महान यज्ञ में जुट 
गई तो वह कभी कभी सोचता है कि वर्माजी श्पने जीवन मे जो कुछ कर सके उसका 
श्रेय उनकी धर्मपत्नी को है । नारायणी देवी जी ते घर की चिन्ता से वर्माजी को मुक्त 
कर दिया । उन्होने केवल गृहस्थी का भार ही श्रपने ऊपर नही उठाया वरन वर्माजी के 
सेवाकरार्य मे भी उनकी सहायता की । बिजोल्या श्रादोलन के समय उन्होने खेतों पर 
मजदूरी की, उमाजी के खेडे मे वर्माजी के साथ मिलकर रहने के लिए मकान बनाया, 
महिलाओो को सगठित किया, मेवाड प्रजामडल का जब श्रादोलन हुआ तो उन्होने स्वयं 
सत्याग्रह किया और जेल गई झ्लौर जब वर्माजी गिरफ्तार हो गए तो श्रजमेर में रहकर 
मेवाड़ प्रजामडल के कार्यकाल का स्वय सचालन किया वयोकि सभी कार्यकर्ता जेल में 
चने गए थे । कृम्भलगढ़ की नजरबन्दी के समय तथा ड्ू गरपुर मे जब वर्माजी मे भीलो 
में कार्य किया तो वे उनके सेवा कार्य मे एक कर्ंठ कार्यकर्ता की भाति कार्य करती 
रही । सच तो यह है कि जहां वर्माजी श्रपने देश सेवा के कार्य को ही करते थे वे एक 
सक्रिय कार्यकर्ता और गृहणी के दो कर्त्तव्यो को निबाहत्ती थी । वास्तविकता तो यह है 
कि वे सच्चे अ्र्थों मे वर्माजी की जीवन समगरिनी थी। भ्रौर वर्मा जी के देश सेवा के 
महान कार्य के पीछे श्रीमती नारायणी देवी की तपस्या और साधना का बल था। 
श्रधिक शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें श्रवसर नही मिला परन्तु उनको भगवान ने 
प्रभावजाली व्यक्तित्व भ्रौर कुषाग्र बुद्धि तथा व्यवहारिक सुझवृूक का धनी बनाया है 
यही कारण था कि स्वय वर्माजी उनको श्रत्यन्त श्रादर की दृष्टि से देखते थे श्रौर उनकी 
बात घ्यान से सुनते थे | वर्माजी यह जानते थे और मन में समभते थे कि उनके 
राजनीतिक जीवन तथा देश सेवा के कार्य के पीछे उनकी पत्नी की महान तपस्या और 
साधना है यही कारण था कि श्रीमती नारायणी देवी का वर्माजी पर गहरा प्रभाव था। 
श्रीमती नारायणी देवी ने भीलवाडे के महिला आ्राश्रम तथा उदयपुर के श्रादिवासी कन्या 
छात्रावास की सचालिका के रूप मे व्यवस्था करने की क्षमता का जैसा परिचय दिया है 
वह उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को श्रौर श्रधिक तेजवान बनाता है । 
जब वर्माजी पूर्व राजस्थान के मुख्य मन्त्री बने तो भी श्रीमती नारायणी देवी 
ने प्रपने सादे जीवन मे कोई परिवरतेत न आने दिया । वर्मा परिवार पहले की तरह 
सादा जीवन व्यतीत करता था, मुख्यमन्त्री पद ने वर्मा परिवार मे शान शौकत, वेभव 
विलास की भूख जागृत नही की । दीघंकालीन श्रभावो का जीवन' व्यतीत करने के 
उपरान्त भी वर्मा परिवार वेभव की लालसा से अभिभूत नहीं हों गया, इसका श्रेय 
श्रीमती नारायणी देवी को ही है । यही नही श्रीमती नारायणी देवी ने भविष्य मे कभी 
मन्त्री पद स्वीकार न करने के लिए वर्माजी पर बहुत जोर डाला था और जो वर्माजी ने 
बाद की सत्ता मे जाने से इन्कार कर दिया उसका एक कारगर श्रीमती नारायणी देवी 
तथा उनकी पुत्रियों का प्रबल विरोध था । बहुधा होता यह है कि सत्ता मे जाने वाले 
राजनीतिज्ञों की पत्निया श्रौर परिवार के लोग ही उनके अपवाद भौर क्लंक के कारण 
बतते है किसी की पत्नी, किसी का पुत्र, किसी का भाई भौर भतीजे श्रौर किसी को 


३१६ गशौगाया समारिक्येलाल बसों 


पत्रियां तथा किसी का साला, उनकी सावंजनिक प्रतिप्ठा श्रौर यश को घुमिल करता है 
परन्तु वर्मा परिवार ही ऐसा था कि जिसे सत्ता का विष दूषित नहीं कर सका। वर्मा 
परिवार ने सत्ता के विष भरे पद पर ही केवल विजय प्राप्त नही की वरनु सत्ता को भी 
तिलांजलि दे दी । 

कुछ लोग श्रीमती नारायणी देवी को केवल वर्माजी की घर्मपत्नी के रूप मे ही 
देखते हैं । वर्माजी जैसे गौरवशाली जन नायक की पत्नी होना जहां एक महान गौरव 
की बात है वहां उनका श्रपना निज का प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका अपना सेवाकार्य॑ 
है उसको दृष्टि से श्रोभल करता उनके प्रति न्‍्याय करता नहीं होगा। काग्रेसत द्वारा 
उन्हें राज्य सभा का टिकिठ देना वर्माजी की पत्नी का ही सम्मान नहीं वरन उनके 
निज के प्रभावशाली व्यक्तित्व श्रौर सेवाकार्य की स्वीकारोक्ति है । 


वर्माजी के आात्मज श्री दोनबन्धु वर्मा का परिचय 
दीनबन्धु : वर्माजी के एकमात्र पुत्र दीनबच्चु का गैशवकाल उस समय 
व्यतीत हुआ कि जब वर्माजी देशी राज्य से सघर्ष कर रहे थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
उपरांत उन्होने महाराणा भूपाल कालेज उदयपुर मे शिक्षा प्राप्त की । शान्त, गम्भीर, शिष्ट 
परन्तु दृढ दीनवन्धु ने राष्ट्रऐेम तथा देश सेवा का ग्रुण विरासत मे प्राप्त किया है। 
वर्माजी की भावना थी कि वे तो स्वयं खेती के द्वारा अपने तथा श्रीमती नारायणी देवी 
के लिए आय प्राप्त करे श्रोर दीनबन्धु कोई स्वृतन्त्र घन्धा करे। उन्हीने अपनी डायरो 
में इस सम्बन्ध में नीचे लिखे अनुसार लिखा है . 
“११ श्रगस्त १६५६ आज श्री मनुभाई शाह से (केन्द्रीय सरकार के उद्योग 
मन्त्री) से मिला । मैने कहा खेती करता हू परन्तु जीवन निर्वाह खेती पुरा नही करती । 
राजस्थान सरकार का अश्रहसान मुझे नही लेना है। इसलिए दीनबन्घु क्‍या धन्धा करे 
सलाह वतावे । श्री भागीरथ जी कनोडिया का पावरलूम का सुकाव भी बताया। 
श्री शाह ने कहा पावरलूम में स्कोप नही है । पहले एक वर्ष कलकत्ता रहकर व्यवसाय 
को चलाने तथा तकतीकी ट्रंविग ले ले, फिर २०-२५ हजार का कोई भी काम शुरू 
करदे भारत सरकार अस्सी प्रतिशत कर्जा दे देगी । राजस्थान सरकार के श्रहसान की 
जरूरत नहीं ॥” 
वर्माजी अपने एक मात्र पुत्र के लिए भी अपने राजनीतिक प्रभाव को काम में 
नही लाना चाहते थे । परन्तु व्यवसाय के लिए पूजी की व्यवस्था न हो सकी और 
दीनवन्धु को जिक स्मेल्टर में नौकरी करती पडो । परन्तु उनको वह पसन्द नही आई 
कुछ ही समय के उपरात उन्होने वहा से त्यागपत्र दे दिया और काग्रेस के सक्रिय सदस्य 
के रूप मे वे राजनीति मे आज सक्रिय है। वर्माजी जेसे तेजस्वी राजनीतिक नेता के 
पुत्र मे यदि राजनेतिक जीवन के प्रति कुकाव हो तो यह कोई आइचर्य की बात नही है 
यह स्वाभाविक ही हैं। आशा है कि सघपंमय राजवीतिक जीवन मे दीनवसन्धु वर्माजी 
के सच्चे उत्तराधिकारी सिद्ध द्वोगे। 


मदशोगाया मारिक्यलाल वर्मा ३२७ 


श्रीमती स्नेहुलता वर्सा--संक्षिप्त परिचय 

श्रीगतो स्नेहलता वर्मा स्व. लोकनायक श्री माणिक्यलालजी' वर्मा की ज्येप्क 
संतान हैं। आपका जन्म सन्‌ १६२२ मे बिजोल्या मे ही हुआ । स्व. वर्मा साहव के 
राजनेतिक जीवन का दुष्परिणाम वैसे तो सभी सतानी को भोगता पडा, किन्तु ज्येष्ठ 
सन्‍्तान होने से आपको श्रन्यों की तुलना मे अधिक कठिनाइयो से ग्रुजरना पड़ा। बाल्य- 
काल में श्रापको अधिकतर खानावदोश का जीवन व्यतीत करता पडा, परिणाम स्वरूप 
आपकी समुचित शिक्षा दीक्षा नही हो सकी । प्रारम्भिक शिक्षा नारेली आश्रम में हुई, 
किन्तु अपनी शिक्षा का अधिकतर भाग आपने निजी रूप से पूरा किया । निजी रूप से 
अ्रष्पयन कर आपने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की रत्त परीक्षा उत्तीर्ण की । 

इस बीच में आपने राजनंतिक गतिविधियों मे भी भाग लेना प्रारम्भ कर 
दिया था। भेवाड प्रजामंडल की स्थापना के समय से आप राजनीति मे क्रियाशील 
हैं। सन्‌ १६३८ मे आपने महिलाओ के एक जत्थे का नेतृत्व किया, तथा बन्दी बनाई 
गई । 

सन्‌ १९४४ से आपने भीलवाडा को अपना निवास स्थान बनाया तथा मुख्य 
रूप से स्त्री शिक्षा के लिए अश्रपने को समपित कर दिया। महिला आश्रम, भीलवाड़ा 
की स्थापना करने मे एवं इसे उन्‍नति की श्रोर अग्रसर करने में आ्रापका महृत्वपूर्रो 
योगदान है । 

श्रीमती स्तेहलता वर्मा की राजनीति मे भी वेसी ही रुचि है जेसे कि स्त्री 
विक्षा के क्षेत्र मे, किन्तु इस रुचि का प्रदर्शन उन्हें मर्यादा के भीतर करना पड़ता है। 
निजी स्तर पर अनेक लोगो की अनेक प्रकार से सहायता करने को हर समय तत्पर 
रहती हैं । श्रापके पास सहायता के लिए पहुँचने वाले पीडित व शोषित वर्ग के वे लोग 
हैं जो या तो कही नौकरी मे सहायता चाहते हैं था अपने दवा-दारू की व्यवस्था । 
सरकारी काम काज में भी अपने पास आने वालों की यथाशक्ति सहायता करती हैँ। 

भीलवाडा जिले मे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के महिला एवं बाल कल्याण 
के कार्यो को सववे प्रथम आपने ही स्थापित किया था। सन्‌ १६५२ में इस प्रकार फी 
योजना यहां प्रारम्भ हुई जिसकी योजना समिति की श्राप ही चेयरमैन थी । 

सरलता, स्पष्टता एवं निर्भीकता आपके मुख्य ग्रुण हैं। अ्रन्याय का प्रतिकार 
करते मे आप कभी नही घवराती तथा उसके लिए सकट भी उठाने को तैयार रहती है । 


श्रीमती सुश्ीला साथुर--एक परिचय 


स्‍्व० लोकनायक श्री माशिक्यलाल वर्मा की सतान में श्रीमती सुशीला माथुर 
का स्थान दूसरा है। आपका जन्म सन्‌ १६२८ में वर्मा साहव के पंतृक निवास स्थात 
बिजोल्यां में हुआ । वर्मा साहव के श्रांदोलनकारी जीवन के कारण श्रापके लालन 
पालन का अधिक भार भ्रापकी माता श्रीमती नारायणी देवी बर्मा को उठाना पड़ा। 


शेश८ यशोगाथा मारिषक्यलाल वर्मा 


श्रापका बाल्यकाल श्रधिकतर सकटो मे बीता, जितमे न निवास का स्थायित्व था, न ही 
शिक्षा दीक्षा की कोई समचित व्यवस्था । प्रारभिक शिक्षा ६ वर्ष की अवस्था में दिल्ली 
में हुई, किन्तु वहा भी कठिनाइयां उपस्थित हुई । वाद की शिक्षा एक वर्ष तक नरेली 
ब्राश्रम में तथा हाई स्कूल तक को शिक्षा वनस्थली विद्यापीठ मे हुई। नवी कक्षा की 
पढाई करते समय देश मे सन्‌ १९४२ की प्रसिद्ध अग्नस्त क्राति हुई जिसमे आपने भी 
हिस्मा लिया तथा लगभग ६ मास तक कारावास में रहना पडा। शिक्षा के प्रति श्रापका 
ब्रत्यन्त लगाव रहा है तथा अनेक घाघाओ को सहते हुए भी आपने उसे जरी रखा 
तथा प्राइवेट रूप से बी. ए. की उपाधि प्राप्त की । 


श्रापका विवाह श्री शिवचरण जी माथुर (वर्तमान में राजस्थान के कृषि, पशुपालन, 
भेड़ व ऊन, खाद्य एवं नागरिक रप्तद मन्त्री ) के साथ उदयपुर में सच १६४६ मे सपन्न 
हुआ । उस समय वहा देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन प० जवाहरलाल नेहरू 
की श्रध्यक्षता मे हो रहा था । प० नेहरू ने विवाह ससकार में शामिल होकर आपको 
श्राशीर्वाद प्रदाव किया । इस अधिवेशन में ही भापने श्रध्यक्ष के जलूस का भी नेतृत्व 
किया था। 
स्व॒तन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश की राजनंतिक एवं सामाजिक स्थिति में 
परिवर्तेन हुआ । परिवर्तित परिस्थितियों मे कुछ काल तक आपने राज्य शिक्षा विभाग 
में भ्रध्यापिका का पद स्वीकार किया, किन्तु इसे आपने राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन 
में वाधक पाकर बालिका माध्यमिक (मिडिल) विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के पद पर 
राजकीय सेवा से छुट्टी ले ली । 
श्रापकी रुचि राजनीति के क्षेत्र में निरन्तर रूप से विकसित होती रही है तथा 
वर्तेमान में अपने पति श्री शिवचरण माथुर की सभी प्रकार के कार्यो मे सहायता करती 
हैं। मन्त्रिपद के कार्यो को निपटाने मे श्री माथुर साहब को अधिक व्यस्त रहना पडता 
है, किन्तु उनके सगठन व श्रपने क्षेत्र के कई ग्रुरुत्तर कार्य श्राप स्वय देखती है तथा सच्चे 
प्र्थों मे उनकी सहधर्मिणी है । प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी की प्रगतिशील नोतियो मे 
भ्रापकी अटूट आ्रास्था है तथा इसके लिए आपने बडे से बडा त्याग करने में जरा भी 
भागा पीछा नही किया है । 
स्‍त्री शिक्षा एव समाज कल्याण के क्षेत्र मे भी श्रापकी उपलब्धियां इलाघनीय 
हैं। भीलवाड़ा मे वालिका शिक्षा के क्षेत्र मे महिला श्राश्षम का विशिष्ट स्थान है तथा 
आप उसकी मन्त्री है, इस सस्था को साधारण विद्यालय से हायर सैकण्डरी स्तर 
(फला एवं विज्ञान विपयो के साथ) प्रदान करने में आपका पूर्णो सहयोग रहा है। यह 
संस्था भ्रव स्त्री थिक्षा बाल कल्याण एव ग्रामोद्योग के क्षेत्र मे श्रपने ढग से बढ रही है 
तथा इस सबके पीछे आपकी सूभवूक, लगन एवं श्रध्यवसाय है । 
श्रीमती माथुर एक सरल हृदय महिला हैं, किन्तु इस सरलता के बीच श्राप 
राजनीति की कई पेचीदगियों को हल करने में सक्षम हैँ । कठिनाइयों मे कभी विचलित 
सही होता झापका प्रधान गुण है । श्राप उस दिन की प्रतीक्षा मे है जब देश से शोपण 


यज्योगाथा माणिक्यलाल वर्मा ३२६ 


एवं ग्रसमानता समाप्त होगी तथा देश में सच्चे अर्थों मे समाजवाद की स्थापना होगी । 
यह भावना आपको श्रपने पिता से विरासत में मिली है। 


श्रीमती सत्यवत्ती का जीवन परिचत 


वर्माजी की तीसरी पुत्री श्रीमती सत्यवती ने श्रपने सस्मरण लिख भेजे थे जिन्हें 
ज्यो का त्यो यहां दे रहा हूं . 

“जन्म ३० जुलाई १६३० मे बिजोल्यां कस्वे मे हुआ । बचपन हमारा किन 
कठिनाइयों मे व्यतीत हुआ इसका हमे स्मरण नही । ड्ू गरपुर की निर्वासित अवस्था में 
हमारा सम्पर्क वहां की भील जाति से हुआ । वे ही हमारे पडोसी थे । वचपन में हमारी 
शिक्षा हमारे पिताजी द्वारा स्थापित पाठशाला में ही हुई । पितानी का दिन भर काम 
गांव में जा जा कर अपने उन्ही की भाषा मे दिए गए भाषण तथा गानों से गाववालों 
में देश के प्रति जागहूकता पेदा करना था । 

सामाजिक कूरितियों पर भी उनके श्रच्छे गाने बनाये हुए थे। उदयपुर में 
पिताजी को वार-वार पुलिस द्वारा पकड कर ले जाना हमे याद है पर हम घवबराते नही 
थे हममे जोश पैदा होता था । उनका अ्रधिकतर समय जेलो में ही व्यतीत हुआझ्ना । 
हमारी पढाई की अ्रच्छी व्यवस्था के लिए वनस्थली विद्यापी5ठ भेज दिया गया। बहा 
पर हमने ८वी कक्षा तक अध्ययन किया | 

१६४२ में हम वनस्थली से आ गए और उदयपुर मे रहकर एम ए. किया। 
१९५३ में मेरा विवाह हो गया । मेरे पति राजस्थान विद्युत मण्डल मे श्रधिशासी श्रभियता 
है। मै यहां नरेन्द्र वी दुलंभजी बालमन्दिर की प्रधानाध्यापिका हू । पिताजी की देश 
के प्रति प्रास्था तथा उसके लिए उनके द्वारा दी जाने वाली कुर्बानियों ने हमारे मन में 
भी देश को प्राथमिकता दी। ईमानदारी से कार्य किये जाझ्रो यही हमारे पिताजी की 
दिक्षा है । 

श्रीसती सुमित्रा पंडित 


श्रीमती सुमित्रा पडित वर्माजी की चौथी पुत्री है। उनका जन्म १६३१ में 
बिजोल्यां के समीप उमाजी के खेड़ा गांव में हुआ था । यह वहीं गाव है जहां कि वर्माजी 
ते ठिकाने की नौकरी छोडकर पथिकजी की प्रेरणा से देशसेवा का श्राजन्म ब्रत लेकर 
पाठंशाला चलाई थी झऔर बिजोल्या श्रादोलन का सचालन किया था। उनका बालकपन 
उस समय व्यतीत हुआ, जब वर्माजी बिजोल्यां आदोलन, भील सेवाकार्य (ट्रगरपुर) 
सथा बाद को प्रजामडल मे जुटे हुए थे। अ्रस्तु उनका वालकपन अभावों पौर कष्टो में 
ब्यतीत हुआ । 

वर्माजी ने उन्हे शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापी5ठ भेज दिया परन्तु साधनों 
के श्रभाव से उदयपुर के राजकीय कन्या स्कूल मे प्रवेश दिलाकर कुछ वर्षों वाद उदयपुर 
बुला लिया । श्रीमती सुमित्रा पडित आरम्भ से ही कुशाग्न बुद्धि, मेघावी थी। हाई 
हकूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ते महाराणा भूपाल कालेज छद्यपुर में विश्याष्ययत्त के लिए 


38... 


॥. 


३३० पशोगाया माणिकयलाल पधैर्मा 


प्राई । उस समय तक उदयपुर मे कोई कन्या महाविद्यालय नहीं था। इनकी माता 
श्रोमती नारायणी देवी वर्मा को, उन्हे लडको के कालेज में भेजने मे थोड़ी हिंचक थीं 
लेखक उसी वर्ष महाराणा भूपाल कालेज का आाचाये होकर उदयपुर श्राया तो उन्होने 
उनका प्रवेश कालेज मे करा दिया । 


जब वे कालेज मे अ्रध्ययन कर रही थी उस समव वर्माजी पूर्व राजस्थान के 
मुख्य मन्त्री थे परन्तु उनमे इस बात का लेशमात्र भी श्रहकार नही था । एक दिन भी 
वे मुख्य मन्त्री की श्रथवा अन्य सरकारी मोटर मे कालेज नही श्राई, | कालेज के लिए जो 
लडकियो की बस थी उसी में वे कालेज श्राती थी। कालेज के सास्क्ृतिक कार्यक्रमों में 
वे सक्रिय भाग लेती थी। शास्त्रीय सगीत मे उनकी अच्छी गति थी। वे कालेज की 
एक मेधावी छात्रा थी । 


बी ए. कर लेने के उपरान्त उनका विवाह जयपुर के श्री चन्द्र प्रकाश पंडित से 
हुआ । श्री पडित ने एक सफल टुग्रिस्ट एजेन्सी 'मयूर एजेन्सी' की स्थापना की थी। 
दुर्भाग्यवश श्रीमती सुमित्रा पडित का दाम्पत्य जीवन अ्रल्पकालीन रहा । उनके पत्ति का 
जनवरी १६६८ में हृदयगति रुक जाने से यकायक स्वर्गवास हो गया। श्रीमती सुमित्रा 
पडित पर वज्ञ प्रहार हुआ | उच पर घर तथा व्यापार का समस्त भार श्रा गया। इस 


भयकर श्राघात को उन्होने जिस धर्य साहस और हढता के साथ सहन किया वह उनके 
हृढ व्यत्तित्व का सूचक है। 


उन्होने केवल अपने दिवगत पति के व्यवसाय को सम्हाला ही नही उसको श्रौर 


श्रधिक विकसित श्रौर उन्तत बनाया। आज वे मयूर यात्री एजेन्सी तथा पडित गैस सविस 
फा सफल सचालन कर रही है । 


श्रीसती शीला भाथुर 


श्रीमती शीला माधुर वर्माजी की पाचवी पुत्री है। उनका जन्म १६४१ में 
कपासन में हुआ । उस समय वर्माजी भेवाड प्रजा मडल का सगठन कार्य करते हुए 
कपासन मे रह रहे थे । शीला की शिक्षा दीक्षा उदयपुर मे हुई । महाराणा भूपाल- 
कालेज, उदग्रपुर से शिक्षा प्राप्त कर उन्होने राजस्थान-विश्वविद्यालम से एम. ए. इतिहास 
की उपाधि प्राम को, आकपेंक व्यक्तित्व श्रौर स्वभाव की अत्यन्त मधुर होने के साथ 
साथ उन्‍हें अपन पिता के सभी गुण उत्कट दैश प्रेम, स्वाभिमान सादगी और चरित्र 


को हढता बिराप्तत में प्राप्त हुए है। उन्तका विवाह राजस्थान सरकार के विद्युत विभाग 
के इन्जीनियर श्री प्रेमनारायण साथुर से हुआा है । 


यशोगाथा माशणिक्यलाल वर्सा ३४९१ 


ल्यास्तज़ी से सनत्म्नेद्र अछ्याय व्छो प्वरिदनिष्व्ट 
वर्माजी के सबध में स्टेटसमेन की टिप्पणी 
स्टेटसमच १४ मई, १६५१ 
व्यास मंत्रिमंडल को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त 
काग्रस में फूट पडने की कोई सम्भावना नही, किशनगढ़ श्रधिवेशन 
का गुभ परिणाम 


राजस्थान काग्रेस मे जो एकता दृष्टिगोचर हुई उसका सारा श्रेय श्री मारिक्य- 
लाल वर्मा को है जो कि सर्वंसम्मति मे काग्रेस के अ्रध्यक्ष चुने गए। उन्तको राजस्थान 
में सभी काग्रेसजन उनकी सेवाझ्नो के कारण श्रद्धा की दृष्टि से देखते है । 


अपने जीवन के प्रारभिक काल में वे एक ठिकानेदार की सेवा मे थे । उन्होने 
उदयपुर राज्य के विजोलिया ठिकाने के किसानो को सत्याग्रह के लिए संगठित करने तथा 
उनका नेतृत्व करने के लिए ठिकाने की नौकरी से त्थाग्र-पत्र दे दिया। राजस्थान का 
हु दावा है कि वह भारत का सर्व प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा ग्रांधी ।ने श्रफ़ीका से 
वापस लौटकर जो देशव्यापी सत्याग्रह छेडा इससे भी पूर्व विजोलिया मे किसान सत्याग्रह 
हुपा। उस सत्याग्रह के फलस्वरूप उस क्षेत्र के क्रिसानों को मृल्यवान श्रधिकार प्राप्त 
हुए थे । किसान सत्याग्रह उनको उनके अधिकार दिलाने मे सफल हुआ । जब से वर्माजी 
को वहा की जनता एक वीर पुरुष के रूप में श्रद्धा करती है। 
पूर्व राजस्थान के मुख्य मत्री की हैसियत से उन्होने पूर्व राजस्थान मे दस 
राज्यों के जागीरदारों के सभी प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व श्रधिकार समाप्त कर 
दिए। हृढ वाम पक्षीय विचार धारा के हाने के कारण नेहरूजी का उन पर गहरा 
विश्वास है। नेहरूजी के श्रतिरिक्त काग्रेस कार्यकर्ता क्रिसान श्रौर मजदूरों को भी उनमे 
गहरी श्रास्था है । वे जान-बूक कर मत्रिमडल मे इस कारण नही गए क्योकि वे राजस्थान 
में श्रागामी चुनावों के लिए काग्रेस को सुसगठित करना चाहते हैं। उन्होने राजस्थान 
बाग्रेस कमेटी के सदस्यों को सबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों मे कहा कि वे जेल जाने की 
पुरानी देश सेवा के उपलक्ष में चुनाव मे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप चुने जाने की आशा न 
करें। अतएव उन्हें जनता के वीच जाना चाहिए औश्औौर उनकी सेवा कर उनके विश्वास 
को प्राप्त करना चाहिए। जो लोग अधिकतम मतदाताझञो का समर्थन प्राप्त कर लेगे वे 
ही काग्रेस के प्रत्याशी चुने जावेगे। 


वे एक हढ़ व्यक्ति थे 


लोकप्रिय होने के साथ हो उनमे हृढ व्यक्ति होने के गुण है वर्तमान मत्रिसडल 
पर उन्होने अपना पूरा प्रभाव स्थापित कर लिया है श्रीर राजस्थान काग्रेस के श्रादेणों 
को मत्रिमच्डल द्वारा क्ियात्वित किए जाने के लिए वे कृत सकहप हैं । उन्होने मुख्य 


] 


मन्‍्त्री को एक पत्र भेजा है जिसमे उन्होने सोलह सूत्री कार्यक्रम दिया है जिसको उनके 
मत्री महल को शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित करना है। उत्त कार्यक्रम मे नीचे लिसे महत्वपूर्स 
विषयो का समावेश किया गया है। फिसानों से अनाज की लेबी, किसानो के अधिकार 
जागीर क्षेत्र मे वन्दोबरत, नियत्रित वरतुश्नो का वितरण, मिली में श्रमिकों के विवाद, 
सरकार द्वारा पेन्शन तथा श्रन्य देय का भुगताल, राजकीय कर्मचारियों में अश्रसतोष, सर- 
कारी तत्र मे से भ्रष्टाचार को हटाना, राजस्थान प्रशासकीय सवा में राजरवान के बाहर 
के लोगो को भरती करने का निपेध, सरकारी तन्‍्त्र द्वारा पूर्व राजस्थान के जागीरदारो 
को दी गई सुविधाओं को सम्पन्न करना, और शाप राजरथान के जांगीरदारो को पूर्व 
राजस्थान के समान अ्रधिकारच्युत करना, पिछड़े तथा आदिवासी वर्गो का उत्थान श्रौर 
जागीरी क्षेत्र मे बन्दोवस्त को लागू करना । 

यह पत्र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मे पढा गया और मुस्यमन्ती से उसका 
उत्तर देने के लिए कहा गया । 

मुख्य मंत्री श्री व्याप्त ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेल को आदवासन दिया कि 
उनका मन्त्रिमन्‍्डल काग्रस द्वारा निर्देषित सुझावों के अनुसार जनता को सुविधाएं प्रदान 
करेगा। उन्होने कहा कि वे उन जागीरदारों के पिरुद्ध कठोर कदम उठायेंगे जो किसानो 
को परेशान करते हैं। सेवाओ्रो के एकराकरण को श्लागे रोक दिया गया है झऔर इससे 
पहले किये गए एकीकरण के सवध मे जो शिकायतें हें उनकी जाच की जावेगी । पूर्व 
राज्य की राजघानियों के महत्व को वे बनाए रखने श्रौर इनके विकास का प्रयत्न 
करेंगे । 

कहने का तात्पय यह है कि मुख्यमन्त्री ने वर्माजी के कार्यक्रम को स्वीकार 
कर लिया । वर्माजी के काग्रेस के अध्यक्ष पद से हुट जाने के उपरान्त मत्रिमडल 
पर सगठतन का प्रभाव क्षीण हो गया । 


८228८३५.०० .... 

क्र | रुती- 5 शा ७+-- 
न क्र 2० श  च 
हु <्े ५ का, कि हक 
की 


। एड | 
ु दल क्र 
कह मी 
रा आर ञ्ञ री 





! 


$३२ ध्रणोगाया मासिकयलाल वर्मा. 


